प्राप्ति स्थान :-- 
२. साहित्य शोध विभाग 


श्री दि० जैन श्र० क्षेत्र श्रीमहावीरजी _ 
महावीर भवन 


सवाई मानसिह हाईवे, जयपुर-३ 


२. मैनेजर श्रीमहावीरजी 
श्रीमहावी रजी (राज) 





संस्करण प्रथम 


१५००० 


जनवरी ७० वीर नि. संवत्‌ २४६६. मूल्य १० रु. 





मुद्रक : 
अजसेरा प्रिटिंग बवर्स 
. घी वालों का रास्ता, जयपुर 
#.. फोन : ७४२५० 


प्रकाशक की ओर से 


जैन हिन्दी साहित्य पर गत १० वर्षों से जो शोध कार्य हुआ है और भ्रव 
उसमें जो गंतिशीलता दिखलाई देने लंगी है वह उसके भविष्य के लिए शुभ 
संकेत है लेकिन जैन हिन्दी संहित्य की विशालता एवं विविधता को देखते हुए 
अभी जितना भी कार्य हुआ है वह एक रूप से सर्वे कार्य के समान .है। इसकी 
गहराई. एवं महत्ता का श्रेंभी मूल्यांकन होना शेष है और इस प्रकार जेन हिन्दी 
साहित्य की खोज , अनुसन्धान, आलोचना एवं उसके सही मुल्यांकन के लिए शोध 


.. कार्यो एवं विद्वानों के लिए. विशाल क्षेत्र पड़ा हुआ है। राजस्थान के जैन ग्रंथ 


. संग्रहालय इस कार्ये की. महत्त्वपूर्ण आधार शिला है । यही कारण है कि जब से 
. श्री महावीर क्षेत्र की ओर से राजस्थान के जन शास्त्र भंडारों की ग्रंथ सूचियों 
के चार भाग, प्रशस्ति संग्रह, एवं प्रद्युम्न, चरित, जिण॒दत्त चरित जैसी हिन्दी की 
श्रादिकालिक कृतियां प्रकांशित हुई हैं तभी से देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 


: - जैन साहित्य के प्रति प्राध्यापकों एवं शोधांथियों में एक नवीन अ्रभिरुचि जाग्रत 


. हुई है व॑ कार्य करने की भावना उत्पन्न होने लगी है । गत ४-५ वर्षो से क्षेत्र के 
साहित्य शोध विभाग में देश-विदेश के शोध छात्र एवं छात्राएं जैन साहित्य के 
विभिन्न भ्रगों पर जितत्नी संख्या में कार्ये .करने के लिए श्रा रहे हैं उससे ज्ञात 
होता है कि जेन साहित्य का परिचय हमारे मन्दिसों एवं ग्रंथ भंडारों की सीमाशों 
को लांघ कर वाहर ञ्राने लगा है और विश्वविद्यालय की भूमि में प्रव्रेश प्राप्त 
करने का प्रयास हो रहा है, । ह हट 


हा जन साहित्य. की गतिशीलता के ऐसे अवसर .पर मुझे 'जन शोध और हा 
समीक्षा” पुस्तक को पाठकों, शोधार्थियों तथा विद्वानों के हाथों-में देते हुए प्रसन्नता 


५४५०७9७-०७७४ कक: 4७४३८ ४0४०४ ५0४ ४33 


: होती है । प्रस्तुत पुस्तक में विद्वात्‌ लेखक ने जेन साहित्य को शोध एवं समीक्षा 
के दोहरे रूप में उपस्थित किया है जो उनके वर्षों के गहन अध्ययन का फल है । 
लेखक दि० जैन कालेज वडौत के हिन्दी विभाग के प्रोफेसर एवं श्रध्यक्ष हैं 
तथा जैन भक्ति काव्य की प्रृष्ठभूमि एवं हिन्दी भक्ति काव्य एवं कवि' के लेखक 
के रूप में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुके हैं । 


प्रस्तुत प्रकाशन श्री महावीर क्षेत्र की ओर से १५ वां प्रकाशन है | इस 
पुस्तक के प्रकाशन के पूर्व १४ महत्वपूर्ण एवं शोधपरक क्ृतियां प्रकाशित हो 
चुकी हैं जिनमें ग्रंथ सूचियों के चार भाग, प्रशस्ति संग्रह, जिशदत्त चरित, प्रद्युम्न 
चरित, हिन्दी पद संग्रह, चम्पाशतक, राजस्थान के जैन संत व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व तथा जैन ग्रंथ भंडारस्‌ इन राजस्थान! के नाम विशेषत: उल्लेखनीय हैं । 
इस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से डा० कस्त्रचन्द कासलीवाल को 'राज- 
स्थान के जेन संत व्यक्तितत्व एवं कृतित्व' पर गोपालदास बरोया पुरस्कार से 
सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार डा० कासलीवाल की-खोज कार्यों में 
गहनता एवं विशेष रुचि के साथ हमारे प्रकांशनों के उच्चस्तरीय स्तर. का भी 
परिचायक है । अप्रकाशित एवं महत्वपूर्ण हिन्दी रचनाश्रों को प्रकाशित करने 
की एक योजना क्षेत्र कमेटी के विचाराधीन है जिसके माध्यम से अनेक हिन्दी 
रचनाओं को प्रकाशित करके शोध छात्रों को इस दिशा में कार्य करने का सुअव- 
सर प्रदान करना है । ; । ४ । 


श्रीमहावीरजी क्षेत्र की प्रवन्धकारिणी कमेटी के अ्रन्तगत गठितः धर्म 
प्रचार समिति साहित्य प्रकाशन के कार्य को गतिशील बनाने के लिए मिरन्तर 
प्रयत्नशील है । उक्त धर्म प्रचार समिति का यह दुर्भाग्य रहा कि इसके संयोजक 
श्री केशरलाल जी श्रजमेरा तथा सदस्य प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान श्री पं० चेनसुख- 
दासजी न्यायतीर्थे का आकस्मिक स्वर्गवास हो जाने से हमारी योजनाश्रों को 
मृत्तेरूप नहीं दिया जा सका । उक्त प्रकाशन में स्व० श्री अजमेरा जी का बहुत 
योगदान रहा है जिसके लिए हम उनके ग्राभारी हैं | पं० चैनसुखदासजी की 
क्षेत्र कमेटी पर सदेव ही महती कृपा रही है श्रीर हमें उनका मार्ग दर्शन मिंलता 
रहा है | वे श्राज नहीं हैं किन्तु उनकी पावन स्थृति हमें प्रकाश व प्रेरणादायक 


होगी । 


इस पुस्तक के प्रकाशन की प्रेरणा हमें पूज्य १०८ सुनि श्री विद्यानन्दजी 
गहाराज के श्राशीर्वाद से मिली जिसके लिए उनके चरणों में हमारी 


कं हलक कफ सा च्ध् जा अभ  # [5 बढ 5०० 7५52 
६ कक की सम पक नम 3 ्मजओ फू नी बिच पट मित्तल # हे कट खो ४ 24 ७०:०० न कम 2 पक ड पल ते 


5 -कृतान्नोंड्जलिया समपित हैं ।. प्रस्तुत पुस्तक में सुनिश्री ने आद्यमिताक्षर लिखने 
: की पूर्रो अनकम्पा की है इसके लिए हम उत्तके चिरक्ृतंश हैं.। पुस्तक के विद्वान 
' लेखंक डा० प्रेमसागर जैन के भी हम आशभारी हैं जिन्होंने ऐसी सुन्दर एवं उपयोगी: 
..: पुस्तक को हमें प्रकाशनार्थ देने कृपा की है'। हम डा० कस्तूरचंन्द कासलीवाल - 
' को भी धन्यवाद दिए विना नहीं रह सकते जिनकी देख-रेख में इस पुस्तक का 
- प्रकाशन हो सका । 


ज्ञानचन्द्र खिन्‍्दूका 
सन्त्री 
प्रवन्धकारिणी कमेटी, 
दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र . 
श्रीमहावीरजी 


आद्यमिताक्षर 


* - “साहित्य! समाज का दर्पण है । समाज की सांस्कृतिक निधियाँ साहित्य 


- के माध्यम से सुरक्षित रहती हैं। जैसे वड़ी-बड़ी कोठियों वाले धर्निक वर्ग मकानों _ 


में उद्यान व लॉन रखते हैं, उसी प्रकार जातियों का इतिहास साहित्य के सुर- 
भित-कानन रखता है। प्राचीन भारत में आज-जैसी प्रशस्त मुद्रण कला नहीं 


. थी। किन्तु तब लोगों का मन साहित्य-मय था। उस समय के टिकाऊ ताड़पत्र 


पर मोती को लजाने वाले श्क्षरों में जो ग्रंथ मिलते हैं; वे आज के युग पर 
उपहास करते हैं और अपनी दुर्दशा पर अश्वु वहाते हैं। घर-घर में ग्रंथों के बंडले 
. रखे हैं, किन्त अ्रपने पूर्वजों से संरक्षित उन ग्रन्थों को आज की नई पीढ़ी कहां 
देखती है ? अपने ही घरों में उनका अविनय किया जा रहा है । जो भक्ति से 
- पाले गये, मूल्य देकर लिपिकारों से लिखंवाये गये, जिनसे परिवार ने पूजा के 
छन्‍्द सीखे-आज वे ही पराये लगने लगे । पूर्वज तो लिखकर चले गये; किन्‍्त ये 
आदर ग्रन्थ भ्रभी जीवित हैं । 


कितने समाज के लोग ग्रन्थ रक्षा के उपाय-चिन्तन में अपना तन-मन और 
घन लगा या लगवा रहे हैं ? कोई उनमें सुवर्ण बनाने की विधि ढूढता है तो 
कोई किसी जरा-व्याधि विनाशक रंसायन की प्रक्रिया खोजता है। यदि श्राज के 
लोगों की अपेक्षित वस्तु उनमें नहीं मिलती तो वे उन हस्तलिखित - हेय लगने 
.. वाले, पैबन्द वेष्टनों में छिपे ताड़पन्न के ग्रन्थों को महत्त्व देने से इन्कार करते 
: - थकते नहीं । इस दृष्टिकोण में परिवर्तेन आना चाहिए, तभी साहित्य की एवं 
प्राचीन ग्रन्थों की रक्षा सम्भव हो सकेगी । स्वाध्याय में रुचि लेता, आत्म-रस 
उत्पन्न करना भी इस दिशा में सहायक है। आदर्श ग्रन्थ-रत्नों के प्रति आदर 

भावना से प्राचीन-साहित्य क्षीण और लोप होने से बचाया जा सकता है । 


पस्वाध्याय' का महत्व सर्व विदित है। स्वाध्याय ज्ञान की उपासना है। 
ज्ञानवान होकर चारित्य का पालन यथाशक्ति करना मानव का कतंव्य-धर्म है । 
' संसार और संसार से परे का ज्ञान-विज्ञान ग्रंथों में संजोया हुआ है । जो प्रतिदिन 
उस ज्ञान में से थोड़ा-थोड़ा भी संचयं करता है, वह श्रीमान्‌, वहुश्नुत, स्व-समयी, 
ज्ञानी और वाग्मी वन जाता है. बूंद-बूंद जल भरे तालाब (थें में थें वें तले 
सांचे--मरांठी ) अर्थात्‌ बूंद-बूंद पानी से तालाब भर जाते हैं। स्वाध्याय का 
नियम लेकर नित्य अध्ययन शील को सम्यग्‌ विद्या की निध्चियाँ मिल जाती हैं । 
स्वाध्याय चित्त को एकाग्र, एतावता आत्म को बलवान बनाता है। पविन्नता 
प्रदान करता है और परिणामों की विशुद्धि करता है। स्वाध्याय रूपी चिन्ता- 
मरिस जिसे मिल जाती है, वह कुबेर के रत्नकोषों को पराजित कर देता है । 
ज्ञान के क्षेत्र में तया उन्मेष और ज्ञान-विज्ञान की खोज में स्वाध्याय ही प्रवल 
कारण है । है 


डॉ० श्री प्रेमसागर जैन का प्रस्तुत “जैन शोध और समीक्षा” ग्रंथ इस 
दिशा में भाषा-शा स्त्रियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा । लेखक ने ग्रन्थ को कई 
प्रकरणों में संजोकर विभिन्न वातों पर प्रकाश डाला है, इससे पाठकों को अनुकूल 
ग्राह्म-सा भग्नी पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगी। इस दिशा में लेखक. और 
श्री महावीर जी क्षेत्र के मंत्री, श्री ज्ञानचन्द्र खिन्दूका तथा प्रबन्धक महोदयों 
का प्रयत्व अनुकरणीय एवं सराहनीय है । 


आशीर्वाद ! 


सुन्ति विद्यानन्द 


भूमिका 


... जैन शोध और समीक्षा' में मेरे १० शोध निबन्ध हैं । मैंने उन्हें समय- 
समय पर लिखा है । शोध सतत प्रवाह है । हम नहीं कह सकते कि हमने जो कुछ 
. लिखा है, वह उतना और वेसा ही है। मैं नहीं चाहता कि .इन निबन्धों की 
मान्यताओं को मील का अ्रन्तिम पत्थर समझा जाये । इन पर अनुसन्धित्सु और 
शोध-खोज करें, यदि कुछ नया ला सकें तो मुझे प्रसन्नता ही होगी । जेन साहित्य 
विपुल है । स्थान-स्थान पर जैन भण्डार हस्तलिखित ग्रन्थों से भरे पड़े हैं । उनको. 

खोजना, पढ़ना फिर उनका सम्पादन और प्रकाशन-सव कुछ परिश्रम-साध्य है । 
. यदि यह हो सके तो भारतीय साहित्य, विश्व में और अधिक गौरवास्पद होगा, 
ऐसा मुझे विश्वास है । ह 


मूल साहित्य की खोज एक बात है और फिर उसे श्राधुनिक समीक्षा और 
तुलनात्मक श्रष्ययन के साथ प्रस्तुत करना दूसरी बात है। जेन सन्दर्भ में दोनों 
काम एक साथ करने होते हैं। ऐसा किये बिना मूल मूल्यवान नहीं वन पाता, 
उसे उचित स्थान नहीं मिलता और वह आदरास्पद होते हुए भी उपेक्षित-सा रह 
जाता है। प्राचीन और मध्यकालीन जेन हिन्दी काव्य, उत्तम कोटि का साहित्य 
है । इसे जिन्होंने पढ़ा है, उसके महत्त्व को स्वीकार करते हैं। उसे केवल धर्म कह 
कर छोड़ा नहीं जा सकता । किन्तु, हो ऐसा ही रहा है। बनारसीदास,. चानत- 
राय, भूधरदास, आनन्दघन आदि अनेक ऐसे जेन कवि हुए, जिन्होंने सामथ्यवान 
हिन्दी साहित्य की रचना की ।. मध्यकाल के अन्य हिन्दी कवियों के साथ उन्हें 
स्थान मिलना ही चाहिए.। ऐसा तभी हो सकता है, जब उनके काव्य की 
: साम॑र्थ्थ और प्रारावत्ता तुलनात्मक अध्ययन और समीक्षा के साथ प्रस्तुत 
की जाये। । 


तुलना से मेरा तात्पर्य खींचतान से नहीं है । निष्पक्षता समीक्षा का प्राण 

है। यदि समीक्षक निष्पक्ष नहीं तो वह समीक्षा एक वर्ग विशेष मे क्षणिक- 
समाहत होकर चक जाती है--सदा के लिये । हमें श्रपती वात एक प्रामाणिक 
पृष्ठभूमि, स्वस्थ दृष्टिकोण और किसी का विरोध किये विना श्रस्तुत करनी 
होगी । आज नहीं तो कल, उसका स्वीकृत हो जाना अनिवाये है। मेरा तात्पये 
तुलनात्मक होने से तो है, किन्तु हिसक होने से नहीं । श्रहिसा ब्रह्म है श्रौर वह 
तुलना के वीच भी हलके सितार की तरह भंकृत होनी ही चाहिए । मैंने अपने 
निवन्धों में भरसक निष्पक्ष रहने का प्रयत्न किया है | 


जैन कवियों के लिखे हुए अनेक महाकाव्य हैं | उनमें धर्म है, उपदेश है, किन्तु 
रसधार भी अल्प नहीं है। किसी धर्म से सम्बन्धित होने मात्र से कोई काव्य 
साहित्य! संज्ञा से वड्चित नहीं हो जाता । रामचरितमानस और 'सूरसागर 
वेष्णवधमं से सम्बद्ध होने पर भी सहृदयों के कण्ठहार रहे हैं। स्थायी साहित्य 
की कोटि में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। कबीर की साखी, शब्द और रमैनी 
उपदेश-प्रधान होते हुए भी काव्य-मय तो हैं ही । उनका काव्यत्त्व असंदिग्ध 
है । जायसी श्रादि सूफी कवि भी अहृष्ट की ओर इशारा करते हुए दाशनिक-से 
तीत होते हैं, किन्तु उनकी भावुकता साहित्य का प्राण है । वसे ही जेनधर्मे से 
निवद्ध होते हुए भी जैन काव्य श्रपनी सावसंकुलता, रसमयता और वाग्विदःर्धता 
के कारण 'साहित्य/ की कसौटी पर भी खरे हैं। रायचन्द का 'सीताचरित्र' एक 
उत्तमकोटि का प्रबन्धकाव्य है। कथानक के सूत्रों का निवन्धन, गतिमयता, 
उसका सहज प्रवाह, तगीने से जड़ा-सा एक-एक चरित्र, सब कुछ स्वाभाविक है 
और महान्‌ । भाषा जेसे भावों की चेरी । शील में खिची-सी, सौन्दर्य की प्रतीक- - 
सी, मन्द-मन्द गामिनी सीता 'सीताचरित्र' की विभूति है। रामचरितमानस की 
सीता भी हु-वहू ऐसी ही है । उसे देख कर महापण्डित राहुल सांकृत्यायन को 
श्रकस्मात्‌ १० वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि स्वयम्भू की याद श्राई। उन्होंने 
विश्वास-पुर्वंक लिखा कि तुलसी बावा ने सीता का यह चित्र 'पउमचरिउ' से 
लिया । उन्हें श्रौर कहीं तन मिला होगा । तुलसी के “नाना पुराण निगमागम- 
सम्मत सूत्र से यह अ्सम्भव भी नहीं लगता । 


स्वयम्भू के 'पउमचरिउ' की अनेक परम्पराएँ हिन्दी में गयीं, ऐसा मै मानता 
हैँ । उसके विधिवत्‌ विश्लेषण की महती झाश्वयकता है, किन्तु वह एक प्रथक्‌ 
निवन्ध का विषय है। यह सच. है कि जैनों का रास-सीता-विषयक्र व्रिपुल साहित्य 
है--भाचीन और मसध्यकालीन विविध भारतीय भाषाओं में । उनका अध्ययन: . 


. - रूचिंकर है,भाव-साम्य को आधार भी । मैने पूज्य मुत्ति श्री विद्यानन्द जी के हे 


: दस कन्नड़ के महाकवि पम्प की 'पम्परामायण' देखी थी । एक .दिन, मुनिश्री ने 
. उसके प्र।सद्ध स्थलों के। रसास्वादन कराया, सभी भाव-विभोर होगये । ऐसा 
' अनुभूति-मय था वह काव्य । मुनिश्वी ने २५ रामायरों का तुलनात्मक. अश्रध्ययन 
. कियां है। उनकी. दृष्टि में तुलसी एक उदारं कवि थे । उन्होंने कहीं से भी 'पउम- 
. चरिउ को अवश्य सुना या पंढ़ा होगा । .. फिर भी, तुलसी में जंसी तन्मयता हैं 

: 'पउमचरिउ' में नहीं । तुलसी भंक्त थे, उनके दिल का रेशा-रेशा राम-मय हो 
गया था | ऐसी तललीनता हिन्दी के किसी कवि में देखने को नहीं मिली। इस 

क्षेत्र में तुलसी अनूठे थे, अद्भुत और अनुपम । वह उनकी अपनी चीज है। 
... न वाल्मीकि को मिली और न स्वयम्भू को । हो सकता है कि कन्नड़ के कवि पम्प 
में वह वात हो । उसके कतिपय स्थलों से मुझे ऐसा लगा । वेसे, पूरे अध्ययन्त के 

- बाद ही प्रामाणिक रूप से कुछ कहा जा सकता है । 


लालचन्द लब्धोदय का 'पदिमनी चरित' मैंने देखा है। उसकी रचना 
. वि० सं० १७०७, चेत्र. शुक्ला १५, शनिवार के दिन पूर्ण हुई थी। कुछ 
घटनाक्रम के अतिरिक्त यह पूरी कथा जायसी के पदुमावत से मिलत्ती-जुलती 
है । इसको भी काल्पनिक और -ऐतिहासिक ऐसे दो भागों में बांदा जा 
. सकता है। काल्पनिक कथान्क में हीरामन तोते का प्रयोग नहीं हुआ है.। 
_रतनसेन ने अन्य उपायों से पदिमनी. के सौन्दर्य को सुना है। रतनसेन की 
'रांती का नाम भी नागमती न होकर प्रभावती है । यहाँ ऐसा नहीं है कि 
. पंद्िमनी कां सौन्दर्य सुनते ही वह वियोगी वन निकल पड़ा । बादशाह 
अलाउद्दीन को कंकंण - दिखाकर -कंकंणंवांली की अ्गाध रूप-राशि का 
श्रनुमान भी यहाँ नहीं करवाया गया है । एक बार, राजा ने अच्छा भोजन न 
बनने की शिकायत को, जिस पर प्रभावती ने क्रोधित होकर पदिमिनी नारी के 
साथ विवाह करने की बात कंही, जो स्वादिष्ट भोजन बनाने में निपुरा हुआ 

. करती हैं। राजा ने भी ऐसी नारी को प्राप्त कर प्रभावती के गुमान को नष्ट 
. करने की प्रतिज्ञा की । वह औघड़नाथ सिद्ध की कृपा से भयानक संमुद्रों को पार 
करता हुआ सिंहल में पहुँचा, और वहाँ के राजा को श्रपनी वीरता से प्रसन्न केर 
उसकी पुत्री पदमावती के साथ विवाह कर, छह माह. के बाद चित्तौड़गढ़ में 


- वापस आगया । इसी भांति अ्लाउद्दीन पदुमावती का नख-शिख वर्सन सुन, उसे 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हुआ । 


कथानक में कल्पनाएं तो हैं, किन्तु उनमें वेसी असम्भवनीयता नहीं झा. 

पाई है, जैसी कि पदमावत में पाई जाती है । यह कथानक मानव-जीवन के - 
ग्रधिक निकट है । भाषा सशक्त और सजीव है । उसमें गतिमयता है । स्वाभा- 
विकता और सहजता है। भाव और अनुभूतियों के अनेक चित्र हैं । कवि में 
चित्राद्भुन की शक्ति है । वीच-बीच में अध्यात्म की सहज हिलोरे हैं, जो कथानक 
के सम्बन्ध-निर्वाह में अटकाव नहीं डालतीं । प्रेम का स्पन्दन है, वीरता का 
उत्साह और अध्यात्म की पावनता । कहीं किसी धर्म के प्रति आग्रह नहीं, हुठ 
नहीं । सव कुछ काव्यमय है । पद्मावत्त के साथ उसका श्रध्ययन् विद्वानों को 
रुचेगा, ऐसा मुझे विश्वास है । ह 


भूधरदास का पाश्व॑ंपुराण महाकाव्य है। इसकी रचना वि० सं० 
१७८६, आषाढ़ सुदी ५ को आगरा में पूर्णा हुई । इसमें € अधिकार हैं। भगवान 
पाश्व॑नाथ की जन्म से ही नहीं, किन्तु पूर्वभवों से लेकर निर्वाण-पर्यच्त की कथा है। 
सम्बन्ध निर्वाह है-कहीं शिथिलता नहीं । अवान्तरकथाए' मुख्यकथा की पुष्टि 
और अभिवृद्धि करती हैं। नायक क्षत्रिय राजकुमार और तीर्थ कर है | शान्‍्तरस 
की प्रधानता है, और वेसे अन्य रसों का भी उपयुक्त समावेश हुआ है। दोहा- 
चोपाई का बहुत अधिक प्रयोग है । कहीं-कहीं सोरठा और छप्पय भी श्राये हैं । 
विविध प्राकृत हृश्यों का चित्रण है | प्रारम्भ और अच्त में मंगलाचरण है । इस 
भांति महाकाव्य के सभी लक्षण इसमें वत्तेमान हैं । यद्यपि यह अ्रपश्रंश के वीर 
कर्तरि के 'जम्वू स्वामीचरिउ' और हरिभद्र के 'शेमिणाह चरिउ' की भांति ही 
परम्परानुमोदित है, किन्तु फिर भी मन उसे मौलिक कहना चाहता है। मन की 
यह चाहना अकारणिक और निरेन्ध नहीं है। पाश्वेपुराण की अ्रवान्तरकथाश्रों 
की रसमयता, घटनाओं को चित्रोपमता, उपमा और उल्पेक्षाओं की सजीवता, 
उसे अन्तस्थल तक उतारने में समर्थ हैं। कोई सहृदय पाठक उसके काव्यरस में 
वृड़े बिना नहीं रह सकता। प्रसादग्रु ण॒ भूधरदास में जेसा पूत्तिमन्‍्त हुआ, मध्य 
काल के अन्य किसी कवि में नहीं । पाश्वपुराण तो उसका प्रतीक ही हैं। आज 
से वर्षों पूर्व हिन्दी के समर्थ समीक्षक पं० नाथूराम प्रेमी ने इसे हिन्दी का उच्च- 
कोर्टि का काव्य कहा था। आज उसके पुनः सम्पादन और प्रकाशन की 
आवश्यकता है । 


मध्यकालीन हिन्दी में अनेक चरित काव्यों का निर्माण हुआ | उमेमें 
कुछ प्रवन्ध काव्य थे और छुछ खण्डकाव्य | यद्यपि उनकी संज्ञा 'चरित' या 
“चरिउ' थी, किन्तु उन्तके कथासूत्र संगुस्फित और काव्य-सौष्ठव मनोरम था । 


क भाषा परिमाजित और भाव कथानुग्राही । उनमें कवि सधारु (वि. सं. १४११) 


. : क्े प्रद्म सतचरिंत्र का सम्पादन और प्रकाशन महावीर भवन, जयपुर से हो चुका 


है । इंसमें भगवान कृष्ण के पुत्र प्रदुम्त की जीवन-गाथा है| प्रद्य म्त कामदेव- 
जैसे रूप-सम्पन्न थे । उनका जीवन घटना-बहुल और वीरता-सम्पन्न था। डॉ० 
ऋस्त्रचन्द कासलीवाल ने पं० रामचन्द्र शुक्ल की परिभाषा के श्राधार पर, इसे 
प्रतन्ध काव्य सिद्ध किया. है। उनका कथन. है, “प्रद्यम्त चरित्र में पं० रामचन्द्र 
. शुबल का प्रबन्ध काव्य वाला लक्षण ठीक वेठता है । इसमें घटनाओं का शू खला- 
वद्ध क्रम है, नाना भावों का रसात्मक . भ्रनुभव कराने वाले प्रसंगोंका समावेश 

है । .इन सबके अतिरिक्त यह काव्य श्रोताश्रों के हृदय में रसात्मक तरंगें उठाने 


. . में भी समर्थ है। इसलिये प्रद्य म्न चरित्र को निश्चित रूप से प्रवन्ध काव्य कहा 


जा सकता है ।” किन्तु डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने इसे 'चउपई छन्दों को एक 
- सतंसनई' कहा है ।* शायद उनका कथन -इसके चडपई छन्‍्दों की ७०१ संख्या 
पर आधृत है। मेरी दृष्टि में, चरित काव्यो की श्रपती एक परम्परा और शैली 
थी । भले ही वह संस्कृत आचायों के द्वारा निरूपित प्रवन्ध काव्यों की वाह्य- 
रूपता से तालमेल न बैठा पाती हो, किन्तु उन्तका अन्तः वेसा ही था, जैसा कि 
प्रबन्ध काव्यों का होता है | अर्थात्‌, उनमें चरितनायक के पूर्ण जीवन का संबंध- 
निर्वाह होता है और रस-परिपाक भी । श्रतः उन्हें प्रवन्‍न्ध काव्य कहने में छन्दों 
की सख्या वाधंक नहीं हो पाती । 


- इस दृष्टि से हम ईश्वरसूरि के ललितांगचरित्र, ब्रह्मरायमल्ल के 'श्रीपाल 

रास' शोर महाकवि परिमल्‍्ल के “श्रीपालचरित्र' को भी प्रवन्ध काव्य कह सकते 
हैं। भाषा, काव्य-सौंषप्ठव, प्रवन्धात्मकता, रसात्मकता, और प्रकृति-निरूपण 
आदि दृष्टियों से उन्हें हिन्दी-साहित्य का गौरव कहा जा सकता है। ये तीनों 
काव्य किसी संस्कृत या प्राकृत काव्य के अनुवाद नहीं हैं। उनमें पर्याप्त मौलि- 
कता है श्लोर भाषा का अपना रूप, अपनी विधा और प्रस्तुतीकरण का अपना 
ढंग । उनका कथानक पुराणों से लियो गया है। किन्तु इतने मात्र से कोई 
काव्य वासा नहीं हो जाता । कथानकों के लिये तो आज भी अनेकानेक साहित्य- 
- कार पुराणों के ऋणी हैं ।. कथानक को आगे बढ़ाना और उसे लक्ष्य तक पहुँचा 


. - देने का श्रपना तरीका होता है, जिसमें वह स्वयं और उसका युग भिदा रहता 


है । इसी भांति चरित्र-चित्रण में परिवर्तत भी स्वाभाविक है। ईश्वर सूरि, 


१. प्रचुम्न चरित्र, महावीर भंवन, जयपुर, सन्‌ १६६०, प्रस्तावना, पृ० ३३ । 
२. देखिए वही, प्रावकथन, पृ० ५। 


ब्रह्म रायमलल्‍ल और परिमल्‍ल तीनों ही जन्म-जात कवि थे, वहुश्रुत और प्रतिभा-... द 


वानु । उन्होंने कथानक के पद्ठ पर, भावों के नाना चित्र, राग और विराग की _ ही, 


तुलिका से खींचे । वे अनुठे चित्रकार थे। जीवन के घात-प्रतिघात और श्रध्यात्म 


का शाश्वत, शान्त, ज्योतिवन्त चेतन, उन चित्रों से जेसे आज भी फ्ांक-मकांक .. 


कर, विश्व के भूले-भटके मानवों से कुछ कहना चाहता है। भारतीय वबाडः मय ' 
के ये पृष्ठ, जिन पर स्थल और सूक्ष्म का समन्वय ऐसे सहज ढंग से उकेरा गया.. 
हो, और कहीं प्राप्त नहीं होते। इनके अतिरिक्त, मालकवि का भोजप्रवन्ध, 
रामचन्द्र का जम्बूचरित्र, कवि जोधराज का प्रीतंकरचरित्र और जिनचन्द्र का. 
विक्रमचरित्र भी १८वीं शताब्दी की उल्लेखनीय रचनायें हैं । 


खण्ड काव्यों में मानव का खण्ड जीवन ही श्र कित रहता है। खंड-जीवन 
का अर्थ है--जीवन का एक हिस्सा, पूर्णा जीवन नहीं । अ्रवशिष्ट सब कुछ प्रबंध- 
काव्य - जेसा ही होता है । नेमि-राजुल को लेकर ऐसे काव्यों का अधिकाधिक. 
निर्माण हुआ । इस सन्दर्भ में मध्ययुगीन जेन हिन्दी के कवि राजशेखरसूरि का 
नेमिनाथ फागु' एक सुन्दर रचना है। हृश्यों को चित्रित करने में कवि निपुरा 
प्रतीत होता है। विवाह के लिए सजी राजुल के चित्र में सजीवता है। शील- 
सौन्दर्य से सनी राजुल भारतीय नारी की प्रतीक है। नेमिनाथ तोरण-द्वार से 
वापस लौट गये । पशुओं के करुण-क्रन्दत को सुनकर उन्होंने अपने सारथी से 
पुछा--यह क्या है ? सारथी ने कहा--“आ्रापके विवाह में भोज्य-पदार्थ बनने के 
के लिए इन्हें काटा जायेगा ? वह करुणा का एक ऐसा क्षण था, जिससे विग- 
लित हो उन्होंने विवाह के स्थान पर दीक्षा ले ली। फिर राजुल का विलाप, 
नेमिनाथ को ही पति मानकर ऐसा विरह॒ जो भगवान्‌ किसी को न दे, प्रारम्भ 
हुआ । रोमाञ्च के क्षण आते-आते रुक गये और एक जीवन-व्यापी विरह शुरू 
हो गंया । उसने राजीमती के प्रेम को भर भी पुष्ट बनाया। वह दीवानी 
विरह के माध्यम से नेमिनाथ के साथ एकमेकता स्थापित कर सकी । कंसा 
विरह था वह और कंसा प्रेम, किसी राधा से कम नहीं । हिन्दी के जैन खण्ड 
काव्य उन्तकी रोमाञ्चकता और सरसता से श्रोतप्रोत हैं। ऐसे काव्यों में 
विनयचन्द्र सूरि की 'नेमिनाथ चतुष्पदी', कवि ठकुरसी की नेमिप्तुर की बेलि 
विनोदी लाल का 'नेमिनाथ विवाह', अजयराज पाटणी- का- नेमिनाथ चरित्र 
ओर मनरंगलाल की ननेमिचन्द्रिका' प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। नेमिचन्द्रिका में 
वात्सल्य, करुणा औरः विप्रलम्भ का सुन्दर समन्वय हुआ है। यमक, उंत्प्रक्षा, 
उपमा और रूपक स्वाभाविक ढंग से ही काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। दोहा, 


- सोरठा, चौपाई, भुजंगप्रयात आदि छन्दों का सफल प्रयोग है । ऐसा प्रत्तीत होता. 
. है कि कवि भाव श्र भाषा दोनों का सफल चितेरा था । हट 


केवल नेमि-राजुल पर ही नहीं, श्रपितु अन्य कथाओं का श्राश्रय लेकर भी 
अनेक खण्ड काव्यों का निर्माण हुआ । १७वीं शताव्दी के कवि पं० भगवतीदास 
की 'लघुसीतासतु” एक अ्रच्छी रचना है । इसमें सीता और मनन्‍्दोदरी के संवादों 
के माध्यम से रावण और मन्दोदरी. के मानसिक श्रन्तद्व न्द्न का चित्रण है। 
भाषा श्रौर भाव दोनों ही उत्तम कोटि के हैं । ब्रह्म रायमलल का 'हनुमच्चरित्र' 
भी इस दिशा की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है । इसमें वीररस-परक जीवन का चित्रण 
है । उनके पिता पवनञझजय ओर माता अ्रन्‍्जना जेन धर्मानुयायी थे। हनुमान 
. गर्भ में ही थे कि सास ने एक अ्म-पूर्ण सन्देह के कारण अज्जना को घर से 
. निकाल दिया | एक कठोर और त्तिरस्कृत जीवन विताया अ्रझ्जना ने। करुणा 
जैसे साक्षातु हो उठी । सती, पति-निष्ठा, गर्भभारालसा वह एक अनन्‍्य भक्ति के 
साथ दिन विताती रही । कवि ने उसके विरह का मार्भिक चित्र खींचा है । इसी 
वीच हनुमान का जन्म और लालन-पालन हुश्ना फिर, पति-पत्नी का मिलन। 
संयोगावस्था, किन्तु श्रव योवन की वाढ़ चुक गई थी | यह शरद ऋतु थी, तो 
हनुमान ने राम की जे-जै के गीत गाये । ऐसा सरस खण्ड काव्य मध्यकालीन 
हिन्दी में हूढे भी नहीं मिलेगा। महानन्द. के “अ्रञ्जनासुन्दरीरास” में भी 
_अञ्जना के विरह का सजीव चित्रण हुआ है । कथा के बीच से उभरा यह विरह 
हार में इन्द्रमरि-सा प्रतिमासित होता है । 


' हेमरत्नसूरि की 'पद्मिनी चौपई” सौन्दर्य और प्रेम के रंगों से बनी थी । 
कवि सीन्दर्य के नाना चित्रों को प्रेम की तुलिका से खींचता गया है। पढ़ कर 
पाठक विभोर हुए बिता नहीं रहता । उसमें मादकता है, किन्तु सात्विकता भी 
कम नहीं, उसमें जलाने की ताकत है, किन्तु शीतलता भी अल्प नहीं, उसमें 
विरह है, किन्तु संयोग के क्षण भी भुलाये नहीं जा सकते । पद्िमनी का वह रूप, 
... वह विरह, बह संयोग भुलाये नहीं भूंलता, हटाये नहीं हटता, जैसे सदा-सदा के 
. लिए खिंच के रह गया हो. 5 0) 38 ६ “डरने 


. हिन्दी का मध्यकाल रूपकों का युग था। कोई ऐसा भक्त कवि नहीं, 

, जिसने अपने भावों को अ्रभिव्यक्त करने के लिए रूपकों का सहारा न लिया हो । 
_- क्‍या सूरदास, क्या तुलसीदास श्रौर वंया कबीर दास | जैन कवियों ने भी उसी 
साध्यस को भ्रपनाया । उत्में. एक विशेषता थी कि उनकी अनेक क्ृतियाँ समूचे 


रूप में 'हूपक' हैं, जव॒कि सूरदास श्रादि के पृथक्‌-पुथक्‌ पदों में तो रूपक हैं, 
किन्तु उनकी कोई ऐसी रचना नहीं, जिसमें समूचे रूप में 'रूपक' संज्ञा: दी जा 
सके | जैनों में यह परम्परा पहले से थी। ञ्राध्यात्मिकता और ज्ञान-बहुला भक्ति 
उसका मुख्य आधार था। जन हिन्दी में पाण्डे जिनदास का 'मालीरासो', 
उदयराज जती का “ैद्यवविरहिणी प्रवन्ध', कवि सुन्दर दास का “धर्म सहेली", 
पाण्डे रूपचन्द का 'खटोलना गीत', हर्षकीति का “कर्म हिंण्डोलना', छीहल का 
'पंच सहेली गीत' और 'पंथी गीत', वनारसीदास का “मांभा', 'तिरह कोठिया', 
भव-सिन्धु चतुर्देशी', अ्रध्यात्महिण्डोलना', अजयराज का “चरखा चउपई एवं 
'शिवरमणी विवाह! और भेय्या भगवतीदास का चेतन कर्मचरित्र', “मधुविन्दुक 
चउपई' और 'सुआ वत्तीसी' प्रसिद्ध रूपक काव्य है। कवि बनारसीदास का 
नाटक समयसार' एक उत्तम रूपक है। उसमें सात तत्त्व भ्रभिनय करते हैं । 
जीव नायक और अजीव प्रतिनायक है | ऐसी सरस कृति हिन्दी के भक्ति काव्य 
को एक अनुठो देन है । बहुत समय पूर्व, इसका एक अच्छा सम्पादन तथा प्रका- 
शन पं० नाथूराम प्रेमी ने क्या था। श्रव उपलब्ध नहीं होता | उसके नये 
सम्पादन और प्रकाशन की महती ग्रावश्यकता है। इनके श्रतिरिक्त, फायु', 
'वेलि' और “चुनडी' ऐसी कृतियाँ हैं, जो सम॒चे रूप में रूपक हैं। उनके रचयिता 
क्षमतावान कवि थे । बिलि' काव्य पर तो एक पूरा शोध प्रबन्ध ही रचा जा 
चुका है। फागु श्रोर चूनडी काव्यों पर भी काम हो रहा है| 'फाग्रु काव्य पर तो 
शीघ्र ही शोध ग्रन्थ प्रकाशित होगा । 


सूरसागर की भांति जैन कवियों के पदों में-से एक-एक में भी “रूपक' 
सबन्निहित है । भूधरदास के 'मेरा मन सूवा, जिनपद पींजरे वसि, यार लाव न 
वार रे, 'जगत जन जूवा हारि चले', “चरखा चलता नाहीं, चरखा हुआ पुराना'*, 
द्यानतराय के 'परमगुरु वरसत ज्ञान फरी?, 'ज्ञान सरोवर सोई हो भविजन', 
भय्या के 'कायानगरी जीवनूप, श्रष्टकर्म श्रति जोर', तथा बनारसीदास के 
'मुलन बेटा जायो रे साधो, घृलन वेटा जायो रे' में रूपकों का सौन्दर्य है। जैन 
कवियों के रूपक अ्धिकांशतया प्रकृति से लिए गए हैं । ग्रत: इनमें सौन्दर्य है और 
शिवत्त्व भी । वे निग्रु निए संतो की भांति कला-हीन भी नहीं हैं। देवाब्रह्म के 
पदों में चेतन श्रौर सुमति की होली से सम्बन्धित अनेक रूपक हैं, जिनके भाव 
अनुभूतिमय हैं तो भाषा निखरे रूप का निदर्शन है। कवि अपने विचारों का 
भावोस्मेष करता हुआ कवित्व के सांचे में ढालता गया है । जगतराम के पदों में 
भी रूपकों की सुन्दर छटा है । उनमें जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करने की पूर्ण 
सामर्थ्य है। कहीं >च पैदा नहीं होती। मन रमता है। श्रंत: और बाह्य 


-: दोनों पक्ष गुलाब की सुगन्धि और सुन्दरता की भांति प्रभावंकारी हैं ।. रस द 
प्रव॒रण हैं । 


.. मंध्यकालीन हिन्दी साहित्य में श्रात्मचंरितों की रचना श्रल्पादपिश्रल्प 
हुई, नहीं के 'वराबर । किन्तु; एक ऐसा आत्मचरिंत है, जिसकी सत्ता और 
साम्थ्य-आज के समीक्षक विद्वान भी स्वींकार करते हैं। उसके रचयिता कवि 
बनारसीदास थे। नाम है अर्धकथानक । श्रात्मचरितों के अधिकारी ज्ञाता 
श्री बनारसीदास चतर्वेदी ने 'अ्र्धक्थानक' को शझ्ादर्श आत्मचरित माना है। 
_ इसका श्रर्थ है कि आत्मकंथी की कसौटी पर वह खरा है। उन्होंने: लिखा है 
“अपने को तटस्थं रख कर अपने सत्कर्मो तथा दुष्कर्मों पर दृष्टि डालना, उनको 
विवेक की तराज पर बावन तोले पाव रत्ती तौलना, सचमुच एक महान कला- 
पूर्ण कार्य है। अर्धकर्थांनक में यह गुण है।”* डा० माताप्रसाद गुप्त ने भी इसका 
अर्धकथा' नाम से सम्पादन किया था और 'साहित्यः परिषद, प्रयागविश्व- 
विद्यालय से उसका प्रकाशन भी हुआ था । उनकी मान्यता है, “कभी-कभी यह 
देखा जाता है कि श्रात्मक्था लिखने व॒ले अपने चंरित्र के कालिमा पूर्ण अ्रंशों पर 
एक शआ्रावरण-सा डाल देते हैं--यदि उन्हें सर्वथा बहिष्कृत नहीं करते--किन्त यह 
दोष प्रस्तुत लेखक में बिलकुल नहीं है ।१” पं० नाथूराम प्रेमी का कथन है 
“इसमें कवि ने अपने गुणों के साथ-साथ दोषों का भी उद्घाटन किया है, और 
सर्वेत्रही सचाई से काम लिया हैं। 3” इस सब से सिद्ध है कि 'अधेकथानक 

' सध्यकाल की एक सशक्त कृति थी । खड़ी बोली की पुठ' वाला यह आत्मचरित 
अत्यधिक आसान भ्रौर रुचिकारक है । न-जाने क्‍यों कॉलिजों के पाठ्यक्रम में 
श्रभी तक, इसको स्थान नंहीं मिला है ? 


.. मध्यकालीन हिन्दी मुक्तक पद काव्य क्षमतावांन है। विविधराग- 
. रागिनियों से समन्वित, वाद्य यन्त्रों पर खरा और श्र्‌ तमधुर । भाव की गहराइयों 
. को लिये हुए । सूरदास के पद काव्य से किसी प्रकार कम नहीं । 


ह  भगवद्भक्ति के क्षेत्र में सूरदास वात्सल्यरस के एकमात्र कंवि भाने जाते 
हैं। तुलंसी ने भी वालक राम पर लिखां, किन्तु वह - महाकाव्य के कथानक के 


१. “हिन्द्री का प्रथम - आत्मचरित', बनारसीदास चतुर्वेदी लिखित, -अनेकांत, वर्ष -६; 
-' “किरण १, पृ० २१ । । । 

२. अर्धकथा, डॉ० माताप्रसाद गुप्त सम्पादित, प्रयाग, भूमिका, -.पृ० १४। 

३.. अ्रधेकथानक, भूमिका, वम्बई, पृ० २२। 


एक अंश की पूत्ति-भर है। सूर का सानी नहीं । किन्तु-जैन कार्यो में वात्सेल्य ' 


भाव के विविध दृश्य उपलब्ध होते हैं । जैन कवियों ने तीर्थंकरों के बाल रूपें का .. 
चित्राद्धुन किया है। इस विषय की प्रसिद्ध रचना है. आ्रादीश्वर फागरु.) उसके... ' 
रचयिता भट्टारक ज्ञानभूषण एक समर्थ कवि थे..ै। द्यानतराय, जगतराम, 


बृूचराज आदि ने भी आदीश्वर की वालदशा का निरूपण किया है| सूरदास का .. 


जितना ध्यान बालक कृष्ण पर जमा, बालिका राधा पर नहीं । बालिकाओं, का 
मनोवैज्ञानिक वन सीता, अ्रझ्जना और राजुल के रूप में, जेन पद काव्यों में 
उपलब्ध होता है। ब्रह्म रायमल्ल के 'ह॒नुमन्त चरित्र' में हनूंमाल के बालरूप का 
ओजस्वी वर्णान है | वह उदात्तता परक है, मधुरता परक नहीं. । जैन कवियों का 
अधिकांश वाल रूप तेजस्विता का निदर्शव है। इससे सिद्ध है कि उसे पर 
श्रीमदभागवत का प्रभाव नहीं था। जन काव्यों में वालरस से सम्बन्धित गर्भ 
और जन्‍्मोत्सव की श्रपनी शैली है । वह उन्हें परम्परा से मिली है ।.इन उत्सवों 
के जैसे चित्र जैन काव्यों भें उपलब्ध होते-हैं, सूरसागर -में नहीं.। सूरदास; . 
जन्मोत्सव के एक दो पदों के बाद ही आगे बढ़ गये । 


सूर का भ्रमरगीत विरहगीत है । कृष्ण के विरह में राधा की वेदना। 
जैन काव्यों की राजुल से मिलती-जुलती है। दोनों के. भावों का सोम्य ह-बहु 
है | विवाह-मण्डप तक आकर बिना विवाह किये ही. नेमीशंवर पशुओ्रों की पुकार 
से द्रवित होकर दीक्षा ले गिरिनार पर चले गये । विवाह-मण्डप में बैठी राजुल 
ने यह सुना तो उसकी अ्सह्य वेदना हृदय की शत-शत्त अश्व्‌ धाराश्रों-में विगलित 
हो उठी । कृष्ण भी राधा को बिना कहे मथुरा चले गये फिर लौटे नहीं । - दोनों 
में श्रदभुत साम्य है | सूर के भ्रमरगीत और विनोदीलाल तथा लक्ष्मीवल्लभ -के . 
वारहमासों' में तुलना का पर्याप्त क्षेत्र है। किन्तु, जहाँ कभी-कभी अ्रमरंगीत 
निगरु णः के खण्डन में दत्तचित्त-सा दिखाई देता है, वहाँ जेन विरंह कांव्यं, नित्तांत 
काव्य की सीसा तकं॑ ही सीमित है । उसमें खंण्डन-मण्डंन - जैसी बांत नहीं है । 
गोपियों के पैने तकों ने ऊधौ--जेसे दार्शनिक को निरुत्तर कर दिया |. काव्य रस 
में यह तकं-प्रवण॒ता कही-कहीं रसाभास उत्पन्न करती है । जैन काव्य उससे बचे 
रहे । जैन कवि राजुल, सीता श्रौर भ्रझ्जना के विरह गीतों तक ही सीमित नहीं . 
रहे, उनका गुरु-विरंह एक मौलिक तत्त्व है-। गुरु के विरह में शिष्य'की बेचैनी 
राजुल से कम नहीं.। दूसरी श्लोर जेंच कवियों ने सुमति को “राधा: केंह्रा-- और 
परमात्मा के विरह में उसकी बेचैनी हिन्दी कोव्य को नेयीं देंने है। इन संन्दर्भो 
में प्रकृतिनिरूपरं। भी स्वाभाविक है। 


सूरदास की भक्ति सखा भाव की भक्ति मानी. जाती है.। सखा भाव के 
कारण ही सूर में श्रोजस्विता है । भेय्या भगवतीदास के “ब्रह्मविलास' में भी 
झ्रोज ही प्रमुख है । यह चेतन इस आत्मा को अपना सखा मानत्ता है, जिसमें 
परमात्मशक्ति मौजद है; किन्तु जो अपने रूप को न पहचान कर इधर-उधर 
बहक गया है । ऐक सच्चे मित्र की भांति यह जीव उसे मीठी फटकार लगाता 
है । जैन कवियों का पदकाव्य इस प्रवृति से श्रोत-प्रोत है । सूर का श्रोज उनके 
मीठे उपालम्भों में खिल उठा है | जेन- कवियों के उपालम्भों में भी वेसी ही 
सामथ्य् है। सुम-प्रभु कहियत दीनदयालु । आपन जाय मुकति -में वेठे हम जु 
रुलत इह जगजाल ।” द्यानतराय का पद है । सूर के स्वर में मिलता-जुलता। 
किन्तु, जहाँ सूर के पदों में श्रन्य देवों के प्रति तीक्ष्णता है, वहाँ भी. जन काव्य 
धीर-गम्भीर बने रहे हैं । | 


. सूरदास श्रौर जेन कवियों के प्रद गेय “काव्य हैं। उत्तमें विविध राग- 
. रागंनियों की संगीतात्मक लय है ।-गेश्व काव्य सदेव लोक से सम्बन्धित रहा है । 

वह लोक काव्य ही-है | प्राकृत और अपभ्रृंश काव्य लोक के सन्निकट रहा है | 

इसमें जन साहित्य की अधिकाधिक रचना हुई । इसके श्रतिरिक्त रासक और 
लोक नाट्य भी जैन मन्दिरों में गाये और खेले जाते थे । उनके निर्माता जैन 
' कवि थे | वहाँ हिन्दी जैन पद काव्य की पूर्व भूमिका प्राप्त हो जाती है । 


हिन्दी के प्रारम्भिक युग का त्ामकरण करते हुए पं० रामचन्द्र शुक्ल ने 

उसे 'वीरगाथा काल' कहा .। इस काल की जितनी रचनाएँ उन्हें प्राप्त हुईं, 
' मुख्यतः.वीररसात्मक थीं । अतः उन्होंने अ्रंपती प्राप्तियों के श्राधारं पर जो नाम 
दिया: गलत.तो.नहीं कहा जा सकता ।. उनके समय -में जैन अन्थ भण्डारों के 
दरंवाजे मजबूती से बन्द थे। .नाथ-सिद्धों की कृतियाँ भी व्यवस्थित नहीं थीं 
जो कुछ उनके सामने आई भी होंगी, . उनका साहित्यिक धरातल कमजोर होगा, 
जिसे उन्होंने त्ोटिस-मात्र. कह कर छोड़ .दिया ॥ -वेसे मेरी. हृष्टि में पं ० शुक्ल 
विचारवान-व्यक्ति थे । यदि उन्हें आज की भांति, हिन्दी के .प्रार॒स्भिक युग की 
_>क्ृतियाँ उपलब्ध हुई होतीं, तो वे उन्हें नकारते तो न । यह भी सम्भव-है कि वे 
फिर इस युग का कूछ भ्ौर ही नाम देते । मैंने श्रपने निबन्ध प्ें इस काल को 
-.आ्रादिकाल' स्वीकार किय्रा है। उस समय, शव गार, वीर श्ौर. शानन्‍्त. तीनों रसे 
 समझ्प से प्रधान थे, एक-दूसरे से न कम और न- बढ़ । वे आदिकाल' में ही खप 
सकते हैं, 'वीरगाथा काल में नहीं, 'सिद्ध-सामंत काल'-में भी नहीं 4 सब-से-पहले 
मिश्रवच्धुश्रों ते-इस युग को. /आद्विकाल कृहा:थो; जिसके औौचित्य को डॉ०दिवेदी 


ने स्वीकार किया । .वहुत कुछ पर्यालोचन के बाद मुझे वह समस्वयकारी लगा 
और मैंने श्रपने निवन्ध में उसे अपनाया है । । 


जैन ग्रन्थ भण्डारों में हिन्दी की महत्त्वपूर्ण कृतियों के होने की सम्भावना : 
डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल ने की थी | उन्होंने का०ना० प्रे० प०, भाग ८ 
पृष्ठ २२० पर लिखा है, “बरार जिला शआकोला के कारंजा शुभस्थानस्थ 
श्री सेनगणीय, वलात्कारगणीय और काष्ठासंघीय जैन भण्डारों में सुरक्षित 
पुराने आचार्यों के ग्रन्थ हैं, जो हिन्दी भाषा का पूर्ण इतिहास, लगातार शंताब्दियों 
की, हिन्दी भाषा, जीवनी और स्वरूप को अपने अंक में छिपाये हुए हैं ।/” 
श्री मोततीलाल मेनारिया ने भी राजस्थानी भाषा और साहित्य' में लिखां, “इस 
युग के साहित्य-सूजन में जैन मतावलम्बियों का हाथ विशेष रहा है।*” महा- 
पण्डित राहुल सांकृत्यायन ने 'हिन्दी काव्य धारा” में इस युग की जेन कृतियों- को 
महत्त्वपूर्ण बताया है। डा० भोलाशंकर व्यास ने :'हिन्दी साहित्य का. वृहत्‌ 
इतिहास' में इस युग की जैन कृतियों को वामिक मांनते हुए भी असाहित्यिक 
नहीं कहा । उन्होने डा० द्विवेदी के इस कथन को स्वीकार किया है कि धामिक 
प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक नहीं समझा जाना 
चाहिए ॥३ 


अव तो केवल कारंजा ही नहीं, समृचे भारत के जन ग्रन्थ भण्डार खुल 
गये हैं। बहुतों की ग्रन्थतालिकाएँ भी वन गई.हैं। किन्तु, हिन्दी के प्रसिद्ध : 
विद्वानों में वहाँ जाने की यत्किडिचत्‌ भी श्रातुरता दृष्टिगोचर नहीं होती | वे 
हिन्दी के मौजूदा इतिहास को स्थायी और प्रामारिकक मान वेठे हैं । भण्डारों की 
शोध-खोज करना, हस्तलिखित प्रतियों का अध्ययन करना और फिर इतिहास 
को संशोधित करता जहाँ परिश्रम-साध्य है, वहाँ वैसी लगने होनी -भी अनिवार्य 
है । लगन नहीं है । आज भी जाने और अनजाने लोगों के अवचेतन में यह भाव 
बेठा हुआ है कि जन ग्रन्थ, जेन धर्म के उपदेश-भर हैं, न उनमें काव्यत्व है और 
न रस-प्रवणता । डा० हिवेदी का यह कथन, “घामिक साहित्य होने मात्र से 
कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती । यदि ऐसा समझा 


१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, -भाग ८, पृष्ठ २२०, पुरानी हिन्दी का जन्मकालं, 
'... काशीप्रसाद -जायसवाल-लिखित ॥ चर 


२. देखिए राजस्थानी भापा और साहित्य, पृ० २१ । इ ह 
ओे. हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग, का० ना० प्र० सभा, काशी पृ० ३७४ । 


जाने लगे तो तुलसीदास का 'राम चरित्मानस' भी साहित्य क्षेत्र में. अविवेच्य हो 
. जायेगा और जांयसी को 'पदमावत भी साहित्य - सीमा. के भीतर नहीं घुस 
.. “सकेगा ।१”--जैसे व्यर्थ-सा होकर रह गया है। 


हिन्दी के प्रादिकाल में जैन साहित्य विशेषतया तीन रूपों में प्राप्त होता 

'है--चरिउठ, रास और फाग्रु । चरिउ और रास में प्रबन्धात्मकता होती है श्रौर 
'किसी-नं-किसी कथा का आधार रहता है । फांगु काव्य नितांत गेय होते हैं, किन्तु 
'उनमें भी कथा-सूचतां तो रहती ही है ।. 'जिशदत्त चरित' हिन्दी के आदिकाल 
की एक प्रसिद्ध रचना है | इसके रचयिता कवि रतलह ने, इसकी रचना वि० सं० 
. १३५४ (सन्‌ १२६७) में की थी। उस समय अ्रलाउद्दीन खिलजी का राज्य था। 
रल्ह का पूरा नाथ राजसिंह था । इनके पिता का बचपन में स्वगेवास हो गया 
था। माता ने पालन-पोषण किया । जिणदत्त की प्रसिद्ध कथा लोक-प्रचलित 
थी। जैन कवि इस कथा को आधार वना कर प्राकृत, संस्कृत श्रौर श्रपश्नंश में 
. भी काव्य रचना करते रहे हैं । अपभ्रृंश के श्रेष्ठ कवि लाखू (लक्ष्मण) की 
. . जिशयत्तकहा' जन समाज में अधिक प्रिय थी। रल्ह ने भी इस कथा को पढ़ा 
था। उन्होंने आदिकालीन हिन्दी में, ५४४ चोपई छन्दों में, इसकी रचना की । 
अब यह ग्रन्थ, महावीरभवन-शोध संस्थान, जयपुर से प्रकाशित हो गया है। 

इसकी भूमिका में डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने लिखा है, “जिणदत्तचरित अपभ्रंश 
 श्रौर हिन्दी के वीच की कड़ी है। अ्रपश्रंश भाषा ने धीरे-धीरे हिन्दी का रूप किस 
प्रकार लिया, यह इस काव्य से अच्छी तरह जाना जा सकता है। इसमें हिन्दी 
. के ठेठ शब्दों का भी प्रयोग हुआ है ।१” एक दूसरे स्थान पर उन्होंने लिखा कि--- 
- “हिन्दी शब्द कोश के विद्वानों को इस काव्य में कितने ही नये शब्द मिलेंगे 
जिनका सम्भवत्‌: अ्रभी तक अन्य काव्यों में उपयोग नहीं हुआ है ।१” यदि ऐसे 
: शब्द व्युत्पत्ति-सहित ग्रन्थ के अन्त में: दे दिये जाते तो पाठक अ्रधिक ,लाभान्वित 
होते। भाषा वेज्ञानिक दृष्टि से भी उनका मूल्यांकन हो पाता । इस ग्रन्थ का एक 
उद्धरंग देखिए--- 


ताह जपइ राय सुन्दरीय ॥ ह 
परऐसिय पाहुणइं जाहि जाहि, मइ तुह निवारिउ . 
तुब पेखि सोहिउ जण्णु, वसहूं सईं जन तु ह जु सारिउ ॥ 


१. हिन्दी साहित्य .का.आदिकाल, विहार-संष्ट्रेभांषा-परिषद , पटना, पृ० ११ ।॥ 
२. जिखदत्त चरित, महादीर सवन, जयपुर, १६६६, भूमिका, पूृ० २३ । 
३. देखिए वही, पृ० रे८-। ह 


एमु भरंतहि रल्ह कइ, गर छाय गई नाइसि-॥ _.. >> 


कथा एक वर बीर कह, निवडइ पहिरइ बइसि ॥२२३॥। 


श्र्थ--तब सुन्दरी (राजकुमारी) कहने लगी--ए- परदेशी पाहुने ! तुम 
यहाँ से जाओ-जाओ 4 मैं तुम्हें मना करती हूँ। तुम्हें देख,कर मेरे पिता _ 
मोहित हो गये हैं भौर एक़ मैं हूँ जो तुम्हें मारते जा रही हूँ. ।.रल्ह “कवि कहता 
है--इस प्रकार कहते-कहंते पर्याप्त रात्रि बीत गई शोर फिर उसने क़हा, हे श्रेष्ठ 
वीर एक कथा कहो जिंससे पहरा बंठे-बेठे (जागते) रात्रि का शेष- प्रहर / निकल 
जावे । 


यह काव्य जिशुदत्त की वीरता और प्रतिभा से अधिक सम्बन्धित है। 
इसमें वीर रस का अ्रच्छा परिपाक हुआ है । शालिभद्वसूरि के भर॒तेश्वर-वाहुबलि 
रास में भी दो भाइयों के युद्ध का वर्णन है। इसमें प्रयुक्त शब्द भी युद्धोपयुक्त हैं.ै 
किद्सु उसका प्रयंवसान स्वाभाविक ढंग से ही शान्तरस में हो गया. है ।. इसकी 
“रचना वि० सं० १२४१ में हुई थी । श्रादिकालीन हिल्द्री का उत्तम निदर्शेन है.॥ 
सप्तक्षेत्रि रास' (वि०्सं० १३२७) और संघपतिसमरा रास (वि०्सं० १३७१) 
भक्ति से सम्बन्धित हैं । इनमें भक्ति रस की प्रमुखता है। मेरुतु ग-कृत. “प्रबन्ध 
चितामरिग' एक ऐतिहासिक ग्रन्थ माना जाता है। श्रव इसका प्रकाशन - मन्ति 
जिनविजय जी के सम्प्रादन में, (सिंघी जन ग्रन्थमाला' से हो चुक़ा है। इसके कई 
प्रवन्धों में यत्र-तत्र ऐसे दोहे विखरे हुए हैं, जिन्हें हम प्राचीन हिन्दी! सहज ही 
.कह सकते हैं । कतिपय दोहे हैं--- 


जा मति पाछइ संपजइ, सा मति पहिली होइ । 
मु जु भणाइ सुणालवइ, विघतन न बेढ़ह कोइ ॥। 


जहइ यहु रावणु जाइयो, दह सुहु इक्कु सरीरु। 
जनतनि वियंध्री चिन्तवइ, कवनु पियाइए खीरु ॥॥ 


मु जु भणाइ मुणालवइ, जुव्वण्णु गयउ न फरि। 
जद सदकर सयरचंड थिय्न, तोड स सीठी घख्ारि।। 


विनग्रच्रच्ध सूरि की निमिताथ चुठ॒पई' नेमि-राजुल परक एक्‌ प्रसिद्ध 
रचना है। इसे, यदि वारहमासा काव्य कहें तो अनुपयुक्त त होगा । इसमें राजुल 
श्रीर सखी के वीच उत्तर ओर प्र॑त्युत्तर के रूप में यह पूर्ण हुई है । इसमें ४० पद्म 


हैं । एक संरस कृति है ।" प्रारम्भिक हिंन्दीं कांव्यों में भ्रन्येतर्म.) माघ का माह 
है । हिंम-राशि मत्त बंन॑ गई है । राजुल कंहती है-हे प्रियं । मुँके अपने समीप 
बुला लो | है स्वामी ! तम्हारे बिना तुथार जले रहां है श्रौरं, कामदेव नये-नरथें 
ढंग से मार रहा है-- 


- झ्ञाह सासि मातइ- हिम-रासि देवि भजय मइ प्रिय लइ पासि। 
तइ विणु, सामिय ! दहुइ तुसार नव-तव सारिहि सारइ सारु ॥२०॥। 


इस पर सखी का कथन है कि तू जो रो रही है, यह सव अरण्य-रुंदन है। 
क्या हाथी कान पकड़ कर काबू में क्रिया जा सकता है। मेरी सखी! तू मुझ पर 
. विश्वास नहीं करंती कि सिद्ध रमणी में अनुरंक्त होकर नेमि चला. गया.। 


इहु सखि-! रोइसि सहु श्ररन्नि, हत्यि कि जामई धरराउ कन्नि। 
तउ न पतीजसि भाहरी माइ ! सिद्धि-रसरि-रतक्तउ-तमि जाउ ॥२११॥। 


- राजुल का उत्तर है-हे सखी ! कांन्‍्त मेरे-हृदय में बस रहां है, फिर तेरी 
. बात पर किस तरह विश्वास करू । यदि नेमि सिद्धि के पांस गया तो क्‍या बुरा 
है। मैं भी उसके साथ जाऊँ, तभी तो उम्रसेंन की पुत्री कहलाऊँगी.। 


कंति वसंतईद हियड़ा-मांहिं, चवांति पहीजं किम हलसांइ" 
सिद्धि जाइ तउ काइंत वीह, सरंसी -जोंउ न. उंग्रसेरा-धीय ॥॥२२॥॥ 


यह साधारण नायक-न्ायिका का वियोग नहीं है। वायक तीथ्थ॑च्भूर है 

' और नायिके भी मोक्षगामिनी है । हम इसे भगवद्विषयक रत्ति मान सकते हैं । 

यह प्रेममूला भक्ति का दृष्टान्त है.। यहाँ भक्ति के नाम पर किसी यौन-वासना 

को प्रश्नय. ने मिल संका, यह ही कारण था ,कि प्रेम के रंगों से बनी होने. पर भी 

भरत, भक्ति ही रही । उसके भीतर से कोई जयदेव या विद्यापति फांक भी 
ने सका। 


शालिभद्ररास १४वीं शताब्दी की प्रसिद्ध रचना है। इसके रचयिता श्री 


राजतिलक गरिए खरतरगच्छीय विद्वान थे। आचार्य जिनप्रवोध सूरि ने, उन्हें 
संवत्‌ १३२२, ज्येष्ठ बदी-€ को, जालौर में वाचनाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित 


१.: देखिए, थार्वंस, गुजराती समा, ग्रन्थावलि ६१, वम्बई ४,.सन्‌ १६५४ . «:- 


किया था। श्री श्रगरचन्द नाहटा का कथन है कि उनकी यह रचना वाचका 
पद प्राप्ति के आस-पास की है । लगभग ४० वर्ष पूर्व यह रास. 'जैनयुग', अंक 5, . 
पृष्ठ ३७० पर; बड़ौदा के लालचन्द भगवानदास के गुजराती अनुवाद के साथ 
प्रकाशित हुआ था । इसके बाद दो हस्तलिंखित प्रतियाँ और प्राप्त हुई.। तीनों. 
गे ध्यान में रखकर श्रब श्री नाहटा जी ने इसका प्रकाशन सम्मेलन पत्रिका, 


भाग ५४५, संख्या १,२ पृष्ठ ५९-६४ पर करवाया है । इसमें ३५ पद्च हैं। जहाँ 


तक भाषा का सम्बन्ध है--इसे परानी हिन्दी निश्चित रूप से. कहा जा 
सकता है । 


पुरानी राजस्थानी, गुजराती और हिन्दी के मूल रूपों. में अन्तर नहीं-था । 
इसलिए उस युग की कुछ कृतियों को राजस्थानी, ग्रुजराती 'शऔर- हिन्दी .तीनों 
साहित्य में स्थान मिला हुआ है । इसमें खींचतान की' बात बिल्कुल नहीं है। 
ग्गरचन्द नाहटा का कथन हृष्टव्य है, “अपभ्र श भाषा से, प्राचीन राजेंस्थानी 
गुजराती और हिन्दी भाषाश्रों का निकास प्रायः समकाल में ही हुआ, इसलिये 
साधारण प्रान्तीय भाषा. भेद के अतिरिक्त इन भाषाओं में बहुत कुछ समानता 
ही थी ।१*” शायद इसी कारण, राजस्थानी के श्रादिंकाव्य ढोलामारू रा दृहा 
को, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ते हेमचन्द्राचार्य के व्याकरंण में प्राप्त दोहों और 
बिहारी सतसई के बीच की कड़ी कहा है ।* 'ढोलामारू रा दृहा' के सम्पादकों 
ने लिख था, “हिन्दी भाषा के आदिकाल की श्रोर हष्टि डालने पर पता लगता 
है' कि हिन्दी के वत्तेमान स्वरूप के निर्माण के पूर्व गाथा और दोहा साहित्य का 
उत्तर भारत की प्राय: सभी देशी भाषाओं में प्रचार था । उस समय की हिन्दी 
ओर राजस्थानी में इतना रूपभेद नहीं हो गया था, जितना आजकल है। यदि 
यह कहा जाये कि वे एक ही थीं तो श्रत्युक्ति नहोगी । उंदाहरणों द्वारा यह 
कथन प्रमारितत किया जा सकता है।”3 इस पर डॉ० द्विवेदी :का मंत है 
“लेकिन राजस्थान के साहित्य का सम्बन्ध सिर्फ हिन्दी से ही नहीं है, एक शोर 
उसका अ्रविच्छेद्य सम्बन्ध हिन्दी साहित्य से है, तो दूसरी ओर उसका घनिष्ठ 
सम्बन्ध गुजराती से है। कभी-कभी एक ही रचना को एक विद्वान प्रानी 
राजस्थानी कहता है तो दूसरा विद्वान उसे जूनी गुजराती कह देता है ।”* इसी 


सम्मेलन पत्रिका, भाग ५५, संख्या १-२, पूंण भू६॥ ४875 आर-2 
हिन्दी साहित्य का आदिकाल*, पटना, पृ० ६ ॥ ी आ आ , : 
वही. पृ० ६ । ; 
नही, बढ हि 5० के हे. अल पर 


पद ुएा ० 


« कारण “शालिभद्वरास” को गुजराती और हिन्दी एक साथ .कहा .जा सकता है। 
इसमें अ्रपश्र श॒ के शब्दों का बाहुल्य है । इस रांस में भगवान महावीर के शिष्य 
_ शालिभद्व का चरित्र निबद्ध है। वह राजगृह के सेठ गोभद्र और भद्रा का इक- 

 लौता पुत्र था । इसकी सम्पत्ति का पारावार नहीं था| श्रे णिक का तो वह नाम 
भी नहीं जानता था । जिस दिन उसे विदित हुआ कि वे उसके राजा और. . 
मालिक हैं, उसने दीक्षा ले ली । अपार धत-सम्पत्ति और वेभव को त्याग दिया । _ 


.. जब सवा-सवा लाख के १६ रत्नकंबलों को महाराज श्रेरणिक भी न 
खरीद सके तो सेठानी भद्रा ने अपने लड़के की ३२ बहुओों के लिये खरीद लिये । 
. आधा-आधा फाड़कर प्रत्येक को पेर पोंछने के लिये दे दिये। इससे सम्बन्धित 
दो पंक्तियाँ देखिये--- हज 3० ० ५ ४९५ 


सयल क बल भट्दा गिहेई । लखु-लखु तीह तरउ मुलु देई । 
भद्दा कंबल सवि फाडेई। भज्जह पाउं छड़य करेई ॥१२॥ - 


| जब राजा को विदित हुआ, तो स्वयं: भद्रा के घर गया । भद्दा ने राजा के 
.  श्राने की सूचना ऊपर महल में भेजी, जहाँ शालिभद्र भ्रपनी पत्नियों के साथ 
विलास-्रीड़ा में निमग्स था। उसने सोचा श्रे णिक किसी किरीयाने का नाम 
: है, किन्तु जब उसे विदित हुआ कि श्रेणिक उसका राजा और मालिक है 
तब उसने अपने बहनोई धन्ना के साथ भगवानः महावीर के पास जाकर दीक्षा 
. लेली। । 


- रयण कंबल रंयेरा कंबल. सब्वि फाडेइ । 
भज्जाह पउछड़इ विहिय मंति वयणेरा जारिउ ॥! 

:- कोऊहलि पूरियठ सालिभद् घरि जाइ सेशिड । 

राया. पह तह श्राइयउ भद्दा सुयह कहेइ । 

- तउ संसार विरत्त्‌ मणु सो सामि बंदेइ ॥२१॥। 


, - आदिकालीन हिन्दी की ऐसी अनेक जैन क्ृतियाँ हैं, जिनमें कोई रचना- 
काल नहीं दिया है श्नौर रचयिताशओ्रों का नाम तो बिल्कूल भी नहीं है | तो, एक 
श्रन्धकार में हाथ मारना पड़ता है। केवल भाषा का सहारा . रहता: है, .वह भी 
बड़ा नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि जैन कवि १४वीं शती के बाद भी श्रपञ्रभ श श्रौर 
- देशजों में रचनाएं करते रहे ।.पं० भगवतीदास का १७वीं शताब्दी में रचा गया 
मृंगांक लेखाचरित' इसका प्रमाण है | ऐसी अनेके क्ृतियाँ हैं । 


एक रचना “जम्बूस्वामी सत्कवस्तु' का परिचय, “डॉ० हरीशंकर शर्मा, 
हरी श॒ ने महावीर जयन्ती स्मारिका, अप्र ल, १६६३ में. दिया है ।? उन्होंते.-इसकी, . 
हस्तलिखित प्रति जैसलमेर की एक स्वाध्यायपुस्तिका में ग्रकिंत बतलायी, - * 
है । वह स्वाध्यायपुस्तिका सं० १४३७ की लिखी .हुई है। इस आधार पर _ 
डॉ० हरीश का अनुमान है कि यह १३वीं शताव्दी की होगी । भाषा .१२वीं 
शताव्दी की होने पर भी, किसी जैन कवि के विषय में यह सुनिश्चित रूप से. 
नहीं कहा जा सकता कि वह रचना उसी शताब्दी में रची गई थी ॥। 


सत्कवस्तु 'वस्तु' छन्द का एक विशेष भेद था । उसके २१ पद्यों में इसका .. 
निर्माण हुआ है । इसमें जेनों के श्रन्तिम केवली जम्वूस्वामी का चरित्र. निबद्ध 
है । इसके पूर्व जम्वृस्वामी के जीवन को आधार बनाकर संस्कृत, प्राकृत और 
अपभ्र श में श्रनेंकानेक काव्यों की रचना हो चुकी थी।- इंसे वह परम्परा प्राप्त . 
हुई | भाषागत सोौन्दये- इसका अपना 'है।- इसके श्रत्तिरिक्त दर्शनं,कथा और 
काव्यत्त्व का श्रच्छा समन्वय हुआ है । कवि.ने एक नारी के नख-शिख का चित्र & 
खींचा है-- ु 


' कुडिल कुतल, कुडिल कुतल चंदसमवयरिण, 

“ खामोयरि हंसगइ कमल नयरि उन्नय पयोहरि, 
सुपमाण वर रूवधर नागसेरि जंपड्ट मणोहरि 
सरिसंगुण संपत नहिं श्रत्यथि न महिला सार। 
सिर्दधाह काररि। कत तुहं खिज्जिम बारह॒वार, 
सुर सुन्दर सुरिगउ सुन्दर हास विलास ॥१२॥। 


इसी प्रकार 'मृगापुत्तकम्‌” नाम॑ की एक कृति का परिचय भी डॉ० हरीश . ' 
ने दिया है। उन्होंने लिखा है, “१३वीं शताब्दी के. उत्तराध में, हिन्दी-की 
इधर एक सुन्दर-सी रचना “मृगापुत्तकंम! उपलब्ध : हुई है 4 यद्यपि विषय की 
हृष्टि से-इसमें अ्रत्यधिक नवीनता नहीं उपलब्ध होती, परन्तु फिर भी, भाषा 
और वर्णन-क्रम की दृष्टि से रचना कं पर्याप्त महत्त्व परिलक्षित होता है। - . 
प्रस्तुत रचना का लेखंक श्रज्ञात है । मूल प्रति प्रभय जैन 'ग्रन्थालय; बीकानेर में 
सुरक्षित है ।” इसकी भाषा १३वीं शताब्दी की-है, इसमें कोई सन्देह नहीं, किन 


१, महावीर जयन्ती स्मारिका, _पं० चनसुखदास न्यायतीर्थ-पम्पादित, राजस्थान जैन सभा 
जयपुर, अप्र ल १६६३, पृ० २३-२५ । 


उपयुक्त बात यहाँ भी कही जा सक्रती है, इसके अतिरिक्त, पुराने कथानक में 


 -  नवीनता खोजनी ओऔचित्य नहीं है । 


दा मुंगावती और उसके पुत्र. की कथा प्राचीन है। उसी को आधार बनाकर . 
. कवि-ें सुन्दर भाव अभिव्यक्त किये हैं । विषय-सुखों में डूबे पुत्र को भ्रकस्मात्‌ 
- पूर्बंभवों का स्मरण होता है श्रोर उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वह 

. . सोचता है कि भोग विष-तुल्य: है । स्त्री-यौवन और लावण्य चपल: हैं, किसी का 
“ साथ नहीं देते । धर्म को छोड़कर औरं कोई गति नहीं है-- 


. भोग भोगविय विस सरिस मस्त श्रदघणा. 
 न्रय गई तिरिय गइ वेयणा कारण। 
जोड जस रेसि जगि जीवु सवि दुह सहद 

... तंजह देह नह भरिणयय खण खरा इकरहुइ ।-. 
.. चपल तणु चपल घणु चपल जुब्वरशा भरो . . 
. चपल लाइन्न जीवीड चंचल तरो 
घनु घर सयणु सह रहइ पृठि. घरे 
जीव एक्‍कलउ जाइ  जस्मंतरे । 
भत्तवि सफलह जिम साहु .मह सुन्दरो 
. विसयसुह नेस परिणाम नह मसरझहरो ॥॥८-१०॥॥ 


.. भाषा सरल श्रोर लयात्मक है। अनुप्रास की छटा और ललित गुण 

. हृष्टव्य हैं| जीवन का अर्थ केवल भोग नहीं है, श्राध्यात्मिकता की ओर बढ़ना 

. ही उसका लक्ष्य है। निवंद इस काव्य-का स्थायी भाव है। संसार की असारता 
पर श्रधिक. वल दिया है । कुल ४२ छंद हैं । हिन्दी के आदिकंाल . की क्ृतियों में 
इसकी गणना होनी हीं चाहिए 


. श्रनेकान्त, वर्ष १३, किरण ४ में, मैंने कविवर रइधू का 'सोहहं' गीत 
देखा था। मेरी दृष्टि में वह प्राचीन हिन्दी की कृति. है। डॉ० राजाराम जैन ने 
रइध्‌ के 'जीवंन श्रौर कृतित्व” पर एक शोध ब्रवन्ध लिखा: है। उसमें उन्होंने 
रइध्‌ का रचना-काल- वि० सं० १४६८-१५३० माना है। इस दृष्टि से वे 
१५वीं-१६वीं शताब्दी के. कवि थे.। डॉ० राजारामजी ने उन्हें भ्रपशञ्नश का 
अन्तिम महंन्‌ कवि सिद्ध किया है। रइध्‌ ने लगभग २३ कृतियों की रचना की । . 
सभी अपश्रंश भाषा में निवद्ध थीं। मेरी दृष्टि में १७वीं शती तक शअ्रपश्रंश में 

' कुछ-न-कूछ लिखा जाता रहां । अप अ्रंश-बहुल पुरानी हिन्दी भी साथ ही चली । 


रइध ने सो5हं' में अपना परिचय देते हुए लिखा- है.. कि-में न.पृण्य हैँ, . 5 | द 
न पाप हैँ, न मान है, न माया हूँ, में श्रलख निरज्जन हूँ, सिद्ध हैँ, विसद्ध हैँ 


और परमानन्द हूँ । में न रूप हूँ, न स्पर्श, न गन्ध श्र न शब्द, न पुरुष हैँ, .. 
न नारी, न बालक हूँ, न बड़ा, न स्वामी हूँ, न दास, तन धनी हूँ: श्रौर न गरीब-। - 


जननी, जनक, पत्र, मित्र और भार्या सहित सम्पूर्ण कृटुम्ब है, किन्तु कोई सहा-. . 
यता करने वाला दिखाई नहीं देता, सव कछ मोह की विडम्बना है। में सम्पूर्ण 
संकल्प-विकल्पों से रहित, सहज रूप, परम श्रतीन्द्रिय, सुख-दुखों में सम श्रौर 


सव विभावों से हीन हैँ | निश्चयनय से विवेचित अपना यह रूप, भाषा की लय... 


में बंधा एक समां उपस्थित कर देता है । पाठक विभोर॑ हुये बिना नहीं रहता । 
पूरा गीत इस प्रकार है-- 


“सौप्हू॑ सोषहह॑ सो5ऊह श्रण्णु न बीयउ कोई । 
पापु न पुण्णु न साणु न साया अ्रलख निरंजंणु सोई। 
सिद्धो१हू सुविसुद्धोंं हो परमानन्द सहाउ । 
देहा भिण्णइ खाणमश्रोहूं सिम्सलु सासय भाउ। 
दंसरा -णाणु चरित्त सिवासों फेडिय भव-भव पासो। 
केवल णशाण गरुणेहि श्रखंडी, लोयालोयपयासो । 
रूपु ण्‌ फासु सा गंधु सर सद्ों चेयरम लक्खणु रिच्चो। 
पुरिसु ण॒ यारि सा बालु ण बृढ़उ जम्तु शा जासु णा मिच्चो 
काय वसंतु वि काय विहीणउ भुजंतो विरा भूजइ। 
सामि रा किकरु ईसु न रंको कम्मु वि एहु मिश्रोजनई॥ 
जरा णी जणरा जि पुत्तू जि मित्त्‌ भामिरि! सयल कुडंबो । 

कोइ न दीसइ तुज्क सहाई एहुजि भोह विडंबों। 

हुउ॑ संकप्प - वियप्प - विवज्जएउ सहज सरूप सलीशंउ। 
परम श्रतींदिय सम-सुख-मं दिस सयल-विभाव-विहीरप उ.।. 

सिद्धहूं सज्किजि कोइस अंतरु खिच्छुयण य “जिय जारी । 

ववहारे बहुभाउ मुर्णिज्जद इस मरिय भ्ावहु. वाणी। 
चित्तरिपरोहडं॑ इदियन॑ तउ भावहि अंतरि. श्रप्पा। 

रइधृ्‌ श्रकलइ कम्सदलेप्पिणु जिमि तुहुँ होहि परमप्पा ॥” 

, अनेकान्त, वर्ष १३, किरण ४ 


रइथू की भांति ही एक महात्मा श्रानन्दतिलक हुए। उन्होंने 'आणंदा 
नाम की एक महत्त्वपूर्ण कृति की रचना की । इसकी हस्तलिखित प्रति आमेर 


.. , शास्त्र भण्डारं, जयपर में मौजद है। दूसरी प्रति, मैंने दिल्‍ली के जेन पंचायती 
* मन्दिर में देखी है.। झव तो शायद उसका प्रकाशन भी. किसी पत्र-पन्निका में हो 
गया है । भाखुंदा में ४४ पद्य हैं। भाषा अ्पश्र श-वहुल होते हुए भी बोलंचाल' 
के शंब्दों से गतिशील बनी है । निश्चित रूप से वह १४वीं शताब्दी की रचना है 
' और रामसिह की विचारं-परम्परा का प्रतीक | आगे, कबीर आदि संत कवियों 
पर उसका प्रभाव देखा जा सकता है। मैने ऐसा “जैन श्रपश्रश का हिन्दी के 
. निगु ण काव्य पर प्रभाव' में दिखाया भी है । यह एक सरस कृति है । ु 


.. . थूलिभहफायु' श्रादिकालीन हिन्दी का गौरवपूर्ण काव्य है । जिनपदुमसूरि 
ने इसकी रचना वि० सं० १४ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की थी । इसमें, कोशा 
(वेश्या) के मादक सौन्दये के परिप्रेक्ष्य में एक अ्रडिग तपस्वी का चित्र है। वह 
' भाषा की सहज तूलिका से और भी जीवन्त बना है। प्रत्येक पाठक किसी जाति 
. और धर्म का हो, किसी देश श्रौर काल का हो, इसे पढ़कर विमृग्ध हो उठेगा, ऐसा 
मुझे विश्वास है। राजशेखर सूरि ने वि०. सं० १४०४५ में नेमिनाथ फाग्रु की . 
- रचना की थी | यह भी एक सामथ्यवान रचना है |. मैंने इसका विवेचन 'हिन्दी 


जैन. भक्तिकाव्य और कवि' में किया है। इसकी प्रशंसा में डॉ० हजारीप्रसाद 


. द्विवेदी का कथन दृष्टव्य है, “जिस प्रकार राधासुधानिधि.में राधा की शोभा 
: के वर्णन में कवित्व है और वह कवित्त्व उपास्यबुद्धि से चालित है, उसी प्रकार 
. 'राजलंदेवी की शोभा में कवि .व है शोर वह उपास्यवुद्धि से चालित भी है । कौन 
कह सकता है कि इस शोभा वर्णन में केवल- घामिक भावना होने के कारण 
वित्त्व नहीं है ।* ३ 


| इस प्रकार पं० रामचन्द्र शुक्ल के तथाकथित “वीरगाथा काल' में वीर 

ही नहीं समरूप से श्यू गार और शान्त रस भी प्रधान थे। अ्रतः केवल 'वीरगाथा 
. काल नितान्‍्त भनुपयुक्त नाम है । इस काल की भाषा, यद्यपि श्रपश्रंश-बहुल थी 
. किन्तु तत्कालीन बोलियों के सम्मिश्रण से एक ऐसी सरस भाषा का जन्म हुआ्ा, 
.. जिसमें विविध चरिउ, रास और फागु तथा मुक्तक गीतों की रचना सम्भव हो 
- सकी । उनको केवल नोटिस-मात्र कहकर नहीं. छोड़ा जा सकता । . 


इसी प्रकार अपभ्रंश के साहित्य निर्माण में भी जेन श्राचार्यों का महत्त्व- 
पूर्ण योग रहा है । इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता ) डॉ० माताप्रसाद ग्रुप्त 


१. हिन्दी साहित्य का श्रादिकाल, पंटना, पू० १९-१३ | 


. का कथन है, “अपञ्रश के साहित्य की श्रीवृद्धि में जेन कृतिकारों का योग असा- 


धारण है| जब श्रपम्रश वोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी श्रौर उसका स्थान 
ग्राधू्निक आ्रार्यभाषाओं ने ले लिया था, उसके बाद भी सांत आश्राठ शतादि 
तक जैन कृतिकारों ने श्रपञश्रश की जो सेवा की, वह भारतीय साहित्य के 
इतिहास में घ्यान देने की वस्तु है" ।” जनेतर कवियों ने भो श्रपंम्नर श में लिखा, 
किन्तु बह उपलब्ध कम ही होता है । वौद्ध सिद्धों की रचनाएँ तो प्राप्त भी हैं । 
इसके श्रतिरिक्त, प्राकृत पंगल' में और श्रन्य जन प्रवन्धों में श्रमेक ऐसे 
उद्धरण हैं, जो जेनेतर कवियों ने लिखे थे। अ्रपश्रंश का समृद्ध साहित्य था | 
वह प्राकृत और आधुनिक श्रार्यभाषाश्रों के मध्य, शताब्दियों तक प्रतिष्ठित बना 
रहा-पहले वोलचाल के रूप में, फिर साहित्यिक पद परं। इधर, जैन ग्रन्थ- 
भण्डारों में पर्याप्त श्रपश्रंश साहित्य मिला है और मिल रहा है। उसके सम्पा 
दित और प्रकाशित होने पर विद्वानों के अनेक भ्रमों का उन्‍्मुलन होगा, ऐसी 
, सम्भावना है । 


'.. प्राकृत व्याकरण लिखते समय पिशेल के पास अश्रपश्रंश की अत्यल्प 
“सामग्री थी। उन्होंने अपने प्राकृत व्याकरण के परिशिप्टर रूप में उपलब्ध 
 अपभ्रश सामग्री को 'मातेरियाल्यन केन्त्रिस, त्यूर अपश्रृंश” के नाम से दिया । 
: इसमें उन्होंने केवल-कालिदास के विक्रमोर्वशीय के कुछ अ्रपश्रृंश पद्य, चंड के 
 प्राकृत व्याकररा में श्राया एक अ्रपश्र श पद्य, हेमचन्द्र शब्दानुशासन में उदाहत 

अपभ्र श के दोहे तथा दशरूपक, ध्वन्यालोक और सरस्वत्तीकण्ठाभरण में समा- 
: हत श्रपश्रंश पद्मों को ही आधार बना पाया था। इससे श्रधिक अ्रपश्रंश साहित्य 
उस समय तक विदित ही नहीं हो सका था | यह कहा जाता था कि श्रपश्रश 
साहित्य लुप्त हो गया है । पिशेल ने इतनी अल्प सामग्री के श्राधार पर, अपभ्रंश 
.के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा, वह आज भी अनुपम है । 


जमेंन के प्रसिद्ध विद्वान डॉ० हरमन याकोबी, सब १६१३-१४ में 
भारतवर्ष में आये । उन्हें जैन शास्त्रों के श्रष्ययन में ख्याति मिल चुकी थी । 
उन्होंने अहमदाबाद के जैन भ्रन्थ भण्डार को टटोला। उन्हें एक जैन साधु के 
पास धनपाल धक्कड़ की भविसयत्तकहा प्राप्त हुईं। एक अन्य जैन साथु के पास 
. उन्हें अपश्रंश का 'नेमिनाथ चरित” भी मिला। वे इन दोनों ग्रन्थों को जन 
९. प्रद्यम्न चरित, पं० चेनसुखदास न्यायतीर्थ सम्पादित, जैन साहित्य शोच संस्थान, 
जयपुर, १६६०, प्रावकथन, डॉ० माताप्रसाद गुप्त लिखित, पृ० ४ । 


5 ह ले गयें।. सन्‌ १६१८ में म्यूनिक की रायल एंकेडेमिंक सोसाइटी से “भविसयंत्त 
: कंहां' का सुसम्पादित संस्केररं प्रकाशित हुआ ). सन्‌ १६९२१ में नेमिनाथ चरित 
की एक अन्‍्त:कंथा--'सुदंसण चेरिए! भी वहाँ से ही प्रकाशित हुईं । 


... बड़ौदा के महाराज संर सयाजीराव गांयकवाड़ प्राचीर्न ग्रंथों की शोध- 
खोज. में अंधिक रुचि लेते थे । उनकी श्राज्ञा से श्री चिमनलाल डाह्याभाई दलाल 
ने पाटण के जैन ग्रन्थ भण्डार का पंरीक्षणं किया और अंपभ्र श के कर्तिपय 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों को खोज निकाला। उनमें सन्देशरासके, चंच्चरी, भावनासार, 
परमात्मप्रकाश, भविसयत्तकहा और: 'पंउमचरिउ” जैसे. प्रसिद्ध ग्रंथ ,भी थे । 
उन्होंने स्वयं भविसयत्तकहा का प्रामारिक सम्पादन प्रारम्भ किया; किन्तु आक* 
स्मिक मृत्यु के कारण डा० गुरंगे ने इस कार्य को सम्पन्न किया-॥ हे 


- भण्डारकर झ्रोरियए्टल इन्सटीट्यूट...की स्थापना. .संत्‌ .१६१८ में. हुई । 
डकन कॉलिज में सुरक्षित प्रतियाँ यहाँ. लाई ग़ई । मुनि जिनविजंयजी ने जन 
ग्रंथों का परीक्षण-किया । उन्हें महत्वपूर्ण श्रपश्न श॒ ग्रन्थों का पता: लगा | पुष्प- 
दनन्‍्त का महापुराण उन्हीं की खोज है। उन्हें. स्वयंम्भू कें. 'पठमचरिउ' और 
हरिवंशपुराण' भी प्राप्त हुये । उन्होंने 'सिंघी जेन ग्रंथमाला' के अन्तर्गत अ्रनेक 
अपश्चंश ग्रन्थों का. सम्पादन किया और प्रकाशन करवाया | उनका समुचा काय 
ऊंची विद्वत्ता का .प्रतीक है'। वे: एक साधक हैं और -श्रव. भी-. साधना में 
-. दत्तचित्त हैं.) . । आप पे ः ह 


.. .. डॉ० हीरालाल जैन ने. बरार के कारंजां-स्थित जैन भण्डारों की शोध 
खोज की और जोइंदु, रामेंसिह तथा कनकामर के अपश्रंश साहिंत्यं को प्रकाश - 
में लाये। स्वयं सम्पादन.. किया. और खोजपूुर्णा भूमिकाएं लिखीं .। अभी 
उनके द्वारा सम्पांदित 'मयण॒प्राजयचरिउ', भारतीय .ज्ञानपीठ, काशी से 
प्रकाशित हुआ है । डॉ० हीरालालजी ने शोध पत्रिकाओं में अपभ्रेश भाषा और 
साहित्य-से सम्बन्धित श्रनेक शोध निबन्ध लिखे, जो .,भ्राज भी-अनुसन्धित्सुझ्रों के 

. मार्गदर्शक हैं ।-इसी समय के. झूयाति-प्राप्त विद्वान्‌ पं०: नाथूराम प्रेमी ने-श्रपने 
त्रमासिंक्‌ पत्र. 'जेन साहित्य संशोधक' में “पष्पदन्त और उनका महाप्राण 

जसे एकाधिक शोध निबन्ध लिखे । उनका संकलन, उन्होंने “जैन साहित्य का 
इतिहास' में किया है । 


अपंश्रंश साहित्य को शोध-खोज के संन्दर्भ में डॉ० एन० “उपाध्ये और 
डॉ० पी० एल० वेद्य ने भी साधना की है। उन्होंने क्रमश: जोइंद के पंरमात्म 


प्रकाश योग़रसार का तथा पुष्पदन्त के महापुराण का आादश सम्पादन किया। - 


उनकी भूमिकाएँ तो शोध निबन्ध ही हैं। इतना परिश्रम श्राज के विद्वान नहीं... 
कर पाते । डॉ० उपाध्ये को मैंने सतत कार्यरत देखा है। . ' 


बौद्धों के अ्रपश्रंश साहित्य को प्रकाशित करने का श्रेय म० म० हरप्रसाद : 


शास्त्री को है। उन्होंने 'बौद्धनान और दूृहा' के द्वारा, बौद्धों को अ्रपश्रेंश 
साहित्य का सर्वप्रथम परिचय कराया । डॉ० शहीदुल्ला और डॉ० बागची ने 
भी बौद्ध अ्रपश्र श॒ साहित्य के सम्पादन में रुचि दिखाई है । 


इधर, राजस्थान के ग्रन्थ भण्डारों की तालिकाए' डॉ० कस्तूरचन्द 
कासलीवाल ने तैयार की हैं । उनका प्रकाशन भी महावीर भवन, जयपुर से हो - 
गया है। उनमें अनेकानेक अ्रपश्र श ग्रन्थों की सूचना है। पं० परमानन्द शास्त्री 
ने 'जन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह” भाग २ में अ्रपश्रंश के प्रसिद्ध ग्रंथों की प्रशस्तियाँ 
और कवियों का परिचय दिया है । ग्रन्थ ठोस और महत्वपूर्ण, है । नागौर के 
ग्रन्थ भण्डार को खोजने, की महती आवश्यकता है। एक बार उसके भट्टारक 
जी से आगरा में भेंट हुई थी । उनके अ्रनुसार इस भण्डार में भ्रपश्रंश की विविध 
कृतियाँ हैं। मैं डॉ० भोलाशंकर व्यास के इस कथन से पूर्ण सहमत हूँ कि. 
“अपभ्र श की असंख्य पुस्तकें आज भी जैन भण्डारों में भरी पड़ी हैं ।”* 


जेन अपभ्र श साहित्य को प्रबन्ध काव्य, खण्ड काव्य, रूपक, रासा, मुक्तक, 
चर्चेरी-आ्रादि.कई भागों में बांटा जा सकता है । उसके पूर्ण परिचय के लिए एक 
पृथक प्रामारिक ग्रन्थ की आवश्यकता है। यह संच है कि कोई स्वतन्त्र नाटके 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। संस्कृत नाटकों में श्रपश्रंश गद्य-पद्य के उद्धरण 
बिखरे मिल जाते हैं । जेन अश्रपञ्र श का कोई स्वतन्त्र गद्य-ग्रंथ भी प्राप्त नहीं 
भ्रा है। कुवलयमालाकहा (उद्योतन सुरि-रचित) में यत्र-तन्न अ्रपश्रंश गय्य मिल 
जाता है । इसके दो शिलालेख भी अपभ्रंश गध में हैं ।* 


विद्वान श्रपश्र श साहित्य का प्रारम्भ वि० सं० ६०० से मानते हैं, जो 
मोटे तौर पर श्रवाध गति से १९०० तक चलंता रहा । यद्यपि वि० सं० १००० 
से प्राचीन हिन्दी युग प्रारम्भ हो गये था, किन्तु वह रही अपश्रंश- बहुल ही । 





१. हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, प्र० भा०, पु० ३३८ । 
२.- रायवहादुर हीरालाल का , इन्सक्रप्शन, ना० प्र० प०, भाग ६, 


४, पृ० ५, दूसरा : 
लेख बम्बई म्युंज़ियम- में सुरक्षित है । ह के 


. यह एक स्पष्ट ढलाव था, जो बोलियों के सम्मिश्रण से, प्रान्तीय भाषाओं का . 
मदाता वना-। राजस्थानी, ग्रुजराती, बंगला,. हिन्दी आदि भाषाओं का इसी. 
भांति जन्म हुआ-। इनके साथ-साथ अ्पश्रंश में भी रचनाएँ होती रहीं, किन्तु उनंको.. 
बहुत अधिक नहीं कह सकते । यह कथन अ्रामंक हैं कि श्रपञ्र श जनों की धार्मिक 
भाषा हो गई थी, इसी कारण वे आधुनिक आर्यभाषाओं के जन्म के वाद भी 
उसमें लिखते रहे। यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि श्रार्यभाषाश्रों का 
प्रारम्भिक साहित्य अंधिकाधिक रूप-में जैन कवियों और आचायों के द्वारा रचा 
गया । चाहे हिन्दी हो, गुजराती या राजस्थानी, उसका प्राचीन साहित्य जन 
साहित्य है। यह एक ऐसा तथ्य है, जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता । 
यद्यपि अ्रपश्रंश साहित्य भी रचा गयां, किन्तु श्रपेक्षाकृत कम । इसका एक कारण 
. ग्रह भी था कि प्राचीन हिन्दी और अपभश्र श में : कोई: विशेष भेद नहीं था | एक 
. ही कवि की, यदिं दो कृतियों में श्रपश्रंश का भ्रधिक पुट होता था, तो'चार में 


... तत्कालीन वोली का अधिक सम्मिश्रण हो जाता था और वह. हिन्दीं या श्रन्य 


-. प्रांतीय भाषा का रूप लें लेती थी | कवि विद्यापति की 'कीतिलता' की श्रपश्रंश 
में गिंना जा सकता है तो पदावली को हिन्दी में । 


« श्रपेश्रंश. लोकभांपा थी । उसमें आ्रांगे चल कर पर्याप्त साहित्य. रचना हुई । 
कुवंलयमाला कहा! के रचयिता उंद्योतनसूरि ने उसकी प्रशंसा में लिखा, “ता 
_ कि अवहंस होहइ ? हूँ त॑ं पि णो जेरे। सक्‍कञ्न-पाय उभय सुद्धासुद्ध पंयसमतरंग 
रंगंतवार्गिरं एव पाउस जलयपवाह पूर पव्वांलिंय गिरिणाइ सरिसंसमं विसम॑ 
परायकुवियपियपणइणी :समुल्लावसरिसं मंणोहरं ॥”* इसका श्रर्थ है, “अ्पश्रंश 
. क्या होती है ? जिसमें दोनों-संस्क्ृत और प्राकृत के श॒द्धाशंद्ध रूप पदों का मिश्रित 
.. रूप पाया जाता है, जो नववर्षाकालीन मेघप्रवाह के पूर द्वांरा प्लावित, गिरि- 
. नदी के वेग समान, सम॑ और विषम होता हुआ भी, प्रण॒यकोप से थुक्त कामिनी 
के वार्तालाप की तरह मनोहर हि ।” स्वयम्भू ने भी 'पठम चरिउ” में लिखा है, 
- “सकक्‍कय-पायय-पुलिणां लंकिय देसी भासा उभय तड़ुज्जल। कवि दुक्कर- 
 घण-सह-सिलायल ॥73 अर्थात्‌ अपश्रृंश- एक न॒दी के समान है, जिसके संस्कृत 
' श्रीर प्राक्ृत दो तट हैं, वह दोनों का स्पर्श करती हुई घनपद-संघटना की चट्टानों - 


१. - अद्युम्न चरित्र, प्रावकथन, डॉ० माताप्रसाद गुप्त लिखित, पृ० ४। 
२. -देखिए 'कुवलयमाला -काहा! । * 
३. देखिए स्वयम्भू का “पठमचरिठ | 


से टकरा कर वहती है । भागे चल कर काव्यशास्त्र-के आचार्यो-रद्रट, राजशेखर, 


पुरुषोत्तम, नमि साधु, हेसचन्द्र श्रादि ने भी श्रपश्नंश को मान्यता दी । 


 अ्रपश्रश की परम्परा हिन्दी को मिली । केवल छन्द श्रीर श्रभिव्य#जना 
के रूप में ही नहीं, अपितु विपय-गत प्रवृत्तियों के. रूप में भी। इस ग्रन्य में. 
निवद्ध)मेरा निवन्ध जैन अ्पश्रश का हिन्दी के निगु णश भक्ति काव्य पर प्रभावों. . 
है। इसमें मैंने लिखा है कि कबीर आ्रादि निग्रु निए सन्‍्तों ने जो कुछ कहा, ठीक 
वैसा ही, कहीं-कहीं ह-बहू जोइंदु के परमात्मप्रकाश-योगसार, देवसेन के 
सावयधम्मदोहा, मुनि रामसिंह के पाहुड़दोहा, मुनि महचन्द के दोहापाहुड़ -और 
श्रानन्‍न्दतिलक के 'आरांदा' श्रादि दृह्ा साहित्य में बहुत पहले ही लिखा जा चका 
था। यह साहित्य स्पष्ट रूप से दो भागों में बांदा जा सकता है-- एक तो वह, 
जिसमें वीर-शव गार प्रमुख था और एक वह, जो भअ्रध्यात्म-प्रधान था । मैंने दुसरे 
को लिया है । डॉ० हीरालाल जेन और डॉ० ए० एन० उपाध्ये ने इसको रहस्य 
वादी भी कहा है | डॉ० भोलाशंकर व्यास का अभिमत है, “योगीन्द्र तथा 
रामसिंह की रचनाश्रों को रहस्यवाद कहने के पहले हमें रहस्यवाद के श्रर्थ को 
परिवर्तित करना होगा । अच्छा हो हम उन्हें अ्रध्यात्मवादी या अरध्यात्म-परक 
काव्य ही कहें ।”* में नहीं जानता कि डॉ० व्यास की रहस्यवाद की परिभाषा 
क्या है ? वह उन्होंने दी नहीं । कबीर के रहस्यवाद की विशेषता थी-समरसी- 
भाव । आत्मा और परमात्मा के तादात्म्य को समरस कहते हैं । यह बात श्रपश्नंश 
के दृह्मकाव्य में पहले से है । यदि ब्रह्म की भावात्मक अभिव्यक्ति रहस्यवाद -है 
तो वह जैन काव्यों में अवश्य ही उपलब्ध होती है । उसे यदि कोई केवल अंध्या- 
त्मवाद कहे, तो भी मुझे श्रापत्ति नहीं है । इस निबन्ध से मेरा तात्पर्य इतना ही 
है कि निग्रु रण काव्यधारा के कवी र श्रादि सन्त कवियों में जो प्रवृत्तियाँ थीं, वे जेन 
अपकभ्रंश काव्य में पहले से ही प्राप्त होती 


कबीर को नाथ सम्प्रदाय की जो सीधी प्ररम्परा मिली थी, उसमें जनों के 
दो प्राचीन सम्प्रदाय पारस और 'नेमि' अन्तभुक्त हुए थे, ऐसाडॉ० हजारी 
प्रसाद हिवेदी ने नाथ सम्प्रदाय नाम के ग्रंथ में लिखा है। किसी समय नेमि 
सम्प्रदाय सौराष्ट्र-गिरिनार की तरफ फंला हुआ था । उस पर एक अनुसन्धित्सु 
काम कर रहा है। जहाँ तक - 'परस' सम्प्रदाय का सम्बन्ध है मैं कतिपय 
प्राचीन ग्रत्थों के शाधार पर इतना कह सकता हूँ ' कि कुछ पाश्वपित्यीये साधु 


१. हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, प्र० मा०, काशी, पृ० ३४७ । 


भगवान महावीर के पंचयाम धर्म में दीक्षित नहीं हुएं। क्यों ? इसका उत्तर 
देते हुए श्री भगवानदास  झावेरी ने -श्पने ग्रन्थ टठ7रएलाडएएट बणव दापपत्का 
'शंप्रत५- 0 (७०09 ४79872' में लिखा है कि उन साधुओं ने अपने जीवन को जो 
. आसात्त मोड़ दे लिया था, जो मनोनीत ढंगे श्रपता लिया था, जो स्वतन्त्रता सहेज' 
- ली थी, उसे त्याग. न सके । -वे.धांमिक आवरण में प्रच्छन्न साधु, “निमित्तों' और 
« “ विद्याओ्ों की जानकारी के बल पर जनता में मान्यता प्राप्त करते रहे । वे लम्बा 
“भगूला पहनते और हाथ में भिक्षा-पात्र लिये रहते थे।? भेरी दृष्टि में इन . 
साधुओं ने तीथंकर पाश्वेनाथ. के चातुर्याम. के एक मजबूत याम- “अपरिग्रह' को _ 
ठीक नहीं समझा । उसमें ब्रह्मचय शामिल था। उन्होंने उसको महत्त्व नहीं 
दिया । उसका मुक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं माना -। जैनधर्म के मूल' सिद्धान्त को 
विस्मरण कर, केवल मन्त्र--जन्त्र को सहेजे वे अ्रस्तित््व-हीन से रह गये । फिर, 
'ऐसे अनेकानेक लघु सम्प्रदायों ने मिल कर नाथ सम्प्रदाय को जन्म दिया । 


कुछ विद्वानों का भ्रनुमान है कि “नाथ सम्प्रदाय” का “नाथ! नाम जैनों. के 
' चौबीस तीर्थंकरों के नाम के अ्रन्तिम पद से सम्बन्ध रखता है। आश्चर्यजनक 
' रूप से प्रत्येक तीर्थंकर के नाम-का अन्तिम पद “नांथ' पर ही समाप्त होता है 
. जैसे ऋषभनाथ, श्रजितनाथ, .सुम्भवनाथ श्रादि। यदि यह - मान भी लें तो भी 
 नाथों में अश्लील. प्रतीकों वाली वात वौद्ध सिद्ध साधुओं की देन है, ऐसा मैं 
समभ पांता हूँ । किन्तु, उन्हें भी कहाँ से मिली :? एक प्रश्न सहज ही उठता है । 
डॉ० हजारीप्रंसाद द्विवेदी का कथन है, “पूंरब में बुद्ध के पहले से ही कई. अनार्य 
'जातियाँ-किरात, यक्ष, गन्धव श्रादि रहती थीं, जो - श्रत्यघधिक . विलासी थीं। ये 
जातियाँ कामदेव, वरुण श्र वक्षों की उपासना करती थीं । इन्हीं. के एक देवता 
वच्रपाणि थे | .यही यक्ष-परम्परा भारतीय संस्कृति को प्रभावित कर एक झोर 
घुस पड़ी,:द्सरी ओर उसने बौद्ध धर्म को प्रभावित. किया ।”* डा० द्विवेदी ने 
ही नाथ सम्प्रदायः में लिखा . है,. त्रजपारि। बोधिसत्व,' मान. लिये गये | आगे 
जाकर इनके विलासमय जीवन, मदिरापान आदि ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया 
जिसमें मदिरापान और स्त्री-संग श्रावश्येक. बन “गया ।3 : इसी सन्दर्भ में डॉ० 
भोलाशंकर व्यास का कथन है, बौद्ध तांतनिकों से -होती हुई थह परम्परा शव 


का /00%9ए2४7४४ंए86, ब्यत 0एजभंठ्ई। ४४ए१ए ०. )४०७7607४ 8॥७8४४४७ , 'भगवानंदोस 
” ““मझाबेरी, अ्रहमदाबाद, पुृ० १ ४२। ड के 

२. हिन्दी साहित्य की भूमिका, डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी, .पृ० -२२८-२३३ । 
३. नाथ सम्प्रदाय: .डॉ० पद्विवेदी, पु० ८२-८३ । हि * 


और शाक्त साधना के पंचमकार का रूप; पल्‍लंवित करंने में समर्थ हुई । ईसा.की 
सातवीं और आठवीं शरती में बिहार-बंगाल बौद्ध तांत्रिकों के केन्द्र. थे । एक ओर 
इस तांतन्रिक साधना का प्रभाव बौद्ध सतों की रचनाओं में पायां जाता है, जहाँ 
उन्होंने अपनी रहस्यात्मक मांन्यताश्रों को स्त्री-सग सम्बन्धी प्रतीकों से व्यक्त 
किया है, दूसरी शोर विद्वानों ने इस तरह की प्रतीक-रचना में यह भी. कारंण 
ढूढा है कि वे ब्राह्मण धर्मानुंयायी पण्डितों को .चिढ़ाने के लिए ऐसी वस्तुश्रों को 
विहित घोषित करते हैं, जिन्हें ब्राह्मण धर्म निषिद्ध मानता था ।7* | 


कबीर के प्रतीकों में यह श्रश्लीलता नाम-मात्र को भी नहों है। उनका 
मुख्य स्वर बाह्याडम्बरों के विरोध, जाति-पांति की निन्‍दा, सहज साधना और 
दिल में बसे ब्रह्म से प्रेम में रम गया था। यह बात जैन ,धर्म-के मूल में ही पाई 
जाती है--सिद्धान्त रूप से । सिद्ध संतों में भी कर्माडम्बरों का विरोध है, ग्रन्थ- 
गत ज्ञान का उपहास है, किन्तु उनका स्वर ब्राह्मण-प्रतिक्रिया का परिणाम था 
उनके मूल में ऐसा न था। ह 


जैनों के मन्त्र-तन्त्र के सम्प्रदाय, जो भगवान पाश्वेनाथ' को आधार वना 
“कर पनप उठे थे, कितने ही विक्ृत हुये हों, किन्तु उनमें बौद्ध तांचिकों - जेसी 
अश्लीलता कभी नहीं आई । आचार्य सुकुमा रसेन के 'विद्यानुशासन' और मल्लि- 
पेण के 'भेरवपदमावतीकल्प” तथा 'ज्वालामालिनीकल्प' - जैसे ग्रन्थों में भी यह 
बात नहीं है। इसके साथ ही, इंन सम्प्रदायों में जेन तत्व -किसी-न-किसी रूप में 
'बना रहा । उन्होंने कर्मकाण्ड का खुला विरोध किया, अद्ृष्ट, श्रमुतिक, निरंजन, 
आत्मब्रह्म को ही मुख्य माना श्रौर शरीर के सम्बन्ध में उठी समूची मान्यताश्रों 
को . धामिक मानने से इन्कार कर दिया । आगे चलकर “नाथ सम्प्रदाय! के 
इसी तत्व ने हिन्दी के 'निगु निए सन्‍्तों? को प्रभावित किया । 


जैन संत योगीन्दु, रामसिंह, देवसेन, लक्ष्मीचन्द, श्रानन्‍्दतिलक श्रादि में 
भी यही तत्व प्रवल था । डॉ० भोलाशंकर व्यास ने एक स्थान पर लिखा है,“इन 
दोनों (योगीन्दु श्ौर रामसिंह) पर बौद्ध तांच्रिकों तथा शाक्त योगियों का स्पष्ट 
प्रभाव है ।/* इसी सन्दर्भ में उन्होंने एक दूसरे स्थान पर लिखा, “यह दूसरी _ 
बात है कि जन कवियों के इन दोहों में बौद्धों या नाथ सिद्धों जेसा विध्वंसात्मक 


१. हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, प्र० मा०, काशी, पृ० ३४९६-५० । 
२. देखिए वही, पृ० ३४८ | 


रूप नहीं पाया जाता ।”* मेंने जहाँ तक उन्हें पढ़ा भौर सभा है, उनमें विध्वें- 
सात्मकता नाम-मात्र को भी नहीं है। उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत-भर 
किया है, कण्ह या सरह की तरह किसी को. डांटा-डपटा . या. फटकारा नहीं है । 
केवल ग्रन्थ-ज्ञान मोक्ष नहीं दिला सकता, उसके लिए '& का उच्चारण आव- 
: इश्चेकः है, इसको प्रस्तुत करते हुए रामसिंह ने लिखा-- है 


बहुबह पढियईं सूढ पर 'तालू सुक्कई जेरा । 
एक्कु जि अ्रक्वरु पढहु .सिवपुरि गस्‍्मई जेंण -॥ । 
पाहुड दोहा--&६ ७ 


. इसका अर्थ है--अरे मृढ़ ! तूने बहुत पढ़ा, जिससे तेरा तालूसूख- 
गया. । अरे ! तू उस अक्षर को. क्‍यों नहीं पढ़ता, .जिसके पढ़ने से.जीव. मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है।” यह किसी को फटकारना नहीं, अपितु श्रपने को.ही 
समझाना है। 


जहाँ भक्ति है, वहाँ शान्‍्त-रस अनिवार्य है, दोनों में. अ्विनाभावी सम्बन्ध 
है। श्रजेत्त भक्ति-परक काव्यों में भी शान्त-रस ही प्रधान माना जाता है। जैन 
काव्य तो प्राय: अध्यात्म-मूला भक्ति के निदर्शेन ही हैं।.भ्रत: उनमें शान्त-रस की 
जेसी रसधार देखने को मिलती है, अन्यत्र नहीं । जनाचार्यों ने शान्त को रसोंका 
नायक माना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने और रसों को श्रहमियत . 
नहीं दी । वीर, शव गार, रौद्र आदि रस भी वहाँ यथाप्रसंग स्वाभाविक रूप से 
आये हैं, किन्तु प्रमुखता शान्त रस को ही है। वह उनके विषय के अनुकूल था । 
जहाँ अनन्त ज्ञान और दर्शन रूप आत्मा जीवन का लक्ष्य होगी, वहाँ शान्त ही 
 रस-तायक होगा । मेंने अपने निवन्ध 'मध्यकालीन हिन्दी काव्य में शान्ता भक्ति 
शीषक के अन्तगेत, मध्ययुगीन हिन्दीं के. .जेन भक्ति-परक काव्यों को आधार 
बनाकर भक्ति और शान्तरस का सम्बन्ध दिखाने का प्रयास किया है.। पाठक 
उसका मुल्यांकन करेंगे. 


वनारसीदास मध्यकालीन हिन्दी काव्य के सामंथ्यंवन कवि थे | उन पर 
डॉ० रवीन्द्रकुमार जन ने एक शोध-प्रवन्ध लिखा है। श्रव यह पुस्तकाकार रूप 
में भारतीय ज्ञानपीठ, काशी से प्रकाशित हो गया है। किन्तु उसमें मुझे कहीं 
बनारसीदास की भक्ति-विवेचना प्राप्त नहीं हुई । बंनारसीदास एक भक्त कवि 





ः १. वही, पृ० ३४८ । 


थे, ऐसा मैं मानता आया हूँ । भले ही फिर वह भक्ति आध्यात्ममुलक हो, किन्तु 


थी भक्ति । 'अ्रध्यातमियाँ सम्प्रदाय' का सदस्य होने के कारण वनारसीदास ने 


श्राचार्य कुन्दकुन्द के 'समयसार' और उस पर लिखे गये शअ्रम्ृतचन्द्राचार्य के 


कलशों तथा राजमल्ल की वालवोधिनी टीका का सुक्ष्म श्रध्ययन किया था | ये सव. 


दर्शन के ग्रन्थ हैं, किन्तु वनारसीदास को जन्म से ही एक भावुक कवि का हृदय 


प्राप्त हुआ था । अल्पवय में ही एक सहख्न-पद्य प्रमाण की रचना इसका प्रमाण. 


है। व्यापार में भ्रसफल होकर मधुमालती की कथा खुनाने वाला अवश्य ही 


सहृदय था । भक्ति और भाव का गहरा सम्बन्ध है। बनारसीदास दर्शन पढ़कर 
भी द्ाशनिक न वन,सके । उन्होंने समृचे आध्यात्मिक अध्ययन को भक्ति और 
भाव के सांचे में ढाल दिया । वे प्रथमत: भक्त थे, फिर और कुछ । अ्रध्यात्म 
की आधार भूमि ने उनको अ्रध्यात्ममुला बना दिया है। उसे हम ज्ञानमुला 


भी कह सकते हैं | मैंने “कवि वनारसीदास की भक्ति साधना में, यह सब कुछ: 


विशद रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । 


जैन समाधि और समाधिमरण' में जैन-बौद्ध और हिन्दू ग्रन्थों में 


वर्णित समाधियों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। समाधिमररंग और 
सललेखंना जैनों का अपना एक विशेष तत्त्व है। इस पर कुछ श्रनजानकारं 


लोग दोषारोपरा करते रहते हैं कि वह आत्महत्या है। मेंने श्रपने निबन्ध में 


प्रमाण, तर्क भ्ौर श्रागम के आ्राधार पर इसका - निराकरण किया है| अनेकानेक 


उद्धरण भी प्रस्तुत किये हैं। जिज्ञासु अ्रवश्य ही समझ सकेंगे, ऐसा मुझे 
विश्वास है । 


“भगवान्‌ महावीर और उन्तके समकालीन जेन साधक निवन्ध को और. 


अ्रधिक विस्तृत करना चाहता था, किन्तु 'समयाभाव के कारण ऐसा न कर 
सका । फिर भी जितना है, उससे तत्कालीन थुग का परिचय तो अवश्य ही मिल 
जाता है। सच यह है कि महावीर के पंचायम में. बहुत से पाश्वापत्यिक सम्मि- 
लित हो गये और कुछ नहीं भी हुये । वे भी अपने को जैन साधक मानते रहे । 
इनका पूरा विवरण एक ग्रंथ की अपेक्षा रखता है ।. 


अन्त में, इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि “जैन शोध और समीक्षा 
के रूप में मेरा यह प्रयत्न यदि पाठकों कों भाया और रुचा तो में उसे कृतक्वृत्य 
समझभूगा | परम पूंज्य १०८ मुनिश्री: विद्यानन्दजी ने 'इस 'ग्रंथ के सभी शोध 
निवन्धों को आद्योपान्त देखा है । उन्हें रचिकर हुए और उन्होंने हिन्दी भाषा- 


भाषियों के लिए इस ग्रन्थ को उपादेयता स्वीकार को है, इसे मैं अपना पुण्य- 
कर्म मानता हूँ । उनके पावन चरणों में ग्राभार तो नहीं श्रद्धा समपित करता 
. है। दि० जैन अ० क्षेत्र श्रीमहावीरजी के मंत्री श्री ज्ञानचन्दजी खिन्दूका तथा 
क्षेत्र की धर्म प्रचार एवं प्रकाशन समिति के संयोजक श्री केशरलालजी अजमेरा 
(स्वर्गीय) ने इसके प्रकाशन. में. जो तत्परता, जो सदभाव दिखाया है, वह प्रत्येक 
प्रकाशक में नहीं मिलता, मैं उनके प्रति श्रतीव आभारी हूँ । डॉ० कस्त्रचन्दजी 
. कासलीवाल की देखभाल में इस ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ, वे मेरे मित्र हैं। उनके 
सहयोग के लिए क्या लिखे । वे अपने ही हैं । ह 


दि० जैन कॉलिज, वड़ौत (मेरठ) . ) क्‍ 


दिनोक हम हों कप सागर कु 


विषय-सूची | ह 


क्रम संख्या विषय 


न्ः्७ 
न्प्ण 


७ ०७ " 
व लिवर हक 0 ८० 


न 
टूर 5 


प्रकाशक को और से 


. आयंमिताक्षर * 


भूमिका | 

भगवान महावीर और उनके समकालीन जैन साधक 
जैन समाधि और समाधिमरण 

जैन भक्ति काव्य 

जैन अपभ्र श का हिन्दी के निग्रु ण भक्ति काव्य पर प्रभाव 
हिन्दी के श्रादिकाल में जेन भक्ति परक कृतियां 

जैन परिप्रेक्ष्य में मध्य युगीन हिन्दी काव्य 

कवि बनारसीदास की भक्ति साधना 

मध्यकालीन जेन हिन्दी कवियों की शिक्षा-दीक्षा 
मध्यकालीन जैन हिन्दी कवियों की प्रेम साधना 
मध्यकालोन जन हिन्दी काव्य में शान्ता भक्ति 


.. पृष्ठ संख्या 


९-- १० 
१२०-- २३५ 
२३६-- ५७ 
प्रप--- दें 
८५ ९६२ 
६३--१०६ 

११०--१४६ 
१४७--- १५४ 
१५५४५--१६८ 
१६६--२०२ 


. भगवान महावीर और उनके 
समकालीन जैन साधक 


महावीर एक ऐतिहासिक पुरुष थे । उनका महात्मा गौतमबुद्ध से पृथकत्व 
प्रमाणित हो चुका है । कभी दोनों को. एक ही समझ लिया गया था। यह भ्रम 
. पाश्चात्य विद्वानों ने उत्पन्न किया था। निराकरण भी उन्हीं ने किया । सबसे 
प्रथम जैकोबी और डा० ल्युमान ने जेन आगम सूत्रों के आधार पर सिद्ध किया 
'कि महावीर बुद्ध से पृथक ही नहीं अपितु उनसे कुछ वर्ष बड़े भी थे । डा० ल्युमान 
ने लिखा कि महावीर की तीथ्थद्धूर संज्ञा: वेसी ही निराली है, जेसी वुद्ध की 
तथागत ।*. न्‍ 0 ह ; 


ह फिर भारतीय विद्वानों का प्रयास भी प्रारम्भ हुआ । डा० काशीघ्रसाद 
जायसवाल ने खारवेल का शिलालेख .१६ वर्ष में पढ़ा | उसमें लिखा है, “वध- 
मान से स यो वे (व) नाभि विजयो”, अर्थात्‌ बचपन में खारवेल का सौन्दर्य 
महावीर जैसा था। खारवेल कलिदड्भ का राजा था और मगध से जिनमृर्ति. जीतने 
. के उपरान्त उसने यह शिलालेख उत्कीर्णो करवाया था। इसका समय ईसा से 
: १७० वर्ष पूर्वे माना जाता है । इससे भी पूवे का एक और प्रमाण उपलब्ध हुआ 
- है। वह है वडली (राजस्थान) से प्राप्त एक शिलालेख । उसमें लिखा हैं, 
“विराय्‌ू भगवत्‌ ८४ चतुरासिति वस"““““““ “भाये सालिमालिनीग्रर निविठ 


१. बुद्ध अने महावीर, पूना, पृ०.१२। 


मज्मिमिके ।” श्रर्थात्‌ भगवान महावीर के लिए पडे वें वर्ष में मध्यमिका में 
सालिमालिनि । डा० जायसवाल ने इसका उत्कोणो काल ३७४ ४० पूवर माना 
है ।* मथरा के कंकाली टीले की खुदाइयों में श्रनेक ऐसे शिलापट्ट मिले हैं, जो 
ईस्वी पूर्व प्रथम शत्ती के हैं। जहां तक मूर्तियों का सम्बन्ध है बह सबसे प्राच्रीन 
५३ ई० पूर्व है, जो कनिष्क के राज्य काल में रची गई थी । यह मथुरा की खुदा- 
इयों में प्राप्त हुई है । जैन स्तृप और मूततियाँ भगवान पाश्वनाथ के समय में ही 
बनने लगी थीं ।* मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से तो श्रव मूतिकला का इतिहास 
बहुत पीछे तक चला जाता है। मोहनजोदड़ो की मूर्तियों में से एक पर डा० 
 ग्राणनाथ ने 'श्रीजिनाय नमः पढ़ा है। 


पुरातत्व के अतिरिक्त प्राचीन ग्रंथ भी महावीर के पुनीत अस्तित्व को 
प्रमाणित करने में सहायक हैं । ऋग्वेद और यजवेंद में महावीर का उल्लेख 
है । मज्किमनिकाय, न्यायबिन्दु। श्र गुत्तरनिकाय, संयुक्तनिकाय, और समागम 
सुत्त आदि बौद्ध ग्रन्थों में महावीर की प्रशंसा की गई है । पट्खण्डागम 
सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, सूत्रकृतांग सूत्र, जयघवल श्ौर नन्‍्दी सूत्र श्रादि प्राचीन 
जैन सूत्र ग्रंथों में महावीर की वन्दना में श्रनेक पद्यों का निर्माण हुआ 
है । महावीर की सबसे प्राचीन स्तुति दूसरे श्रग सूत्रकृतांग में उपलब्ध है । 
इसके पश्चात्‌ आचार्य संमन्‍्तभद्व की वीर स्तुति हृदयग्राही है। उसके बाद तो 
संस्कृत, श्रपश्रंश और हिन्दी में रचा गया 'वीर' परक जैन साहित्य इतना श्रधिक 
' है कि महावीर और उनकी भक्ति' लेकर एक शोंघ प्रवन्ध ही लिखा जा सकता 
है । महावीर केवल जैन समाज के ही नहीं, अपितु समृची भारतीय चेतना के 
प्रेरणा सूत्र रहे हैं । भारतीय संस्क्ृति की पावनता महावीर की देन है । 


' जैन आगम सूत्रों में महावीर का जीवन चरित्र बहुत कुछ सुरक्षित है। 
उनमें भी पंचमांग भगवती या “विवाह प्रज्नप्ति' अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उसमें 
भगवान्‌ महावीर के जीवन से सम्बन्धित प्रचर सामग्री संकलित है । विशेषता है 
कि गोशालक का वर्णन करते हुए भगवान ने अपने मु ह से अपनी आत्म कथा 

कही है।* इसी अंग में भगंवान के समंकालीन श्रनेक व्यक्तियों का वर्णन है । 


४ जर्नल आफ दी विहार एण्ड शरोड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, भाग १६ पृ० १६७ 
- मदनमोहन नागर, मथुरा का जैन स्तूप और मूर्तियां, प्रेमी अभिननन्‍्दन ग्रन्थ पु० २८० | 


३. इसकी तुलना पब्वज्जा-सुत्त [सुत्तनिपात] में वरणित बुद्ध की आत्मकथा से की जा 
सकती है ! 


ते “७ 


इसी भाँति पहले श्रग आचारांग में भगवान के साधक जीवन का विशद विवेचन 
है। अभी तक इन अंगों की खोज बीन करं महावीर के जीवन सूत्रों से 
कोई प्रामाशिक ग्रंथ नहीं लिखा गया, कैसे झ्राश्वये की बात है । भ्रव एक ग्रन्थ 
. विजयेन्द्रसूरि का तीर्थद्भूर. महावीर! यशोधर्म मन्दिर, बम्वई से प्रकाशित हुआ 
: है यह ग्रंथ.का केवल प्रथम. भाग है ।-अभी उसके अन्य भाग भी. प्रकाशित होंगे। . 
विद्वान लेखक ने साधना की है और उसका यह परिरशाम है.। इसके पूर्व भी 
अनेक प्रयास हुए हैं, किन्तु वे नगण्य ही हैं । | 


जीवन चरित्र 


..... महावीर के समय को लेकर कोई विवाद नहीं है | दिगम्बर श्रौर श्वेताम्वर 

दोनों ही ग्रन्थों के अंनुसार महावीर का जन्म ईस्वी पूर्व ४४८ में और निर्वाण 
ईस्वी पूर्वे ५२७ में हुआ था । निर्वाण को लेकर कल्पसूत्र और उत्तरपुराण में 
यत्किचित्‌ अन्तर है । कल्पसूत्र के अनुसार महावीर पूर्ण ७२ वर्ष जीवित रहे, 
जंबकि उत्तरपुरांण में' उन्हें ७१ वर्ष और कुछ मास का लिखा' है।' इसका 
प्रांमारि।कं विवेचन इस लेख का विषय नहीं है । अ्रन्य विद्वन उस पर प्रकाश 
' डालने का प्रयास करेंगे । - इस विषय में धवलाटीका; तिलोयपण्णत्ति, त्रिलोक- 
सार, तपागच्छ और नन्दीसंघ की पद्टावली आदि दिगम्वर ग्रन्थों को भी पढ़ना 
होगा । इस-विषय में बौद्ध ग्रन्थों का सहाय्य महत्वपूर्ण होगा । प्रस्तुत. लेख के 
लिये तो इतना पर्याप्त है कि. महावीर का.जन्म ५६८ ई० पर्व और निर्वार 
५२७.ई० पर्व हुआ | .. 


. महावीर का जीवन चरित्र सभी ग्रंथों में समान रूप से वरणित है । कहीं-कहीं 
थोड़ा बहुत भेंद पाया जांता है, जो नगण्य-सा ही है | महावीर का जन्म क्षत्रिय कुण्ड 
ग्राम में हुआ था । उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का. नाम त्रिशला था । 
त्रिशला वेशाली के राजा-चेटक की पुत्री थी । चेटक की ही दूसरी पुत्री चेलना थी 
जिसका परिणय मगध के सम्राट विम्बसार के साथ हुआ था | क्षत्रिय कुण्ड ग्राम 
वेशाली का ही एक भाग था |. - महावीर को -वैसालिय! कहा जाता - है; ॥९ , 
क्षात्रकुल में जन्मे थे । उन्हें: 'नातपुत्त-कहते हैं.।. उनका जन्म निम्नेन्‍्थ” परम्परा 
में हुआ था.। उनके माता-पिता २३ वें तीर्थंकर पाश्व॑नाथ के धर्म. को मानते थे । 
वे प्रति दिन.एक- पाएव चैत्यः में वंदवा के लिये भी जाया करते थे । पहले जैन 
साधुओों को निर्ग्न्थ ही कहा जाता था। महावीर के लिये “'निगण्ठ' शब्द 


१. “रहा सायपुत्तों भग॒वं वेसालिए वियाहिए त्ति:वेमि'-सूत्रकुृताजु सूत्र, २/३.। 


का शताधिक वार प्रयोग हुआ है। गौतमवुद्ध उन्हें निगण्ठनातपुत्त कहा 
करते थे ।' 


जैन पुराणों, चरित्रों, कथा-प्रन्थों और स्वुति-स्तोत्रों में महावीर के पंच- 
कल्याणकों का भक्ति-परक विवेचन हुआ है । तीसरे तप-कल्याण के प्रारम्भ में 
जन तीर्थंकर वेराग्य की श्रोर उन्मुख होता है। प्रत्येक तीर्थद्भुर का श्रपना एक 
विशेष संयोग है, जिससे उसकी मानस धारा वीतरागी दीक्षा की ओर मुड़ती है । 
सम्राट ऋषभदेव के दरवार में नीलांजना नाम की एक अप्सरा नृत्य करते-करते 
ही दिवंगत हो गई । जीवन की इस क्षण भंगुरता से युवा ऋपषभदेव के हृदय में 
वेराग्य का संचार हुआ । दुल्हा के वेश में सजे नेमिनाथ दीन पशुओं की करुण 
पुकार से वीतरागता की ओर भुके.। विश्व की श्रनिद्य सुन्दरी राजीमती से 
विवाह नहीं किया । एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि में ये वाह्य॑ प्रसंग एक व्यक्ति 
के जीवन को तभी परिवर्तित कर पाते हैं, जब उसमें 'असंयोजितप्रसंग' के अनु- 
कूल प्रवल संस्कार रहा हो । भले ही जैन तीर्थंकरों का बाल,श्रौर . यौवन वेभव- 
सम्पन्न वातावरण में बीता हो, किन्तु वीतरागता उनके खून में व्याप्त थी-। 
महावीर का वेराग्य किसी वाह्म-प्रसंग पर नहीं, अपितु उंचके अपने श्रध्ययन और 
चितन पर आधारित था । उनके पूर्व जन्म की श्रनुभूतियां उभरीं और उन्होंने 
अपने माता-पिता से दीक्षा के लिए अनुमति चाही | दो वर्ष तक उनकी श्र 
उनके माता-पिता की इच्छा-शक्तियों में संघर्ष चलता रहा । जीत महावीर की 
हुई और वे सव की खुशियों के बीच तप करने चले गये । वे संसार से भागे नहीं, 
डरे नहीं । उन्होंने कुछ को छोड़ा सब को पाने के लिये । अपने को पाये बिना 
सवको नहीं पाया जा सकता, अ्रतः उन्होंने अपने को पाने का प्रयास किया । 
उनका प्रयास आध्यात्मिक था । आध्यात्मिक साधना का अर्थ है सत्य श्रौर 
अहिंसा । कोरा सत्य नहीं, कोरी श्रहिसा नहीं । इनमें से एक पर किया गया 
आग्रह एकांकी हो सकता है, अ्रत: महावीर ने समन्वयात्मक पथ का उद्योतन 
किया । गान्धी ने भी इस रहस्य को समझा था। अन्यथा उनके सत्याग्रह का 
रचनात्मक रूप अ्रहिसक कैसे होता । इस साधनां से महावीर ने अपने को 


पाया और उसके साथ ही विश्व को। उनकी चेतना ने विश्व व्यापी रूप 
घारण किया । 





4. धम्मपदट्ट कथा, जिल्द तीसरी, पालिटंक्स्ट सोसाइटी, पृ० ४८६ | 


 केवलज्ञांन . 

.. महावीर के हुंदय में तप की सोई भावना जामुत हुई और उन्होंने वीत- 
रागी दीक्षा धारण कर ली । . वीतरागी दीक्षा परम्परा से चली आरा रही थी । 
उसका एक प्रशस्त मार्ग था। महावीर के पूर्व २३ तीर्थंकर उसे धारण कर चुके 

. थे.। उन्होंने जिस मार्ग को अपनाया, उस पर उनका पूर्णा विश्वास. था, श्रद्धा 
. थी । इसलिए उनके कदम मजबूत थे ।. साधना भी मजबूत हुई | उन्होंने १२ 
वर्ष की सतत साधनां से ऋजुकूला नदी” -के- तट पर केवल-न्ञान प्राप्त किया । 

इसी को उपनिषदों की भाषा में 'कंवल्यपद' कहते हैं। 


केवलज्ञान का अर्थ है स्वंसत्व । बुद्ध ने महावीर के सर्वेसत्व को स्वीकार 
किया था। सज्मिमनिकाय से ऐसा सिद्ध है ।* सर्वेसत्व सदेव महावीर के साथ 
रहता था । वह श्रांत्मा की पूर्ण विशुद्ध दशा से उत्पन्न हुआ था। दूसरी ओर 
वोधि की व्याख्या करते हुए मिलिन्दपण्हु में लिखा है; “गौतम की-सर्वेसत्ता सदेव 
' उनके पास नहीं रहती थी, अभ्रपितु उनके विचार करने पर अवलम्बित थी ।”३ 
कुछ भी हो महावीर के सर्वेसत्वे और उनकी दिव्यवाणी कां बुद्ध की ख्याति पर 
. प्रभाव पड़ा था. बुद्ध के जीवन की ५० वर्ष से ७० वर्ष तक की आयु की घट- 
'ताझों का उल्लेख नहीं मिलता । इसका. एक मात्र कारण महावीर की वृद्धज्भत 
ख्याति थी | यह कथन 'पासादिकंसुतन्त' से और भी स्पष्ट हो ज़ाता है । उसमें 
लिखा है कि बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनन्द को जब पावा के चण्ड के द्वारा महा- 
वीर के; निर्वाण की सूचना मिली, तो उसने. तुरच्त.ही इस समाचार को तथागत 
के समक्ष उपस्थित करने योग्य समझा-। 


.. * अहिसा का जेसा समृचापन महावीर की दिव्यवाणी में प्रस्फुटित हुआ, 
वसा कहीं देखने को नहीं मिलता । यद्यपि वौद्ध भिक्षु श्रहिसा के अनुयायी थे पर 
वे आगे चल कर मांसाहार को उचित मानने लगे । मांसाहारी देशों में बौद्ध धर्म के 

तगति से फेलने का कारण भी यह ही था। महावीर ने अ्रहिसा को ही श्राध्यात्मिक 





. १. ऋऋजुकूला नदी का तट, जहाँ भगवान को. केवलज्ञानं की उत्पत्ति हुई, श्राजकल बिहार 
उड़ीसा के अन्तर्गत माना जाता है । कहा जाता है कि वाराकर नदी ऋणजुकूला थी । 
खोज की आवश्यकता है । | 8 ३ , 
२. देखिए चूल दुब्खबखन्ध-सुत्तत्त ( मज्किम, १/२/४ ) तथा चुूल सुकुलदायिसुत्तन्त 
. (मज्मिम, २/३/६) की * 
३. सिलिन्दपण्ह (5. छ. 9.) भाग ३५ वां, पूृ० एड । 


. साधना माना। उन्होंने कोरे सत्य को कभी स्वीकार नहीं किया.। उनकी 
दृष्टि के अनुसार अहिंसा की यत्किचित्‌ भी कमी सत्य को अहंकार से भर देती . 
हैं। उन्होंने दोनों के समन्वय पर जोर दिया। महात्मा गांन्धी ने इसंकी समझा 
था | इसी कारण उनके सत्याग्रह' में सत्य का श्राग्रह केवल शाव्दिक नहीं रहा, 
रचनात्मक रूप में सत्य के साथ श्रहिसा को प्रमुखता मिली है। महावीर ने अपनी 
दिव्यवाणी में अहिसा को प्रेम कहा है। वास्तव में उनकी आ्राध्यात्मिक साधना 
प्रेम साधना ही थी । इसी श्राधार पंर जेन आचाये 'सत्वेषुमेत्री! वाला गीत गा 
सके । और इसी प्रेम रूप के सहारे भक्तों के दिल टिके रहे । ह 


भक्ति-भावन 


महावीर मोक्षगामी थे । वे संसार के कर्ता-धर्ता. नहीं, अ्रच्छे-बुरे के दाता- 
प्रदाता नहीं, फिर भी उनको लेकर असीम .भक्ति साहित्य का निर्माण हुआ. । 
असंख्य मूर्तियां रची गईं, अ्रसंख्य मन्दिर और चेत्य बने । महावीर भले ही कुछ 
न करते हों, कुछ न देते हों, किन्तु उनका व्यक्तित्व प्रेम के ऐसे धागों से बुना 
गया था, जो मौन रहते हुए भी प्रेम को प्रेरणा. देता रहा। भक्त भगवान को 
मुक्ति में जा विराजने के लिये उपालम्भ भी देता रहा और प्रेरणा भी पाता. रहा 
“तुम प्रभु कहियत दीन दयाल, आपन जाय मुकति में बेठे हम जु रुलत इह. जग- 
जाल ।” कहने वाला ही भक्त कवि, “मेंढक हीन किए अमरेसुर, दान सबे मन- 
वांछित पाए । द्यानत श्राज लौं ताही को मारग सारग- है सुख होत सवाए ॥।” 
गा सका । जिसके दर्शन-मात्र से ही हीन मेंढक तर सका हो, वह भगवान अवश्य 
ही जीव-मात्र के लिये प्रेम का प्रतीक होगा:। उसकी उदारेता का विस्तार विश्व- 
व्यापी वन सका होगा । उसका अ्रहू अहंकार नहीं, अपितु विश्व-अहं में परिण॒त 
हो सका होगा । न ह 


भावशुद्धि पर बल 


महावीर ने सदेव भावशुद्धि पर वल दिया । नग्नता भावशुद्धि का एक 
प्रावश्यक साधन मात्र है, किन्तु नग्न होने से कोई समूचे रूप में शुद्ध ही हो 
जायेगा, यह अनिवाये नहीं है । इसी कारण अनेक जीव मुति-पद धारण करके 
भी भव समुद्र से तर न सके । उस समय दिगम्वरत्व साधु का चिन्ह था । इति- 
हास से सिद्ध है कि उस समय के आजीवक साथु भी. नग्न रहते थे । महावीर भी 
नग्न वने । किन्तु उन्होंने गेसआा वस्त्रों की भांति नग्तता को साधुत्व का 'फैशन 
नहीं वनने दिया । 'फेशन' कंसा ही हो भावशुद्धि में वाधक वनता है । आगे चल 


कर हिन्दी के सन्त कंवियों ने जिन बांह्योडम्बरों का विरोध किया, उनेसे सेकड़ों 
वर्ष पूर्व महावीर ने साधु के संभी वेशों का निरांकररंग करते हुए केवल भावों की 
- पॉवनताो को ही प्रंमुखता दी थी | आगे चल-करंदिगम्वर साथुझं के क्रिया-काण्ड 
भी इतने बढ़े कि उन पर मोटठे-मोटे ग्रंथों की- रंचना हुईं ।महांवीर के दिगेम्बर 

जीवन में उनका कोई मुल्य नहीं था। महावीर को कई दिनों. से श्राहार नहीं 
. मिलों था । उसकी प्रतिज्ञा'थी कि कुआरी, जेंजीरों में -जकंड़ी और: रोती हुई 
: कन्या-कें हाथों आहार लेंगे । एक दिन उधर से निकले, जहां :चन्दना: को: कद 


. . करके रक्‍खा गया था | वह रो रही थी, उसके आगे कंदी का खांना रवेंखा था | 


' उसने जँजीरों से जकड़ी दशा में ही भगवान को भोजन के लिये आर्मत्रित किया ! 
उन्होंने स्वीकार किया और .कंद्खाते के सींकचों के बाहरं, संकेरी-सी- गलीं में खेड़े 


--.. होकर वह कैदियों वाला भोजन ले लिया । महावीर सभी प्रकार के क्रियाकाण्डों 


से नितांत दूरथे। 


महावीर से ढाई सौ वषं पूर्व २३ वें. तीर्थंकर . पाश्वंनाथ का .जन्म हुआ 

था । इतिहास ने उनके. श्रस्तित्व को. मान लिया है । उनका युग चला आ. रहा 

' , था।.उन्‍्हीं के नाम पर वीतरागी साधु जैन दीक्षा ले रहे थे । इनमें मुन्ति पिहिताश्रव 

का ,नाम विशेषत: उल्लेखनोय है।. वे पाश्वेत्नाथाम्तायीं थे.। उन्हीं से बुद्ध ने 

: दीक्षा ली थी. इन साधुओ्रों में गोशालक का .नाम-मुख्य रूप से लिया जाता. है । 

'उसका पूरा नाम था. मंखलिगोशाल । आचार्य देवसेन के दर्शनसार. में . मंखलि- 

गोशाल और पूरणकाश्यप का एक साथ उल्लेख हुआ है । दिगम्बर ग्रन्थ दोनों 

को एक मानते हैं । दोनों ही श्राजीविक. मत के नेता: थे- । किन्तु बौद्ध ग्रन्थों से 

पष्ट हु कि वे भिन्न दो व्यक्ति थे.। अ्रन्त में दोनों के मत-सादश्य ने दोनों को एक 
कर दिया था ।इसी कारण,.जेन परम्परा दोनों को एक मानती रही । 


मंखलि' गोशाल और पूरणकांश्यप महांवीर से उम्र में बड़े थे। जैन 
साधु थे। उन्होंने जैन पूर्व ग्रन्थों के श्राघार पर जैन धर्म को समझने का प्रयास 
किया था। वे उसके मर्म को समझ न सके। मंत्र और ज्योतिष ने भी बाधा 
पहुँचायी । गोमटूसार और सूत्रक्ृतांग सूत्र में उनके मंत को अज्ञात मत कहा 
गया हैं ।  वेसेआजीविक नाम भी जेनत्व का द्योतक है । किसी भी. प्रकार की 
जीविका से पृथक्‌ रहने को आजीविक कहते हैं।. इसे जैनों के त्याग और अ्रपरिय्रह 
पर निर्भर रहना चाहिये था । किस्तु श्राजीविक साधु मन्त्र और ज्योतिष के बल 
पर जीविका भी कमाने लगे । इस धर्म के पतन का यह ही एक मात्र कारण है। 
आजीविक सम्प्रदाय पर डा० बरुआ ने 'आजीविस' नाम का एक ग्रन्थ लिखा 
था। उन्होंने भी ऐसी ही मान्यता अभिव्यक्त की है । 


भगवान महावीर को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । उनका समवसरण रखा 
गया । मंखलि गोशाल पहुँचा । वह समभता था कि एक पुराने जैन साधु होने. के 
नाते उसे ही गणाघर बनाया जायगा, किन्तु ऐसा नहीं हुआ । इन्द्रभूति गौतम को - 
गणधर बनाया गया । गोशाल रुष्ट और मन्‍न्त्राहत नाग की भांति श्रावस्ती चला 
गया । वहाँ उसने श्रपने को सर्वज्ञ घोषित किया । सभी श्राजीविक उसे सर्वज्ञ 
मान उठे । जब महावीर का समवसरण श्रावस्ती पहुँचा, तो श्रधिकांश श्राजीविक 
महावीर के साथ हो गये । 'दर्शनसार' में ऐसे ही एक श्राजीविक शब्दाल-पुत्र का 
जिक श्राया है। वह कुम्हार था, भारत का प्रसिद्ध शिल्पी । उसने मिट्टी के वर्त॑नों 
से ही तीन करोड़ स्वरामुद्रायें कमाई थीं। एक दिन उसने सुना कि पलाशपुर में 
सर्वज्ञप्रभु श्रायेंगे, तो उसने समझा कि उसके गुरु गोशाल श्रायेंगे । श्राये महावीर । 
उनके धर्मोपदेश से वह वास्तविकता को समझ सका । उनके धर्म में दीक्षित हो 
गया । उसका दुद्ध ष॑ तप प्रसिद्ध है । 


कुछ ऐसे जेन साधक थे जिनकी महावीर ने स्वयं प्रशंसा की है । उनमें 
धन्यकुमार का नाम सर्वोपरि है । वह काकन्दी का श्रेष्ठि-पुत्र था। घोर तप के 
कारण उसमें हड्डियाँ-भर भ्रवशिष्ट रह गई थीं। मगध नरेश श्रे सिक ने भगवान 
से, उनके १४ हजार शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ साधक पूछा, तो उन्होंने 'धन्ना श्रणागार' 
का नाम लिया । दूसरा साधक, जिसकी प्रशंसा भगवान ने की 'कामदेव श्रावक' 
था । उसका उल्लेख 'दशांगसूत्र' में आया है । वह चम्पा निवासी था। एक वार 
भगवान का विहार चम्पा में हुआ । कामदेव ने श्रावक की दशा में ही भगवान के 
द्वारा उपदिष्ट साधना प्रारम्भ की । एक रात्रि को एक देव के द्वारा घोर उपसर्ग 
आ्राने पर भी कामदेव विचलित न हुआ । भगवान ने अपने समवसररा में उसकी 
प्रशंसा करते हुए निग्नेन्थ श्रमरणयों से उपसगे सहन करने का उपदेश दिया । उन्होंने 
कामदेव श्रावक का उदाहरण उपस्थित किया । तीसरी थी साधिका सुलसा । 
' बह एक गांव में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ही वीतरागी साधना में 
तललीन रहती थी । भगवान ने अम्बड श्रावक के द्वारा उसको धर्म-लाभ कहल- 
वाया था । इससे स्पष्ट है कि भगवान उसके प्रशंसक थे! 


जीवंधर की गणना प्रसिद्ध जेन साधकों में थी। जीवंधर हेमांगद देश 
के सम्राट थे। उनकी राजधानी राजपुरी थी । हेमांगद श्रपनी स्वर्ण की खानों 


१. देखिए अगरचन्द नाहठा का लेख महावीर द्वारा प्रशांसित तीन व्यक्ति' अहिंसावाणी, 
अप्रेल १६६६, पृ० १४० । 


' के लिए प्रसिद्ध था । बाल्यावस्था में जीवंघर ने आयंनन्दि नाम के एक जैनाचार्य 
के पास शिक्षा प्राप्तकी थी । आर्यनन्दि ने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी 
- थी। जीवंधर के शस्त्र-कौशल ने उन्हें राज्य दिलवाया और शास्त्र नेपुण्य ने 
: वीतरागी भावनाओं के अंकुर को पनपाया । एक दिन महावीर के पास जाकर 
. दीक्षा ले ली । राजा श्रेणिक ने महावीर के समवसरण के बाहर परिवक्ष के नीचे 
: जिस तेजस्वी मुनि को तप-निरत देखा था, वे मुनि:जीवंघर ही थे । वे श्र्‌ तज्ञान 
के धारी थे और महावीर के साथ ही उनका भी निर्वाण होना था। वे इतिहास 
में वीर श्रमण जीवंघर के नाम से प्रसिद्ध हैं * 


भगवान महावीर का समवसररं प्रारम्भ हो चुका था, किन्तु देवगण 
विमानों में उड़ते हुए समवसरणा में न श्राकर कहीं अ्रन्यत्र चले जा रहे थे । यह 
एक आशएचये का विषय था । किसी से भगवान, से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने 
. कहा कि महाराज जितारि का निर्वाण हुआ है, ये उनका - निर्वणणोत्सव मनाने 
जा रहे हैं ।.* महाराज जितारि या जितशत्रु कलिज्भ के सम्राट थे और रिश्ते 
में महावीर के फूफा लगते थे। उनका निर्वाण खण्डगिरि में हुआ था । तभी से 
खंण्डगिरि सिद्धि क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। सम्राट खारवेल ( ई० पूर्व द्वितीय 
शताब्दी ) के शिलालेख में इसको 'अहंत॒निषिद्या' कहा गया है। इस विषय में 
बाबू छोटेलालजी के अन्वेषण का एक उद्धरण देखिए, “अन्तिम तीर्थंकर भगवान 
महावीर स्वामी के  फूफा कलिगाधिपति महाराज जितशत्रु या जितारि का 
.. -निर्वेण मेरे अनुमान से खण्डगिरि में ही हुआ था । और उन्हीं के सम्बन्ध से 
यह सिद्धिक्षेत्र हो जाने के कारण सहस्नों निम्न न्‍्थ मुनियों ने इस स्थान को 
तपोभूमि वनाया था। ई० पूर्व द्वितीय शताब्दी में होने वाले कलिंग चक्॒वर्ती 
महाराज खारवेल ने भी अपना अन्तिम साथू जीवन यहां ही व्यतीत किया था ।”३ 
सम्राट खारवेल ने अपना प्रसिद्ध शिलालेख इसी गफा में क्‍यों उत्कीर्णा करवाया ? 
इंस पर बावूजी का पुरातात्विक विवेचन इस प्रकार है, “मेरे अनुमान से उपयुक्त 
श्री जितारि मुनि ने इसी हाथी गुफा में तपश्चरण करते हुए निर्वाण प्राप्त किया 
था और उसे तीर्थ बनाया था. जिससे वहां हजारों यात्री वन्दना के लिये और 
हजारों मुनि तपश्चरण के लिये सेकड़ों वर्षों से आते रहे हैं। श्रत: विशेष प्रचार 


१. जीवंघर की कथा के लिए देखिए उत्तरपुराण । 

२. देखिए हरिवंश पुराण । 

३. वादू छोटेलाल जी, खण्डगिरि-उदयगिरि-परिचय, अनेकान्त, वर्ष ११ किरण १, मार्च 
| १६५२, पृ० ८१ । 


की दृष्टि से और शिलालेख की श्रपन्ती विशिष्टता के कारण उसे इस' महत्वपूर्ण 
स्थान में अंकित किया गया है। श्रन्यथा महाराज खारवेल ने श्रपनी अग्रमहियी 
के लिये उसी गुफा के निकट जो अत्तिसुन्दर समाश्नय रूप गुफा बनवाई थी, उसी 


में इस शिलालेख को भी स्थान दे देते । हाथी गफा तीथस्थान के: कारण ही . 


अधिक मान्य और प्रतिष्ठित हो गई थी श्र महाराज खारबेल ने उसका अक्वत्रिम 
भद्दा रूप अक्षुण्ण रखते हुए भी इसे इतना महत्व दिया था ।” * 


महावीर के नारी संघ में चन्दना सर्वत्तिम साधिका थी । अपने श्रनिन्‍्धय 
सौन्दर्य के कारण उसे श्रसीम कष्ट भोगने पड़े, किन्तु उसने कहीं पर भी सतीत्व 
को त्यागा नहीं । वह आाजन्म ब्रह्मचारिणी रही । महावीर की भक्ति उसके 
जीवन का सम्वल थी । जब महावीर को केवल ज्ञान हुआ, तव उसने दीक्षा ले 
ली। उसका कठोर तप नारियों के लिये ईर्ष्या का विपय बना | वह अपने 
सौन्दय में जैसे प्रसिद्ध थी, आगे चलकर उसकी आराध्यात्मिक साधना भी वैसे ही 
ख्याति प्राप्त हुई । सुन्दरी चन्दना ने अपने जीवन से जिस आदर्श की रचना की 
थी, वह आज भी नारी जगत के लिये अ्रनुकरणीय है । 


2२. देखिए वही, पृ० ८र । 


जैन-समाधि और समाधिमरण 


समाधि शब्द की व्युत्पति : | 
समाधीयते इति समाधि : । समाधीयते. का शअ्र्थ है--'सम्यगाधीयते 
एकाग्री क्रियते विक्षेपान्‌ परिहत्य मनो यत्र सः समाधि: ।॥* श्रर्थात्‌ विक्षैपों को 
छोड़कर मन जहां एकाग्र होता है, वह समाधि कहलाती है। “विसुद्धिमग्ग में 
समाधान' को ही समाधि माना है, और समाधान का अर्थ किया है--एकांर- 
म्मणों चित्तचेतसिकानं सम संम्मा च आधानम्‌--* श्रर्थात्‌ एक आलम्बन में 
चित्त और चित्त की वत्तियों का समान और सम्यक आधान करना ही समाधान 
है। जनों के अनेकार्थ-निघण्ट' में भी 'चेतसश्च समाधान समाधिरिति गद्यते!3 
'' कहकर चित्त के समाधान को ही -समाधि कहा है। 'सम्यक आधीयते' आर 
. 'सम्यक आधान' में प्रयोग की भिन्नता के अतिरिक्त कोई भेद नहीं हैं। दोनों 


१. मिलाइये, पातञ्जल योगसूत्र, व्यास, माष्य १/३२, मेजर बी० डी० वसु-सम्पादित, 
- इलाहाबाद, १९२४ ई०। 
२. आचार्य वुद्धघोष,- विसुद्धिमर्ग, कौसाम्वी जी की दीपिका के साथ, तृतीय परिच्छेद, 
. पृष्ठ ५७, बनारस | 
३. देखिये, धनञ्जयनामसाला, सभाष्य अनेकार्थ निघण्टु तथा एकाक्षरी कोश, १२४वाँ.. 
श्लोक, पृ० १०४, पं० शम्भुनाथ त्रिपाठी-सम्पादित, भोरतीय ज्ञानपीठ, काशी, . 
वि० सं० २० श्र * 


एक ही धातु से बने हैं और दोनों का एक ही अश्र्थ है। चित्त का श्रालम्बन 
अथवा ध्येय में सम्यक्‌ प्रकार से स्थित होना-- दोनों ही ब्युत्पत्तियों में 
अभीष्ट है । । 


व्येय में चित्त की सुदृढ़ स्थिति निरन्तर शअ्रम्यास और वराग्य पर निर्भर 

रती है | गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने श्रजुन से कहा, कि “है महावाहों ! सच 
है कि चठचल मन को वश में करना कठिन काम है । पर हे कौन्तेय ! अभ्यास 
और वेराग्य से वह वश में किया जा सकता है ।”" योगसूत्र के श्रम्यासवेराग्याम्यां 
तन्निरोध:ः के द्वारा भी यह तथ्य कि, 'चब्न्चल मन का निरोध श्रम्यास और 
वेराग्य से ही हो सकता है,' सिद्ध होता है । जहां तक वौद्ध धर्म का सम्बन्ध है, 
वह अ्रभ्यास पर ही निर्भर है । * ज॑न धर्म में ध्यान के पांच कारणों में 'वराग्य 
को प्राथमिकता दी गई है ।४ वहां चित्त को वश में करने के लिए यद्यपि वाय-निरोध 
की वात को थोथा प्रमारित किया गया है, तथापि प्राणायाम का श्रम्यास कर 
मन को रोक कर, चिद्र प में लगाने की वात तो कही ही गई है, फिर भले ही 
सन और पवन स्वयमेव स्थिर हो जाते हों । जन शास्त्रों के श्रनुसार शुभोपयोगी 
का मन जब तक एकदम आानन्दघन में अ्रडोल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता, 
तब तक मन को वश में करने के लिए पंच परमेष्ठी. और श्रोंकारादि. मंत्रों का 
व्यान करना होता है, फिर शर्ने: शर्नें: मन शुद्ध आत्म-स्वरूप पर टिकने लगता 
है । चोौदह ग्रुण॒स्थानों पर क्रमश: चढ़ने की वात भी अ्रभ्यास की ही कहानी है । 
शुद्ध अहिसा तक पहुँचने के लिए सीढ़ियां वनी हुई हैं । इस भांति. समृचा जैन 
सिद्धांत अभ्यास और वीतरागता की भावना पर ही निर्भर है ।* 
असंशरयय महावाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। अम्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण व गह्मते ।। 
महात्मा गांवी, अ्रनासक्तियोग, श्रीमज्भूगतद्गीता भापा-टीका, ६/३४ पृ० ६२, सस्ता 
साहित्य, मण्डल, नयी दिल्‍ली १६४६९ ई० ॥ । 
पातज्जल यांगसूत्र, १/१२ | 


चर 


८ 


न्श्पो 


मरतंसिह उपाध्याय, बौद्ध दर्शन और अन्य भारतीय दं्णन, द्वितीय भाग, पृ० ६० 8, 

बंगाल हिन्दी मंडल, वि० सं० २०११ ॥ 

४. आचार्य योगीन्द्र, परमात्म प्रकाश, १६२ वें दोहे की ब्रह्मदेवकत स स्क्ृत-टीका 
पृ० ३६१, डा० ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित, परमश्रुत प्रभावक मंडल बम्बई 


१६३२७ ६० | 


५. परमात्म-प्रकाश, पं० जगदीशचन्द्र-कृत हिन्दी-अनुवाद, घृ० ३०६ | 


 - ध्यान और समाधि 


समाधि की तुलनात्सक व्याख्या 


* जैन शास्त्रों में अनेक स्थानों पर उत्कृष्ट ध्यान के श्रर्थ में ही समाधि 
शब्द का प्रयोग हुआ है । भावप्राभृत' की वहत्तरवीं गाथा में 'समाधि' शब्द 
उत्तम ध्यांन का हो द्योतक है। *. आचारये समन्तभद्र ने अपने 'स्वयम्भूस्तोत्र' 
- के सतहत्तरवें, तिरासीवें और एकसौ दसवें श्लोकों में समाधि, सातिशयध्यान 
और शुक्ल ध्यान को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है। आचार्य उमास्वाति ने 
'धर्म्य ध्यान! और “शुक्ल ध्यान' को मोक्ष का हेतु कहकर उनके समाधि रूप की 
घोषणा की है। * श्री योगीन्दु ने भी 'ध्यान' शब्द का प्रयोग “समाधि अर्थ में 
ही किया है। * पण्डित प्रवर भशाशाधर ने 'जिनसहख्रनाम' की स्वोपज्ञवत्ति में 
समाधिराट' की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है--समाधिना शुक्लध्यानेन केवल 
ज्ञानलक्षणेन राज॑ते शोभते ।४ . भ्रर्थात्‌ केवलज्ञान है लक्षण जिसका, ऐसी शुक्ल 
ध्यान रूप समाधि से जो सुशोभित हैं, वे ही 'समाधिराट्‌' कहलाते हैं । पात्तव्जल 
. योगसूत्र में ध्यानमेव . ध्येयाकारं. निर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमेव यदा 
-भवति ध्ययेस्वभावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते *: के द्वारा ध्येयाकार निर्भासध्याव 
. को ही समाधि! कहा गया.है । यहां ध्यान के चरम -उत्कर्ष का नाम ही समाधि 
है । समाधि, चित्तस्थैर्य की सर्वोत्तम अवस्था है.। भगवान बुद्ध ने 'सम्बोधि-लाभ' 
- करते संमय चार ध्यानों को प्राप्ति की थी, 'मज्मिमनिकाय' में इनको समाधि 

संज्ञा से श्रभिहित किया गया हैं । * बौद्ध साधना पद्धति में ध्यान” का केंद्रीय 

स्थान है।। शील के बाद समाधि (ध्योन) और समाधि के अभ्यास से प्रज्ञा 
(परम ज्ञान): की प्राप्ति होती है। शास्ता की यह वाणी--“भिक्षुओं, ध्यान 
करो ।:प्रमाद मत करो ।” सहस्रों वर्षों तक घ्वनित होती रही है । यद्यपि बौद्ों 
में ध्यान-सम्प्रदाय की विद्यमानता के लिखित प्रमाण नहीं मिलते, परन्तु उसकी 
परम्परा बुद्ध के समय से ही अवश्य चली. आ रही थी, ऐसी चीनी. परम्परा के 


आचार्य कुन्दकुन्द, 'सावप्राभृत, गाथा ७२ । 
: उमास्वाति, -तत्वार्थसूचं, .६/२६ । 
योगीन्दु, परमात्मप्रकाश, दृह्ा १७२, १८७ - " 
पं०-आशाधर, जिनसहस्रनाम, स्वोपन्ञवृत्ति ६/७४, पृ० ६१ भारतीय ज्ञानपीठ काशी । 


* पातज्जल. योगसूत्र, व्यासमाष्य, ३४३ मेजर वी. डी. - वसु-सम्पादित, इलाहाबाद, 
१६२४ ३० | 


देखिये-मज्मिमनिकाय, चूलहत्थि, पदोपमसुत्त 


हद #4 0 दुण 2० 


तर श॥। 


सालम्ब में मन को टिकने के लिए सहारा मिलता है, जबकि निरवलम्ब में उसे . 
अनाधार में ही लटकना होता है | चंचल मन पहले तो किसी सहारे से ही 


टिकना सीखेगा, तव कहीं निराधार में भी ठहर सकने योग्य हो सकेगा । श्री 


योगीन्दु के मतानुसार चिन्ता का समूचा त्याग मोक्ष को देने वाला है, उसकी 
प्रथम अवस्था विकल्प-सहित होती है । उसमें विषय-कषायादि श्रशुभ ध्यान के 


निवारण के लिए और मोक्ष-मार्ग में परिणाम हृढ़ करने के लिए ज्ञानी जन जो _ ॒ 


भावना भाते हैं, वह इस प्रकार है--“चतुर्गति के दु:खों का क्षय हो,, श्रष्टकर्मो 
का क्षय हो, ज्ञान का लाभ हो, पंचम गति में गमन हो, समाधि में मरण हो और 
जिनराज के गुणों की सम्पत्ति मुभको प्राप्त हो ॥” यह भावना : चौथे, पांचवें 
श्र छठे गुणस्थान में ही की जाती है, आगे नहीं ।१ सालम्ब. समाधि में मन को 
टिकाने के लिए तीन रूपों की कल्पना की गई है--पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ ;। 
शरीर युक्त आत्मा पिण्डस्थ, पंच - परमेष्ठी और ओंकारादि मंत्र पदस्थ, तथा 
अहंन्त रूपस्थ कहे जाते हैं । * श्राचार्य देवसेन ने स्पष्ट कहा है कि सर्वसाधारण 
के लिए निरवलम्ब ध्यान सम्भव नहीं, श्रत: उसे सालम्ब ध्यान करना 
चाहिए। ३ प 3 


सालम्ब समाधि का प्रारम्भिक रूप सामायिक है। सोमायिक का .अर्थ 
ग्ररिहंतादि का नाम लेना श्रौर किसी मन्त्र का जाप जपना-मांत्र ही नहीं. है 
अपितु वह एक ध्यान है, जिसमें यह सोचना होता हैँ कि यह संसार चतुर्गतियों 
में भ्रमण करने वाला है, श्रशरण, अ्रशुभ, श्रनित्य और दुःख-रूप है । मुझे 
इससे मुक्त होना चाहिये ।४ सामायिक का लक्षण बताते हुए एक आचाय ने 
कहा हैं 


समता सर्वेभुतेषु संयम: शुभभावना 
आत्तेरोद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक ब्रतम्‌ ।। 


१. आचार्य योगीन्दु, परमात्मप्रकाश, पं० जगदीशचन्द्र-कत हिन्दी-अनुवाद, पर० ३२७-२८। 

२. आचार्य वसुनन्दि, वसुनन्दिक्षावकाचार, गाथा ४५६, ४६४, ४७२-४७४५ भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २००६९ | 

३. आचार्य देवसेन, मावसंग्रह, गाथा ३८२, ३८८; मरिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, 
बम्बई, १६२१ ई० । आओ की ् 

४. आचायें समन्तभद्र, समीचीन धर्मशास्त्र, ५३१४, पृ० १४०; वीर-सेवा मन्दिर, दिल्ली, 
१६५५ ई०। | 


अर्थात्‌ जिस ब्रत में सव प्राणियों . में समता-भाव, इन्द्रिय-संयम, शुभ- 
भावना का विकास तथा आत्तं-और रौद्र ध्यानों का त्याग किया जाता है, वह 
सामायिक ब्रत कहलाता है । सामायिक के पांच -अतिचार हैं--मन-वचन-काय 
का असत्‌-प्रयोग, अनुत्साह और अनैकाग्रता ।* इनसे सामायिक में दोष उत्पन्न 
'हो जाते हैं । इस भांति एकाग्रता सामायिक का गुण और अनेकाग्रता दोष हे । 
इसी एकाग्रता का विकसित रूप समाधि का मूलाधार हैँ । वास्तव में सामायिक 
- गृहस्थ-श्रावंकों का एक ब्रत है। आाचाये कुन्दकुन्द ने इसे शिक्षा-ब्रतों में गिना 
है।* स्वामी कीतिकेय ने अपने 'अनुप्रेक्षा नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में गृहस्थ के वारह 
धर्मों में सांमाथिक को चौथा स्थान दिया हु । आचाये उमास्वाति, समन्तभद्र, 
जिनसेन, सोमदेव, देवसेन, अमितगति, श्रमृतचन्द्र, आचाये वसुनन्दि और पंडित 
प्रवर आ्राशाधर ने भी सामायिक के महत्व को स्वीकार किया है। उन्होंने यहां 
तक कहा है.कि सामायिक में स्थित गृहस्थ सचेलंक मुनि के समान होता हैं ॥7 
सामायिक कम से. कम दो घड़ी- या एक मुहत्ते (अड़तालीस मिनट) 'तक 
करनी चाहिए ।४ .. 


] तनिविकल्प समाधि में मन.को टिकाने के लिए .किसी आ्रालम्बन की श्राव- 
श्यकंता नहीं होती । यहां तो 'रूपातीत॑ का ध्यान करना होता है । शरीर के 
- जाल से पृथक शुद्धात्मा अ्रथवा भगवान सिद्ध ही 'रूपातीत' कहलाते हैं।* उन 
पर जब मन ठहर उठता-हूँ, तभी निविकल्प- समाधि -का -्रारम्भ- समभनां 
चाहिए। आचार्य योगीन्दु:ने निविकल्प समाधि की परिभाषा बतलाते हुए लिखा 
हँ-- सयलवियप्पहं जो विलउ परम समाहि मण्णंति । तेण सुहासुह भावड़ा मुरिि 


१. देखिये वही, ५१५ पृ० १४२। 

२. आचाय कुन्दकुन्द, चरित्रपाहुड, गाथा २६। 

३. आचाये समन्तभद्र, समीचीनघर्म शास्त्र, ५।१२, प्ृ० १३९, वीर-सेवा मन्दिर, दिल्ली 
श्श्श्श्ईगव । 


वसुनन्दिश्रावकाचार की प्रस्तावना, पं० हीरालाल-कृत, पृ० ५५, भारतीय ज्ञानपीठ 
काशी । 


' "५, -वण्णरस-गंध-फासेहि वज्जिओ शाण-दंसरा सरूवो । 
. ज॑ंभाइज्जइ एवं त॑ भाणं रूव रहिये ति ॥॥ ४७६ ॥॥ 


“-वसुनन्दि, वसुनन्दिश्रावकाचार, पं० हीरालाल सम्पादित, पृ० २८०, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी । - 


सयलवि मेल्लंति ।* श्रर्थात्‌ सकल विकल्पों का विलीन होना ही परम समाधि 
है, इसमें मुनिजन शुभ और अशुभ भावों का परित्याग कर देते हैं । श्रपने इसी 
मत की पुष्टि करते हुए आचार्ये ने एक-दूसरे स्थान पर कहा है कि “जब तक 
समस्त शुभाशुभ परिणाम दूर न हों, मिटे नहीं, तव तक रागादि विकल्प-रहित 
शुद्ध चित्त में सम्यग्दर्शन ज्ञान-चा रित्र रूप शुद्धोपयोग जिसका लक्षण हे, ऐसी परम 
समाधि इस जीव के नहीं हो सकती ।* उन्होंने यहां तक कहा कि“ केवल घिषय 
कपायों को जीतने से क्या होता है, मन के विकल्प मिटाने ही चाहिए, तभी वह 
परमात्मा का सच्चा आराधक कहा जायेगा ।/ आराचार्य कुन्दकुन्द ने 'पट्पाहुड' 
में लिखा है कि “जो रागादिक अन्तरंग परिग्रह से सहित हैं और जिन भावना 
रहित द्रव्य-लिग को धार कर निग्न न्थ बनते हैं, वे इस निर्मल जिन-शासन में 
समाधि ओर वोधि को नहीं पाते । ४ इस भांति आचार्य कुन्दकुन्द ने रागादिक 
अन्तरंग परिग्रह के त्याग को समाधि के लिए आवश्यक वतलाया | बाह्य ज्ञान से 
शून्य निविकल्पक समाधि में विकल्पों का श्राधार भूत जो मन है वह अ्रस्त हो 

जाता हैं, श्र्थात्‌ निज स्वभाव में मन की चंचलता नहीं रहती । जिन मुनीश्वरों 
का परम समाधि में निवास है, उनका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है, मन भर 
जाता हैं, श्वासोच्छवास रुक जाता है और कंवल्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता हैँ ।* 

आचार समन्तभद्र ने यह स्वीकार किया है : 


स्वदोषमुलं स्वसमाधितेजसा, निनाय यो निर्देयभस्मसात्करियाम्‌ । 
जगाद तत्व जगतेडथिने्ञज्जसा, वभूव च॒ ब्रह्मंपदामृतेश्वर: ॥॥* 


अर्थात्‌ समाधि-तेज से अपने आ्ात्म-दोषों के मूल कारण को निर्देयतापूर्वक 
भस्म कर यह जीव ब्रह्म-पदरूपी श्रमृत का स्वामी हो सकता है । 


१. आचार्य योगीन्दु, परमात्मप्रकाश, डा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित, दोहा १६०, प्रु० 
... ३२८, प्र० मंडल, वम्बई । 
देखिये वही, दोहा १६४, पृ० ३३२ । 


दर 


देखिये वही, दोहा १९२, प्रृ० २३१ । 

आचार्य कुन्दकुन्द, पद्पाहुड, भावपाहुड, ७२ वीं गाथा पृ० ७८, प्रकाशक वाबू 

सूरजमान वकील, देवबंद । 

५. आचार्य योगीन्दु, परमात्मप्रकाश, डा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित, दोहा १६२, 
पृ० ३०६, वम्बई | 

६. आचार्य समन्तभद्र, स्वयम्भू-स्तोत्र, १।३, वीर-सेवा मन्दिर, सरसावा । 


38 


योगसूत्र में समाधि की परिभाषा लिखते हुए कहा. गया है-- 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशुन्यसिव समाधि: । ” श्रर्थोात््‌ ध्येयाकार - 
 निर्भास ध्यान ही जब ध्येय स्वाभावावेश से अपने ज्ञानात्मक स्वभाव शून्य के समान 
होता है, तव उसे समांधि. कहते हैं । * ध्यान करते-करते जब हम ओत्स- 
विस्मृत हो जायें, जब केवल ध्येय-विषयक सत्ता की ही उपलब्धि होती रहे तथा 
अपनी सत्ता विस्मृत हो जाये, और ध्येय से अपना पृथक्त्व ज्ञानगोचर न. हो, तब 
ध्येय. विषय पर उस प्रकार का चित्तस्थैर्य ही समाधि है ।? , इसमें ध्येय की सत्ता 
प्रतिभासित होती है। अतः: वह सालम्ब, सबीज और सविकल्पक समाधि 
कहलाती है । विषय-भेद से यहं समाधि-रूपरसादिय्राह्मय विषयक, श्रहद्धारादिग्रहण 
विषयक, अहमत्वमात्रगृहीतृपदस्थविषयक तीन प्रकार की कही जाती है, जो 
जैनों के पिंण्डस्थ, पदस्थ और. रूपस्थ से मिलती-जुलती है। सब वृत्तियों के . 
निरूद्ध होते पर संस्कार-शेष रूपं-समाधि असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है ।४ 
इसका साधन परवेराग्य है; क्‍योंकि सालम्बः अभ्यास इसका साधन नहीं हो 
सकता | विराम का कारण परवेराग्य, वस्तुहीन श्रालम्बन के सहारे प्रवत्त होता 
है। उसमें कुछ भी चिन्त्य, पदार्थ नहीं रहता । .वह श्र्थ-शून्य है और उसका 
'अ्रभ्यासी चित्त निरालम्व और अभावापन्न-सा होता है । इस प्रकार की निर्वीज 
समाधि ही असंग्रज्ञात समाधिं कही जाती है ।* इसे ही जेन लोग निर्विकल्पक 
समाधि कहते हैं। समाधि का यह द्विविध वर्गीकरण बौद्धों में 'उपचार' और 
 अपंणा' के नाम से स्वीकार किया गया है । विसुद्धिमग्ग' में उपचार-समाधि की 
परिभाषा लिखी है-- कुसलचित्तेकग्गता समाधि: *;-- कुशलचित्त में, श्रर्थात्‌ 
शुद्ध आत्मा में, मन के एकाग्र होने को समाधि कहते हैं ।. इस सूत्र की व्याख्या 
से स्पष्ट है.कि.यह सालम्ब॑ समाधि है। व्याख्यां इस प्रकार है-- एकारम्मणे 
चित्तचेतेसिकानं, सम॑ सम्मा च आधानं समांधानम्‌ ९; अर्थात्‌ एक, ्रालम्बन में 


१. देखिये योगसूत, ३।३ * 
२. : योगसन्रे ३३३ का व्यास-भांष्य । न्‍ । | 
३. पातज्चल योगदर्शन, भागीरथ मिश्र-संम्पांदित, श्री मद हरिहरानंन्द-कृत हिन्दी-व्याख्या 
. -पृ० २१४, लखनऊ वि० वि० | हल ॥ ॥ 
४. देखिये योगसूत्र, ११८८ ग 
५. देखिये, योगसत्र, १।१८ का व्यास-भाष्य । 


६. आचार्य वुद्धघोष, विसुद्धिमग्ग, कौसाम्बीजी की दीपिका के साथ, तृतीया परिच्छेद, 
पृ० ५७॥। 


' ७. श्राचाय॑ बुद्धघोष, विसुद्धिमग्ग, तृतीय परिच्छेद, प्र० ५७१. 


चित्त और चित्त की वृत्तियों का समान श्रौर सम्यक्‌ स्थित हीना समाधान है। 
--समाधानट्ठेन समाधि:; अर्थात्‌ समाधानाथ ही समाधि है । यहाँ 'एकारम्मरणों' 
के द्वारा आलम्बन की वात स्पष्ट ही भलकती है | श्रर्पणा-समाधि वह है, 
जिसमें आलम्बन के मान की आवश्यकता नहीं होती और मन निरवलम्ब में ही 
व्किता है । 


जेन आचार्यों ने योगसूत्र की भाँति, निविकल्पक समाधि में आत्मविस्मृतत 
हो जाने की वात स्वीकार नहीं की । वहाँ तो योगी सोता नहीं, अपितु जागरूक 
होता है । वह मोक्ष तक की इच्छा-कामनाओं को छोड़कर अपने शुद्ध आत्मस्वरूप 
को प्राप्त कर लेता है। श्रात्म-विस्मृति गीता की 'समाधि' में भी नहीं होती । 
श्री अरविन्द ने लिखा है, समाधिस्थ मनुष्य का लक्षण यह नहीं है कि उसको 
विषयों, परिस्थितियों, मनोमय और अन्नमय पुरुष का होश ही नहीं रहता और 
शरीर को जलाने तथा पीड़ित करने पर भी इस चेतना में लौटाया नहीं जा 
सकता, जैसा कि साधारणतया लोग समभते हैं; इस प्रकार की समाधि तो 
चेतना की एक विशिष्ट प्रकार की प्रगाढता है; यह समाधि का मूल लक्षण नहीं । 
समाधि की कसोटी है-- सव कामनाओञ्रों का वहिष्कार, किसी भी कामना का 
मन पर चढ़ाई न कर सकना; और यह वह आन्‍्तरिक अवस्था है जिससे स्वत- 
च्त्रता उत्पन्न होती है । आत्मा का आनन्द अपने ही अन्दर जमा रहता है और 
मन सम, स्थिर तथा ऊपर की भृमिका में ही अवस्थित रहता हुआ आकर्षणों 
ओर विकर्षणों से तथा वाह्मय जीवन के घड़ी-घड़ी वदलने वाले आलोक, अन्धकार, 
तूफानों तथा भंकेटों से निलिप्त रहता है।'* यौगिक समाधि से गीता की 
समाधि सर्वथा भिन्न है । गीता में कम सर्वोच्च अवस्था तक पहुँचने का साधन है 
ओर मोक्ष-लाभ कर चकने के वाद भी वह वना रहता है; जब कि राजयोग में 
सिद्धि के प्राप्त होते ही कर्म की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती ।* 


पातञजल समाधि में पवन को. वाडछापूर्वक श्रवरूद्ध करना पढ़ता है; 
किन्तु जैनों के ध्यानी मुनियों को पवन रोकने का यत्न नहीं करना पड़ता । विना 
ही यत्न के पवन रुक जाता है श्र मन अ्रचल हो जाता है-- ऐसा समाधि का 
प्रभाव है । 'पाञजल योग' में समाधि को शूुन्य-रूप कहा है, किन्तु जेन ऐसा नहीं 
मानते; क्‍योंकि जब विभावों की शून्यता हो जायेगी, तब वस्तु का ही श्रभाव हो 


१. अरविन्द, गीता-प्रवन्ध, प्रथम भाग, पृ० १८७-१८८ | 
२. देखिये, वही, पृ० १३ 


जायेगा । योगसृत्र में अ्रम्बर का अर्थ आकाश लिया गया है,. तव जनों ने आात्म- 
स्वरूप को अ्रम्वर, श्रर्थात्‌ शून्य कहा है । “जसे श्राकाश द्रव्य सव द्रव्यों से भरा 
हुआ है, परन्तु सबसे शून्य अपने स्वरूप में है, उसी प्रकार चिद्रप आत्मा रागादि 

ब उपाधियों से रहित है, - शुन्य-रूप है, -इसलिए श्राकाश शब्द का श्र शुद्ध 
आत्म-स्वरूप लेना चाहिए ।”१ ै 


समाधि और भक्ति 


योगसूत्र में ईश्वर-प्रसिणिधान को ही समाधि का कारण माना है ।* ईश्वर 
का अ्रर्थ है 'पुरुष-विशेष', जो पूर्वजों का भी गुरु है और जिसमें निरतिशय सर्वज्ञ 
के वीज सेव प्रस्तुत रहते हैं। प्रणिधान का अर्थ है-- भक्ति । ईश्वर की भक्ति 
से समाधि के मार्ग में आने वाली सभी वाधाएँ शान्‍्त हो जाती हैं। प्रणव का 
जाप, मन्त्रोच्चारण और भ्रर्थ-भावन इसी ईश्वर-भक्ति के द्योतक हैं ।? गीता में 
भी भक्ति को योग की प्रेरणा-शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है | गीता की 
व्याख्या करते हुए श्री अरविन्द ने लिखा है, यह योग उस संत्य की साधना है 
' जिसका ज्ञान दर्शन कराता है श्रोर इस साधना की प्रेरक शक्ति है-- एक प्रकाश- 
मान शक्ति, एक शाक््त या उम्र आत्मसमर्पण का भाव-उस परमात्मा के प्रति 
जिन्हें ज्ञान पुरुषोत्तम के रूप में देखता है ।”* जैन शास्त्रों में धर्म्य ध्यान के 
चार भेद किये गए हैं, जिनमें सबसे पहला है आज्ञा-विचय' ।* “विवेक' और 
“विचारणा' विचय के पर्यायवाची नाम हैं । श्राज्ञा-विचय का श्रर्थ है-- भगवान 
जिन की आज्ञा में अट्ट श्रद्धा करना । श्राज्ञा सर्वज्ञ-प्रणीत आगम को कहते हैं । 
' झ्राचाय पूज्यपाद ने कहा है, “तान्यथावादिनो जिना: इति गहनपदार्थश्रद्धानाद 
वधारणमाज्ञाविचय:” ।* अर्थात्‌ भगवांत्‌ जिन अन्यथावादी नहीं होते; इस 
प्रकार गहन पदार्थ के श्रद्धान द्वारा अर्थ का अ्रवधारण करना आज्ञा-विचय धर्म्य 


१. आचार्य योगीन्दु, परमात्मप्रकाश, डा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित, १६४वें दोहे का 
हिन्दी-भावार्थ, पृ० ३०८, वम्बई.. | ' ॥ 
पातजञ्जल गोगदशेन, १२३, पुृ० ४९ 

, पातञ्जल योगदर्शन; १२४-२८, पृ० ५०-६० - 

अरविन्द, गीता-प्रवन्ध, भाग १, पृ० १३४ 

« आज्ञापाय-विपाक-संस्थानविचयाय धम्यम्‌ ।--तत्त्वार्थसूत्र ६।३६ 

आचाये पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि, पं० फूलचन्द शास्त्रि-सम्पादित, पृ० ४४६, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी " 


60 जूही 00 का व 


ध्यान है । भ्राज्ञा-विचय के दूसरे अर्थ का उद्भावन करते हुए श्राचाये ने कहा है; _ 
“भगवान्‌ जिन के तत्व का समर्थन करने के लिए जो तक॑, नय और प्रमाण की 
योजना-रूप निरन्तर चिन्तन होता है, वह सर्वज्ञ की श्राज्ञा को प्रकाशित करने 
वाला होने से श्राज्ञा-विचय कहलाता है |” प्रत्येक दशा में भगवान्‌ जिन आर 
उनकी आज्ञा पर पूर्ण श्रद्धा की वात है । इस भाँति धर्म्य ध्यान, जिसे मोक्ष-मार्ग 
का साक्षात्‌ हेतु कहा गया है, भगवान जिन में श्रद्धा करने की वात कहता है । 
यह वात गीता के आ्रात्म-समर्पेण तथा पातञ#जल योग के ईश्वर-प्रशिवान से 
किसी दशा में कम नहीं है । तीनों ही भक्ति श्रौर समाधि के स्थायी सम्बन्ध की 
घोषणा करते हैं । 


सालम्ब समाधि के प्रकरण में रूपस्थ ध्यान की बात कहीं जा चुकी है । 
समवशरण में विराजित भगवान शअ्रहँन्त ही रूपस्थ हैं। रूपस्थ इसलिए हैं कि. 
उनके रूप है और आकार है । रूपस्थ ध्यान में ऐसे 'रूपस्थ' पर मन को टिकाना 
होता है । किन्तु इसके पूर्व मन का उधर भुकना अनिवारय है, श्रौर मन श्रद्धा के 
विना नहीं भूंक सकता, श्रत: मन की एकाग्रता के पूर्व श्रद्धा का होना अनिवार्य 
है । अहँन्त की पूजा, स्तुति और प्रार्थना श्रादि में लगी हुई एकाग्रता और इस 
ध्यान वाली एकाग्रता में वाह्म रूप से कुछ भी श्रन्तर हो; किन्तु दोनों ही के मूल 
में अ्गाध श्रद्धा की भूमिका है। श्रद्धा भक्ति-रस का स्थायी भाव है.। पदस्थ 
ध्यान में एक अ्रक्षर को श्रादि लेकर अनेक मन्त्रों का उच्चारण करते हुए पंच 
प्रमेष्ठी' का ध्यान किया जाता है। मन्त्रों के उच्चारण की , एकतानता में. 
श्राराध्य के प्रति मन की जो एकाग्रता पुष्ट होतीं है, .बह ध्यान वाली एकाग्रता 
से कम नहीं है| मन्त्रोच्चाररण, स्तुति-स्तवन, पुजा-अ्रर्चा और ध्यान आदि सभी 
भक्ति की विभिन्न शैलियाँ हैं, जो श्रद्धा के प्रेरणा-त्रोत से ही सदेव सञ्चालित 
होतो हैं । ह | | 


सामायिक भी एक प्रकार का ध्यान है,- जिसका निर्देशन उन ग्रहस्थ 
श्रावकों के लिए हुआ है, जो साथु नहीं हो सके हैं । आवक के. शिक्षात्रतों में 
इसका प्रथम स्थान है। सामायिक के स्वरूप से स्पष्ट है कि वह भक्ति का ही. 
एक अंग-मात्र है। सामायिक में भी,. ग्रृहस्थ श्रावक को अपना मन पंच परमेष्ठी 


१, तत्त्वसमर्थनार्थ तकनयप्रमाणयोजनपर : स्मृतिसमन्वाहार 5 सर्वज्ञाज्ञाप्रकाशनाथैत्त्वादाज्ञ- 
विचय: इत्युच्यते ।' 00 आए ' या 
-+आचायें पुज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि, ६३६ का भाष्य, पृ० ४४६ « 


« पर केन्द्रित करना पड़ता है । “ चरित्तपाहुड' की छब्बीसवीं गांथा...का हिन्दी 
अनुवाद करते हुए पं० जयचन्द छावड़ा ने लिखा है, “सामायिक श्रर्थात्‌ राग-द्वेष 


' को त्याग कर, गृहारम्भ-सम्बन्धी सर्व प्रकार की पाप-क्रिया से निवत्त होकर, 


एकान्त स्थान में बैठकर अपने आत्मिक स्वरूप का चिस्तवन करना व “पंच 
_ परमेष्ठी' का भक्ति-पाठ पढ़ना, उनकी वन्दना करना, यह प्रथम शिक्षा-ब्रत है ।” " 

'इस प्रकार आचोये वसुनन्दि ने जिन धर्म और जिन-वन्दना* को सामायिक 
कहां है और आचारय॑ ख्तसागर ने समता के चिन्तवन को सामायिक कहा है ३ 
आचार्य अमितगति सूरि के 'सामायिक-पाठ” में निबद्ध शलोक॑ भक्ति के ही 
.निदर्शक हैं। एक स्थान पर उन्होंने लिखा. है, “जैसे अन्धकार-समूह सूर्य. को छू 

भी नहीं पाते, वेसे ही कर्म कलंक जिसके पास फटक. भी नहीं “सकते, ऐसे नित्य 
और निरञ्जन भगवान की शरण में मैं जाता हूँ ।४ एक दूसरे स्थान पर 
उन्होंने भगवान्‌ को हृदय में स्थापित करने की भावना -भाते हुए लिखा है, “बड़े- 
बड़े मनियों के सम॒ह जिसका स्मरण करते हैं, सब नर नारी और देवताओं के इन्द्र 
जिसकी स्तुति करते हैं, तथा वेद भर पुराण शास्त्र जिसके गीतों. को गाते 
नहीं रुकते, ऐसे देवों के देव भगवान्‌ हमारे हृदय में विराजमान हों ।* 


१. आचार्य कुन्दकुन्द, षट्पाहुड में चरित्तपाहुड, २६वीं गाथा का हिन्दी-अनुवाद, प्रकाशक 
-" सूरजमान वकील, देववंद |... - | 
२. आचाये वसुनन्दि, वसुनन्दिश्रावकाचार, गाथा २७४-७५, पृ०.१०७ भारतीय. ज्ञानपीठ 
: काशी । 2 
३: देववन्दनायां नि:संक्‍्लेशं सर्वप्रारिसमताचिन्तनं सामांयिंकमित्यर्थ: । 
' “आचार्य श्रुतसागर, तत्वार्थवृत्ति, ७४३२१ का भाष्य, पृ० २४५, भारतीय ज्ञानपीठ, 
..... काशी रा ता 
४." न स्पृश्यते कर्मकलद्डूदापे:, यो ध्वान्तसंघेरिव तिग्मरश्मि: ।.' 
:“, निरण्जनम्‌ नित्यमनेकमेकम्‌, त॑ देवमाप्तं . शररखं प्रप्ये ॥ 
' --अ्रमितगतिसूरि, सांमायिक पाठ, ब्रह्मचारी: शीतलग्रसाद जैन-संम्पादित, १८वां 
. इलोक, पृ० १७ धर्मंपुरा, देहली । ह ः 
५.  यः स्मर्यते सर्वमुनीर्द्रंव॒न्देः, यः स्तू॑यते सर्वनरामरेन्द्र 
. यो गोयते वेदपुराणशास्त्रै:, स देवदेवों हृदये ममास्तामू॥ 
--देखिये वही, १२वां श्लोक, पृ० १४. 


समाधिसररा और उसके भेद 


समाधिमरण दो शब्दों-समाधि और मरण से मिलकर बना है। इसका 


श्र्थ है-- समाधिपूर्वक मरना । शुद्ध आत्मस्वरूप पर मन को केन्द्रित करते हुए . 


प्राणों का विसर्जन समाधिमरण कहलाता है। सभी घर्मो के आचार्यों ने जीव - 
के अन्त-काल को अत्यधिक महत्त्व दिया है। जेन आचायों ने तो यहाँ तक लिखा 
है कि जीवन-भर की तपस्या व्यर्थ हो जाती है, यदि अन्त समय में राग-हढ् प को 

छोड़कर समाधि धारण न की । आचार्य समन्तभद्र का कथन है-- अन्तक्रियाधि- 
करण तपःफल सकलद्शिन: स्तुवते । तस्माद्यावद्विभव॑ं समाधिमररणों प्रयतित 
व्यम्‌ ।* श्रर्थात्‌ तप का फल अन्तक्तिया के आधार पर अ्रवलम्वित है, ऐसा 
सर्वदर्शी सर्वज्ञ देव ने कहा है। इसलिए यथासामर्थ्य समाधिमरण में प्रयत्तनशील 
होना चाहिए । श्री शिवायकोटि ने 'भगवती-श्राराधना' में लिखा है-- सुचिरा 
मिवरणिरदिवारं विहरित्ता णाण दंसण चरित्ते । मरणे विराधयित्ता श्रनंत- 
संसारिय्रो दिटद्दो ।४ श्रर्थात्‌ दर्शन, ज्ञान और चरित्र-रूप धर्म में चिरंकाल तक 
निरतिचार प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य भी यदि मरण के समय उस धर्म की 
विराधना कर बेठता है, तो वह संसार में श्रनन्त काल तक घूम सकता है । 
समाधिमरण का विधान सभी के लिये है । 


समाधिमरण के पाँच भेद हैं-- पण्डितपण्डित, पण्डित, बालपण्डित॑, वाल 
श्रौर बाल-वाल । इनमें से प्रथम तीन श्रच्छे और अ्रवशिष्ट दो बुरे हैं। वाल-बाल 
मरण मिथ्यादृष्टि जीवों के, बाल-मरण अ्रवरित सम्यग्दृष्टियो के, बाल-पण् 
मरण देशब्रतियों (श्रावकों) के, पण्डित-मरण सकल संयमी साधुशों के और 
पण्डित पण्डित-मरण क्षीण॒कषाय केवलियों के होता है । पण्डितमरण के भी तीन 
भेद हैं-- पहला “भक्त-प्रत्याख्यान' कहलाता है । भक्त नाम भोजन का है, उसे 
शरने:शने: छोड़ कर जो शरीर का त्याग किया जाता है, उसे भक्त-प्रत्याख्यानं 
मरण कहते हैं। भक्त-प्रत्याख्यान करने वाला साधु अपने शरीर की सेवा-टहल 
या वेय्यावृत्य स्वयं अ्पने हाथ से भी करता है, और यदि दूसरा करे, तो उसे 
भी स्वीकार कर लेता है । दूसरा “इंगिनीमरण' है; जिसमें और तो सब 'भक्त- 
प्रत्याख्यान' के समान ही होता है, किन्तु दूसरे के द्वारा वेय्यावृत्य स्वीकार नहीं 


६. आचार्य समन्तमद्र, समीचीनधमंशास्त्र, ६१२, पृ० १६३, वीर-सेवा मन्दिर, दिल्‍ली 


शिवारयकोटि, मगवती-आरावना, गाथा १५, मुनि अनन्तकीति दिगम्वर जैन ग्रत्थमाला, 
रावाग, वम्बई. 


की जाती.। तीसरा 'पादोपगमन मरण' है । इसे धारण करने वाले के लिए किसी 
प्रकार की वेय्याव॒त्य का प्रश्न ही नहीं उठता,। इसमें तो - मरण-पर्यन्त प्रतिमा 
के समान-किसी शिला पर तदवस्थ रहना होता है ।* _ 


सल्लेखना की व्याख्या 


'समाधि-मरण ' के श्रथ में ही 'सल्लेखना' का प्रयोग होता है। सल्लेखंना 
पद 'सत्‌' और 'लेखना' दो शब्दों से मिलकर बना है। सत्‌ का अर्थ है सम्यक 
श्रौर लेखना का अर्थ है क्ृश करना; श्रर्थात्‌ सम्यंक्‌ प्रकार से कृश करना। बुरे 
को ही क्षीण करने का प्रयास किया जाता है, अच्छे को. नहीं। जन सिद्धान्त में 

' काय और कषोय को अत्यधिक बुरा कहा गया है, अश्रतः उन्हें कृश करना ही 
सललेखना है| आचांय पूज्यपाद ने 'संम्यक्कायकषायलेखना'? को और आचार्य 
श्रुतसागर ने 'संत्‌ सम्यकें लेखना कार्यस्य कषायाणों च कृशीकरणं तनूकरणं ३ 
को संललेखना कहा है । | 


मरणा-काल के उपस्थित होने पर ही सललेखना धारण -की जाती है । 
आचार्य उमास्वाति ने लिखा है-- “मारणांन्तिकीं सललेखनां जोषिता; ४ प्रर्थात्‌ 
मररण-काल आने पर गृहस्थ . को प्रीतिपूर्वक सल्लेखना धारण करनी चाहिए । 
: श्री उमास्वाति के इस सूत्र पर आचार्य पृज्यपाद की 'सर्वार्थसिद्धि,, भरट्टाकलंक 
की 'राजवात्तिक' और श्रुतसागर सूरि की 'तत्वार्थवृत्ति' भाष्य-रूप में देखी जा 
संकती है। वहाँ इस सूत्र के प्रत्येक पद की व्याख्या विस्तारपूर्वक की गई है। 
सभी ने जोपिता' का प्रतिपादन प्रीतिपूवंक धारण करने के श्रर्थ में ही किया है । 
आचाये समन्तभद्व ने 'रत्वकरण्डश्रावकाचो र में लिखा है-- उपसमगें दुर्भिक्षे जरसि 
रुजायां च निःप्रतीकारे | धर्माय तनुविमोचनमाहु: सल्लेखनामार्या: ।* श्रर्थात्‌ 
प्रतिकार-रहित असाध्य दशा को प्राप्त हुए उपसर्गे, दुर्भिक्ष जरा तथा रोग की 


१. समाधिमरण के भेदों के लिए देखिये, वट्टकेरि-कृत मूलाचार और शिवायंकोटि-कृत 

._ भगवती-आराघना । 

२. आचार्य पृज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि, ७8२२ का भाष्य, ए० ३६३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी । 

३. आचाये श्र्‌तसागर, तत्वार्थवृत्ति, ७॥२२ का भाष्य, -पृ० २४६, भारतीय ज्ञानपाठी 
काशी । बे 

४. आचार्य उमास्वाति, तत्वार्थंयूत्र; पं०. कंलाशचन्द सम्पादित, ७।२२, पृ० १६८, चौरासी 
मथुरा । 

५. आचार्य समन्तभद्र, समीचीन धरमशास्त्र, ६।१,-पु० १६० । 


दशा में और ऐसे दसरे किसी कारण के उपस्थित होने पर जो धर्मार्थ देह का: 
संत्याग है, उसे सललेखना कहते हैं । पा 


काय और कषाय को क्षीण करने के कारण सल्लेखना दो प्रकार की होती -: हु 
है-- काय-सल्लेखना, जिसे बाह्य सल्‍लेखना भी कहते हैं; और कषाय-सल्लेखना, - 


जिसे आराभ्यन्तर सल्लेखना कहते हैं। श्री शिवार्यकोटि ने 'भगवती-श्राराधना' में... 


लिखा है-- एवं कदपरिकम्मो श्रव्भंतर वाहिरम्मि सल्लिहरों । संसार मोक्ख़बुद्दी, 
सब्बवरिल्लं तवं कुणदि | श्रर्थात्‌ "ऐसे श्राम्यन्तर सललेखना और बाह्य सल्लेखना 
ताके विषय वंध्या है परिकर जाकें, अर संसार तें छूटने की है बुद्धि जाकी, ऐसा 
साधु सो सर्वोत्कृष्ट तप कू' करे है ।”” इन्हीं दो भेदों का निरूपण करते हुए 
आचार्य पूज्यपाद का कथन है--कायस्य बाह्मस्याम्यन्तराणां व कषायाणां : 
तत्कारणहापनक्रमेण सम्यग्लेलना सललेखना*; श्रर्थात्‌ु, वाहरी शरीर और 
भीतरी कषायों को पुष्ट करने वाले कारणों को शर्ने:-शने: घटाते हुए, उनको 
भले प्रकार कृश करना सललेखना है । आचार श्रुतसागर ने तो स्पष्ट ही कहा है- 
कायस्य लेखना वाह्यसल्लेखना । कषायाणां सललेखना अभ्यन्तरा सल्लेखना:ं 
श्र्थात्‌ काय की सललेखना बाह्य सल्लेखना और कषायों की सल्लेखना श्राभ्यन्तर 
सललेखना कही जाती हूँ । काय वाह्य है श्रोर कषाय आच्तरिक । 


आचार्य कुन्दकुन्द ने शिक्षात्रतों के चार भेद माने हैं, जिनमें चौथी 
सललेखना है । * श्री शिवार्य कोटि, देवसेनाचाये, जिनसेनाचार्य और वसुनन्दि 
सैद्धान्तिक ने भी सललेखना को शिक्षात्रतों में ही शामिल किया -है । -दूसरी-ओोर, 
श्राचार्य उमास्वाति ने सललेखना को शिक्षात्रतों में तो क्या, श्रावक के बारह ब्तों 
में भी नहीं गिना और एक पृथक्‌ धर्म के रूप में ही उसका प्रतिपादन किया। 
आचाये समन्‍्तभद्र, पूज्यपाद, श्रकलंकदेव, विद्यानन्दी सोमदेवसूरि, अमितगति 
और स्वामी कार्तिकेय श्रादि ने आचार्य उमास्वाति के शासन को स्वीकार किया 





१. शिवायंकोटि, मगवती-आराघना, हिन्दी-अनुवाद सहित, गाथा ७५, पृ० ४०, अनन्त- 
कीतति ग्रन्थमाला, हीरावाग, वम्वई । 
श्राचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि, ७४२२, पृ० ३६ 
आचार्य श्र्‌ तसागर, तत्वार्थवृत्ति, ७॥२२ का भाष्य, पृ० २४४ 
-« सामाइयं च पढय॑ विदियं च तहेव पोसहं मणिणयं । 
वइय॑ अतिहि पुज्जं चउत्थ संलेहणा अन्ते ॥। 
-चरित्तपाहुड, गाथा २६, पृ० २८ 


-प् >>) 


पद 


 हु। इन आचार्यों का कथन है कि 'शिक्षा' अ्रभ्यास को कहते हैं और सल्लेखना 
. मरण-समय उपस्थित होने पर धारण की जाती है, अत: उसमें अभ्यास का समय 
- ही नहीं रहता; फिर शिक्षा-त्रतों में उसकी गराना क्यों कर सम्भव हो सकती 
हैं? इसके अतिरिक्त, यदि सललेखना को श्रावक के बारह ब्रतों में गिना जाय तो' 
श्रावक को आगे की प्रतिमाएँ धारण करने के लिए जीवनावकाश ही न मिल 
सकेगा । संम्भवतः इसी कारण श्री उमास्वाति श्रादि आचार्यों ने . सललेखना को 
श्रावंक-ब्रतों से. पृथक्‌ धर्म के रूप॑ में प्रतिपधादित किया है ।" « ४ 


सललेखना और समाधिमरणख 


जैन शास्त्रों के अनुसार सल्‍लेखनो और समाधिमररणा' पर्यायवाच्री शब्द 
'हैं। दोनों की क्रिया-प्रक्रिया और नियम-उपनियम एक से हैं । आाचाय समन्तभद्र 
ने 'रत्नंकरण्डश्रावकाचार' के छठे श्रध्याय की पहली कारिका में सल्लेखना का 
लक्षण लिखा, और दसरी कारिका में उसी के लिए समाधिमरण का प्रयोग 
किया। श्री शिवायंकोटि की 'भगवती-अ्राधत्ा' में, अनेकों स्थानों पर सल्लेखना 
और समाधिमररा का प्राय: एक ही श्रथे में प्रयोग किया गया है। आचार्य 
उमास्वाति ने श्रावक. और मुनि, दोनों ही के लिए . सललेखना का प्रतिपादन कर, 
मानों सललेखना और समाधिमरण का भेद ही मिटा दिया है। किन्तु आचार्य 
कुन्दकुन्द समाधिमरण साधु के लिए और सललेखना यृहस्थ के लिए मानते थे । 
यह सच है कि 'ृत्यु| समय एक साधु शुद्ध श्रात्मस्वरूप पर, अपने मन को 
जितना एकाग्र कर सकता है, उतना ग्ृहस्थ नहीं । इस समय तक साधु अभ्यास 
.. और वराग्य के ढ्वारा समाधि धारण करने में निपुणा हो चुकता है। समाधि में 
, एकाग्रता अधिक है, सल्लेखना में नहीं । 


समाधिमरण और आत्सम-वध 


भारत के कुछ विद्वान, जेन मुनि के समाधिमरण को आत्म-घात मानते 
: हैं। आत्म-घात का शाब्दिक श्र है आत्मा का घात, किन्तु जैन दर्शन ने श्रात्मा 
को शाश्वत सिद्ध किया है. “आत्मा एक रूप से त्रिकाल में रह सकने वाला 

. नित्य पदार्थ है। जिस पदार्थ की उत्पत्ति किसी भी संयोग से न हो सकती हो 
वह पदार्थ नित्य होता है। आ्रात्मा.किसी भी संयोग से उत्पन्न हो सकती है, ऐसा 
मालूम नहीं होता; क्योंकि जड़ के चाहे कितने भी संयोग क्‍यों च करो, तो भी 


१. पं० जुगलकिशोर मुख्तार, जैनाचारयों का शासन-भेद, पृ० ४३ से ५७ तक 


उसमें चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती ।”? भावलिज्धी मुनि सर्देव विचार करता 
है, “भेरी आत्मा एक है, शाश्वत है श्रीर ज्ञान-दर्शन ही उसका लक्षण है। अन्य 
समस्त भाव वाद्य हैं ।/* इस भांति नित्य श्रात्मा का घात किसी भी दशा में 
सम्भव नहीं है। 


आत्मघात का प्रचलित श्रर्थ है--राग, द्वेष या मोह के कारण, विप, 
शस्त्र या अन्य किसी उपाय से, अपने इस जीवन को समाप्त कर लेना ।? किस्तु 
जैन मुनि की समाधि न तो राग-द्वे ष का परिणाम है, और न मोह का भावावेश । 
जैन आ्राचारयों ने समाधिमरण धारण करने वाले से स्पष्ट कहा है--यदि रोगादि 
कष्टों से घवड़ाकर शीघ्र ही समाप्त होने की इच्छा करोगे श्रथवा समाधि के 
द्वारा इन्द्रादि पदों की अभिवाञछा करोगे, तो तुम्हारी समाधि विक्ृत है ।* इससे 
लक्ष्य तक न पहुँच सकोगे | मृत्यु-समय समाधि वारण करने वाले जीव का भाव 
अपने को समाप्त करना नहीं, अपितु शुद्ध आत्म-चैतन्य को उपलब्ध करना होता 
है। वह मृत्यु को वुलाने का प्रयास नहीं करता, श्रपितु वह स्वयं श्राती है । 
उसका 'समाधिमरण', आने वाले के स्वागत की तंयारी-मात्र है। 


समाधिमरण में चिदानन्द को प्राप्त करने के लिए शरीर के मोह को 
: छोड़ना होता है। किन्तु शरीर का मोहत्याग और आअ्रात्मघात दोनों एक ही वात 
नहीं है | पहिले में संसार की वास्तविकता को समझ कर शरीर से ममत्व हटाने 
की वात है; और दूसरे में संसार से घवड़ाकर शरीर को समाप्त करने का प्रयास 
: है। पहले में सात्विकता है, तो दूसरे में तामसिकता । एक में ज्ञान का प्रकाश है 

तो दूसरे में अ्रज्ञान का श्रन्धकार। मोह त्याग में संयम है, तो श्रात्मघात में 
असंयम । समाधिमरण का उद्देश्य मोह-त्याग भी नहीं, अपितु आत्तमानन्द प्राप्त 
करना है। आत्मस्वरूप पर मन को केन्द्रित करते ही मोह तो स्वयं ही दूर हो 


१. श्रीमद्‌ राजचन्द्र, डा० जगदीशचन्द्र जैन-सम्पादित, प्रृ० ३०७ 
एगो से सास्सदो अ्रप्पा गण दंसणा लक्खणो । 
 सेसा मे वाहिराभावा सब्वे  संजोगलक्खणा || 
“जआाचाये रुन्दकुन्द, भावप्राभृत, गाथा ५६। 
. ३. - रागढ षमोहाविष्टस्यहि विषशस्त्राद्यपकरणप्रयोगवशादात्मानं घ्ततः स्वधातो मवति । 
. | -“आचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि, पृ० ३६३ 

४. जीवितमरणाशंसा-मित्रानुराग-सुखानुबन्ध निदानानि । 

॥ --वत्त्वार्थ-सूत्र ७॥३७ 


जाता है।" उसे नष्ट करने का प्रयास नहीं करना पड़ता । परम समाधि में तो 
- सभी इच्छाएँ विलीन हो जाती हैं, यहां तक कि आत्मा, के साक्षात्कार की 
अभिलाषा भी नहीं रहती । इसके अतिरिक्त जैन आगमों में आायु-कर्म' को वहुत 
- प्रबल माना गया है। चार घातिया कर्मो को जीतने वाले शअहुन्त को भी श्रायु-कर्म 
- को - बिल्कुल क्षीण होने तक इस संसार में रुंकना पड़ता है । इस तथ्य को 
. जानने वाला जैन मुनि आत्म-घात का प्रयत्न नहीं. कर सकता । तीर्थंकर का 
पष्ट निर्देश है कि आत्मघात करने वाला नरकंगामी होता-है । 


जन शास्त्रों में समाधिमररणा का उल्लेख 


प्राकृत भाषा के 'दिगम्बर प्रतिक्रमरा-सूत्र' में 'पण्डितमरणंं शब्द का 
, प्रयोग हुआ है। वहां उसके तीन भेदों का भी विशद वरोन है । यह 'प्रतिक्रमण 
सूत्र” गौतम गणधर द्वारा रचित माना जाता है। 


थ्राचार्य कुन्दकुन्द ने अपनी सभी प्राकृत भक्तियों के अ्रन्त में भगवान्‌ जिनेन्द्र 
से--“दुक्खक्खत्नो कम्मक्खश्नो बोहिलाहो, सुगइगमरां समाहिमरणं जिणगुरण 
सम्पत्ति होउ मज्मकं के द्वारा समाधिमरण की याञ्चा की :है। अनगारों ..की 
वन्दना करते हुए उन्होंने लिखा है,. एवं मए5मित्थुया अणयारा रागदोसपरिमुद्धा 
संघस्स वरसंमाहि मज्भवि-दुक्खक्खयं दितु ।* वद्धकेरस्वामीकृत “मलाचार' में 
भी अनेकों स्थानों पर समाधिमरण का प्रयोग हुंझा है । | 


श्री यतिंवषभाचाय ने “तिलोयपण्शंति' के चउच्थमहांधिकार' में कत्तियं 
बहुल्‍लसंते सादीसु दिशयरम्मि उग्गमिए । कियसंण्णा सा सब्बवे पावंति समाहि 
मररणं हि गाथा की रचना की है, इससे समाधिमरणा प्राप्त करने की श्रभिलांपा 
स्पष्ट है। दे हे | 


श्री शिवायेकीटि की 'भगवती-आराधना' समाधिमरण का ही ग्रन्थ है । 
इसमें समाधिमरणा-सम्बन्धी नियम-उपन्तियमों और भेद-प्रभेदों का विस्तार के 


१. .परमांत्मप्रकाश, दोहा, पुृ० ३२८ ह 2 
२. देखिये आचार्य कुन्दकुन्द-कृत योगिमक्ति, गाथा २३, दश-भक्ति:, आचाये प्रभाचन्द्र की 
- संस्कृत-टीका और पं० “जिनदास पाश्व॑ंनाथ के मराठी-अनुवाद सहित, पृ० १८६, 
. शोलापुर, १६२१ ई० 
३: श्राचार्य यतिवृषम, तिलोयपण्णत्ति, डा० ए० एन० उपाध्ये-सस्पादित, चउत्थ महा- 
घिकार, १५३१ वीं गाथा, पु० २४५, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, १६४३ ई० 


साथ वर्णन हुआ है । इस विषय का ऐसा असाधारण ग्रन्थ: दूसरा नहीं है । 


इसमें शौरसेनी प्राकृत की इक्कीस सो सत्तर गाथाएं है। ग्रन्थ के श्रन्त में लिखा... 


है--“भक्ति से वर्णन की गई यह भगवती आराधना संघ को तथा मुझको उत्तम . 


समाधि का वर प्रदान करे श्रर्थात्‌ू, इसके प्रसाद से मेरा तथा संघ के सभी 
प्रारियियों का समाधिपूर्वक मरण होवे ।7* 


चेइयवंदणमहाभासं' में 'दुक्लक्खश्रो की कई गाथाओं की व्याख्या की गई 
है । 'समाहिमरण' का श्रर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है--- भन्‍नइ समाहिमरणां, 
रागद्ोसेहि विप्पमुक्काणं । देहस्सपरिच्चाश्रो भवंतकारी चरित्तीणं*--अ्र्थात्‌ 
राग-द्व ष से विनिमु कत चरित्रधारियों का भवान्तकारी देह का परित्याग समाधि- 


मरण कहा जाता है। 'चेइयबंदरामहाभासं' प्राचीन प्राकृत गाथाओ्रों का एक 
संकलन-प्रन्थ है । 


आचार्य समन्तभद्र ने “रत्नकरण्डश्रावकाचार' में तस्माद्यावद्दिभवं 
समाधिमरणों प्रयतितव्यम्‌? के द्वारा समाधिमरण का प्रतिपादन किया है। 
आचार्य पूज्यपाद ने स्व-रचित संस्कृत-भक्तियों में समाधि-भक्ति पर भी : 
लिखा है। श्राचार्य जिनसेन ने अपने आदि-पुराण में लिखा है--/स्वयंप्रभा 
नामक देवी सौमनस वन की पूर्व दिशा के जिन मन्दिर में चेत्य वृक्ष के -नीचे 
पंच परमेष्ठी का भले प्रकार स्मरण करते हुए, समाधिम रण पूर्वक प्राण-त्याग 
कर स्वर्ग से च्युत हो गई ४ उन्होंने ही एक दूसरे स्थान पर लिखा है, .“जीवन 
के भ्रन्त समय में परिग्रह-रहित दिगम्बर-दीक्षा को प्राप्त हुए सुविधि महाराज 
ने विधि-प॒व्व क उत्कृष्ट मोक्ष-मार्ग की आराधना कर समाधिमरणपर्वेकः शरीर 
छोड़ा, जिससे अ्रच्युत स्वर्ग में इन्द्र हुए ।/* 


१. आराहणा मगवदी एवं भत्तीए वण्णिदा संती । 

संघस्स सिवज्जस्स च समाहिवरमुत्तमं देउ ॥। । 
--शिवारयकोटि, मगवती-आारावना, गाथा २१६८ | 

चेइयवंदणामहाभासं, श्री शांतिसूरि संकलित, मुनि श्री चतुरविजय और पं० बेचरदास- 

सम्पादित, गाथा ८६३, पृ०.१५३, श्री जैन आत्मानंद समा, मावनगर, वि० सं० १६७७ 

आचार्य समन्तभद्व, रत्तकरण्डश्रावकाचार ६।२, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, वम्बई . 

भगवज्जिनसेनाचार्य, महापुराण, प्रथम भाग पं० पन्नालाल साहित्यान्नार्य-सम्पादित 


और अनूदित, ६।५६-५७, पृ० १२४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
धर, देखिये वही, १०११६-१७०, पृ० २१२ 


ल्प 


श्री हरिषेणाचार्य बृहत्कथाकोश में 'जयसेव नृपतिं कथानकम्‌' के-' जिनेन्द्र- 
दीक्षया शुद्ध: सर्व त्यागं विधाय च । स्मरन्‌ पञ्चनंमस्कारं धर्मध्यानपरायरा: ।। 
स्वीयमुंदरं हत्वा करवाल्याउतितीक्ष्णया । समाधिमरणां प्राप्य सरिरेष . दिव 
ययौ ॥”* द्वारां और 'शकंटाल मुनिकथानकम्‌” के “तदवृत्तान्तमिदं- ज्ञात्वा 
' कृत्वा स्वालोचनांविधिम्‌'। शरीरादिकमुज्मित्वां जपन्‌ 'पडझुचनमस्कृतिम्‌ ।। 
. ग्रादाय क्षुरिकां शान्‍्तां पाटयित्वा निंजोदरं ।.. समाधिमरणां प्राप्प शकटालो दिव॑ 
' 'ययौ |” द्वारा प्रमाणित है कि नृपति जयसेन और मुनि शकटाल. दोनों ही 
ने श्रन्त समय में समाधिमरखणं धारण किया था । हे 


श्री योगीन्दु ने 'परमात्मप्रकाश' में लिखा है कि मोक्ष-मार्ग में परिणाम 

दृढ़ करने के लिए ज्ञानी जन.समाधिमरण की भावना भाते हैं । इस प्रकार 
महाकवि पुष्पदन्त के 'णायकुमारचरिउ' में, इसी मोवखगामी, तुमं मज्क सामी | 

. - फुड देहि बोही विसुद्धा समाही 4* तथा: 'त्रिभुवनलिक' में, “णं समाहि रां 
'सरसइ रा दय, रण खंम पुरिसवेस विहिणा कय”। * आदि उल्लेख मिलते हैं । 


: जन पुरातत्व सें समाधिसरर के चिह्न 


श्रवशबेल्गोल के शिलालेख ऋ्र० १ से प्रमारित हो गया है कि श्री भद्गबाहु 
स्वामी संघ को आगे बढ़ने की आाज्ञा देकर आप प्रभाचन्द्र नामक एक शिष्य-सहित 
कटवप्र. पर ठहर गए और उन्होंने वहीं समाधिमरण किया । * प्रभाचन्द्र चन्द्रगप्त 
' का ही नामान्तर या दीक्षा-नाम था| श्रवरा-वेल्गोल-के'हीः- शिलालेख ऋ० 
5 १७-१८, ४०, ५४ तथा १०८ से भद्रबाहु और त्न्द्रगुप्त दोनों का चन्द्रगिरि से 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । * राजगिरि पर सप्तपर्णा और सोनभद्र नाम की 


१. हरिषेशाचार्य, बृहत्कंधाकोश, डा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित १५६।३६-४०, पृ 
._ ३४६, सिंघी जैन ग्रन्थमाला, मारतीय विद्याभवन, वम्बई 

२. देखिये वही, १५७॥१३६-४०, पृ० ३५४ 

-३. देखिये परमात्मप्रकाश, पृ० ३२८ ' हु 

आचार्य पुण्पदन्त, शायकुमारचरिंड, डॉ० हीरालाल जन-सम्पादित, द्वितीय .परिच्छेद 
३२०, .पूं०: १६, जैन पब्लिशिग सोसाइटी ,-कारंजा, १६३३-६० 

५. - देखिये वही; ६-वां परिच्छेद, ४॥५. पृ० ६५ मि मा 

६. जन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, डॉ० 'हीरालाल जेन-सम्पादित, पृ० १-२; माशिक- 

चन्द दिग्रम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति, बम्बई-। गे 
७. देखिये वही; पृ० क्रमशः ६, २४, १०१, २१० 


दो गफाएँ हैं, जो वेभारगिरि के उत्तर में एक जैन मन्दिर के नीचे हैं। सातवीं 
शताब्दी के चीनी यात्री ह्वे नत्सांग ने वेभारगरिरि पर निग्नन्थ साधुझों को देखां . 
था । इनमें से एक गुफा पर श्रक्धित शिलालेख से स्पष्ट है कि मुनि वेरदेव के 
समय में वहाँ साध समाधिम रखपूर्वक निर्वाण प्राप्त करते थे। ” सितन्नवासल्ल 
पड़ककोटा से वायव्यकोण में नवें मील पर अ्रवस्थित है । यहाँ पर पाषाण के 
टीलों की गहराई में जन गुफाएं उत्कीरित हैं । प्रत्येक की लम्बाई ६-४ फुट है। 
गुफा का क्षेत्रफल १००२ ५० फुट है। * समाधि-शिलाएँ वे स्थान हैं, जिन 
पर बैठ कर मुनियों ने समाधिमरण-पूर्वक मृत्यु को वरण किया था, महा 
नवमी-मण्डप के लेख क्र० १२(६६) में श्राचा्य नयकीति के समाधि-मरण का 
सम्वाद है, जो सन्‌ ११७६ में हुआ था | 3 


समाधिमरणपुर्वक मरने वाले साधु के अन्तिम संस्कार-स्थल को 
नसियाँजी' कहते हैं। यह जन परम्परा का अपना शब्द है, जो श्रन्य किसी 
परम्परा में सुनने को नहीं मिलता । प्राकृत 'रिसीहिया' का अपभ्रंश “निसीहिया 
हुआ, और वह कालान्‍्तर में नसिया होकर आजकल नशियाँ के रूप में व्यवहृत 
होने लगा है। सस्क्ृत में उसके “निषीधिका', “निषिद्धिकां आदि अनेक रूप 
प्रचलित हैं । वृहत्कल्पसूत्रनियु क्ति' की गाथा क्र० ५५११-४२ में 'निसीहिया 
शब्द का प्रयोग हुआ है, तात्पये उस स्थान से है, जहाँ क्षपक साधु का समाधि- 
मरण पूर्वक दाह-संस्कार किया जाता हैँ । 'भगवती-आराधना”' की टीका 
में वतलाया गया हैँ, “जिंस स्थान पर - समाधिमरण करने वाले क्षपक 


के शरीर का विसर्जन या अन्तिम संस्कार किया जाता है, उसे निषीधिका 
कहते हैं । ४ 


निसीदिया का सबसे पुराना उल्लेख सम्राट खारवेल के हाथी-गफा वाले 
शिलालेख में हुआ है । इस शिलालेख की १४ वीं पंक्ति में********* कुमारी पवते 
अरहते परवीण-संसतेहिकाय-निसीदयाय********- ' झौर.१४वां पंक्ति में'***** 


प्राचीन जैन स्मारक, पृ० ११ 
मुनि कान्तिसागर खेँडहरों का वैभव, पृ० ६५, मारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
डा० हीरालाल जैन, श्रवणवेल्गोलस्मारक,. जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग में निवद्ध 
- पू० 2३१. - * 
४. यथा निपाधिका आराधक शरीर-स्थापनास्थानमु । 
-ग्लाराधना टीका, गाथा १९६७ 


न्ध् जब ० 
५ न * 


अरहत निसीदिया समीपे .पाभारे ठ,आया है । . इससे निषीधिका 
की प्राचीनता सिद्ध होती है । उससे समाधिमरण, की प्रानच्नीनता तो 
स्वमेव प्रमारित है। वास्तव में ये. निषीधिकाएँ जैन मुन्तियों और साधुश्रों की 
स्मारक हैं। वे स्तूप भी इसके पर्यायवाची हैं, जो समाधिमरण करने वाले किसी 
'मंहापुरुष की स्मृति में निर्मित हुए थें। आचार्य स्थूलभद्व ने वी० नि० सं० २१६ 
और ईसा-पूर्व ३११ में शरीर-त्याग किया । आज भी उनका समाधि-स्थान एक 
स्‍्तुप के रूप में पटना में गुलजार बाग स्टेशन के पिछले भाग में स्थित है। 
प्रसिद्ध थात्री श्युश्नानचुआंग ने इसे देखा था ।* श्रवण वेल्गोल के जो लेख प्रका- 
'शित्त हुए हैं, उत्से सिद्ध होता है कि वहाँ समाधिमरण से सम्बन्ध रखने वाले 
मुनि, अजिकाओं व श्रावक-श्राविकाओं के लेखयुक्त कई स्मारक हैं, जिनमें सर्वे- 
प्राचीन समाधिमरण का लेख. शक ० सं० ५७२ का है । 


समाधिसरण की भावना 


जैन परम्परा में आज भी 'दुक्खक्खञ्रो कम्मक्खेंश्रो समाधिमरणं च' बोहि- 

लाहो वि | मम होउ तिंजगबन्धव तव जिशवर चरण सरणेण' की भावना पाई 

- जाती है । समाधिमरण धारण करने वाले का यह आाकुल भाव भिन्न-भिन्न युगों 

स्थानों और भाषा-उपभाषाश्रों में . व्यक्त होता .रहा है। यहाँ आचार्य पृज्यपाद 

'की समाधि-भक्ति) के केतिपय श्लोकों को उद्ध त॑ किया जा रहा है। संस्कृत- 

- साहित्य के सभी भक्त-कवियों ने कुछ कम-बढ़ :रूप: में इसी भाव को स्पष्ट 
किया है 


शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति: संगति: स्वेदायें:- 
सद्वृत्तानां गुरगणकथा दोषवादे व मौनम्‌ । 
सर्वेस्थापि प्रिय-हितवचों भावना चात्मतत्वे 

- सम्पचन्तां -मर्म भवभवे यावदेतेडपवर्ग: ॥॥२॥।. - 


है भगवन््‌! मैं भव-भव में शास्त्राभ्यास, भगवान्‌ जिनेन्द्र की विचती, सदा , 
आ्रार्यों के साथ संगति, अच्छे चरित्र वालों के गुणों का कथन, दूसरों के दोषों के 


१. जन सिद्धान्त भास्कर, भांग १६, किरण २, पृ० १३५-३६ ह 
२. मुनि कास्तिसागर, खोज की पगडण्डियाँ, पृ० २४४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी ! 


रे. आचार्य पृज्यपाद, समाधि-भक्ति, संस्कृत - भाषा में है, यह शोलापुर -से मुद्रित 
समाधि भक्तित में प्रकाशित हो चुकी है। 


विषय में मौन, सबके लिए प्रिय शौर हितकारी वचन और : शुद्धात्मतत्व में मत 


लगाता रहूँ, ऐसी प्रार्थना है । 


आवाल्याज्जिनदेवदेव भवतः श्रीपादयो: सेवया, 

सेवासक्त विनेय-कल्पलतया कालोउ्य यावद्गत:। -. 

त्वां तस्था: फलमथंये तदधना प्राण॒प्रयाणक्षणे, . 
न्ञाम प्रतिवद्धवरापठने कण्टोब्स्त्वकुण्ठी मम ॥६।॥। . 


हैं भगवन्‌ जिनदेव ! मेरा वचपन से लेकर श्रांज तक का संमय आपके 
चरणों की सेवा और विनय करते-करते ही व्यतीत हुआ है । इसके उपलक्ष में 
श्रापसे मैं वही वर चाहता हूँ कि आज इस समय, जबकि हमारे प्राणों के प्रयाण 
की बेला आ उपस्थित हुई है, श्रापके नाम से जटित स्तुति के उच्चारण में मेरा 
कण्ठ अकुण्ठित न हो । 


तव पादों मम हृदये मम हृदयं तव पदद्वय लीनम्‌ । 
तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद्यावन्निवरि सम्प्राप्ति: ।७॥। 


हे जिनेन्द्र ! जब तक मैं निर्वाण प्राप्त करू, तब तक आपके चररा-युगेल 
भेरे हृदय में और मेरा हृदय श्रापके दोनों चरणों में लींन बना रहे | ... 


श्रननन्‍्तानन्त-संसा र-संततिच्छेदका रणम्‌ । 

जिनराज-पदाम्भोज-स्म रणं शररणां मम ।।१४।॥॥ 
अन्यथाशरणं नास्ति त्मेव शरणं सम |. 

तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥१५॥। 


भगवान्‌ जिनेन्द्र के चरणशकमलों का वह स्मरण, जो अनन्तानन्त संसार- 
परम्पराशओों को काटने में समर्थ है, मुझ दुःखी को शरण देने वाला है। मुझे 
आपके सिवा और कोई शरण देने वाला नहीं हैं, इसलिए हे भगवान्‌ ! कारुण्य 
भाव से मेरी रक्षा करो । । 


नहित्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये ह 
वीतरागात्परों देवो न भूतो न भविष्यति ॥१६॥ .. 
जिने भक्तिजिने - भक्तिजिने भक्तिदिने दिने। .. 

सदा मेउस्तु सदा मे5स्तु सदा मेउस्तु भवे भवे ।॥१७॥। 


थ्ाचेऊहं यांचेहहू जिन तव चररखारविन्दयोर्भक्तिम्‌ । _ 
: याचेहहं. याचे5हू॑ पुनरपि तामेव, तामेव ॥१<॥।। - 


तीनों लोकों में भगवान्‌ वीतराग के अतिरिक्त कोई रक्षा करने वाला नहीं 
है । ऐसा देव न कभी भूत में हुआ और न भविष्यत्‌ में होगा । भक्त का भगवान्‌ 
से निवेदन है कि, प्रतिदिन भव-भव में मुझे भगवान्‌ जिनेन्द्र की भक्ति उपलब्ध 
: हो। है जिनेन्द्र | मैं वारम्बार यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके चरणारविन्द की 
भक्ति सदैव प्राप्त होती रहे । मैं पुन:-पुन: उसी की याचना करता हूँ । 


- विघ्नौघा: प्रलय॑ यान्ति शाकिनीभूतपन्नगा: |. 
विषो निविषतां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे ॥१६।॥। 


भगवान जिनेद्ध की स्वुति करने से विध्नों के समूह-रूप शाकिनी, भूत 
: और पन्‍नग सभी विलीन हो जाते हैं और विष निविषता को प्राप्त हो जाता है । 


जैन भक्ति-काव्य 


यद्यपि हरिभक्तिरसामृतसिन्धु, भक्तिरसायन, नारद भक्तिसूत्र शौर 
शाण्डिल्य सूत्रों की भांति जेन परम्परा में किसी भक्तिसूत्र का निर्माण नहीं हुआ, 
किन्तु श्रनेक जैन सैद्धान्तिक ग्रन्थों में भक्ति संवधी विवेचन उपलब्ध होता है । 
श्राचार्य कुन्द-कुन्द (ईसा की प्रारंभिक शताब्दियां) ने सिद्ध-मक्ति, श्र्‌ त-भक्ति, 
चरित्र-भक्ति, योग-भक्ति, आचार्य-भक्ति और निर्वाण-भक्ति पर प्राकृत भाषा में 
लिखा था । ये भक्तियां प्रभाचन्द्र की संस्कृत टीका और पं० जिनदास पाश्वेनाथ 
के मराठी अ्रनुवाद सहित 'दशभक्ति' नाम की पुस्तक में, शोलापुर से सच्‌ १६२१ 
में प्रकाशित हो चुकी हैं । इसके श्रतिरिक्त आचार्य कुन्द-कुन्द के बोध पाहुड श्नौर 
मोक्षपाहुड में भी भक्तिपरक तत्वों की व्याख्या की गयी है । ह 


ग्राचार्य उमास्वाति (वि० सं० दूसरी शताब्दी) के तत्वार्थंसूत्र में श्रद्धा, 
विनय और वेयावृत्य के सम्बन्ध में अनेक सूत्रों का निर्माण हुआ है | उन्होंने एक 
' सूत्र के द्वारा तीर्थद्धभूरत्व नाम कर्म के उदय में भक्ति को कारण कहा है । 
आचार्य उमास्वाति के इस सूत्र पर आगे के काल में अनेकानेक भाष्य और 
वृत्तियों की रचना हुई । इनमें आचायें पूज्यपाद (वि० सं० पांचवीं शताब्दी) के 
'सर्वार्थसिद्धि,, श्राचार्य अकलंक (वि०सं० सातवीं शताब्दी ) के 'तत्वार्थराजवातिक' 
और आचार्य श्र्‌ तसागर (वि० सं० १६वीं शताब्दी) के तत्वार्थवृत्ति' नाम के 
ग्रन्थ श्रत्यधिक प्रसिद्ध हैं | इनमें उपयुक्त भक्ति संबंधी सूत्रों की विशद व्याख्या 


है 


को गयी है|. इन भाष्यकारों ने यथास्थान. मौलिक तथा नवीन बातों का भी 
समावेश किया है। तक कल. ३ ॥ 


उमास्वाति के पश्चात्‌ आचाये समंतभद्र के समीचीन धर्म शास्त्र" में 
. श्रद्धा, विनय-वैयाव॒त्य, जिनेन्द्र और गुरु भक्ति पर तात्विक रूप से विचार किया 
गया है.। वे अपनी परीक्षा की कसौटी .पर कसने के उपरान्त ही जिनेन्द्र के परम- 
भक्त बने थे । उन्होंने अपनी श्रद्धा को सुश्रद्धा कहा है । उस समय का भारतीय 

: बातावरण उनेके तक और पांडित्य का लोहा मानता था । | 


आचार्य पुज्यपाद ने सं्वार्थसिद्धि केश्रतिरिक्त दश-भक्तियाँ भी संस्कृत में 
लिखी हैं । ये सब 'दशभक्ति:' नाम की पुस्तक में प्रकाशित हो चुकी हैं | इन्हीं 
आचार्य के 'समाधितंत्र और इष्टोपदेश' में भी समाधि और गुरुभक्ति से सम्ब- 
: न्थित अनेक प्रकरण. विखरे पड़े हैं। विक्रम की पांचवीं शताब्दी के ही आचारये - 
सिद्धसेन के द्वात्रिशिका स्तोत्र में भी भक्ति के विषय में बहुत कुछ. लिखा हुआ 
मिलता है । 


आचार्य योगीन्दु (छठी शताब्दी ईसवी) ने “परमात्मप्रकाश-योगसार' 
'की रचना की थी । यह अपभुश भाषा का एक - महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका 
प्रकाशन परमश्न्‌ तप्रभावकमण्डल, “वम्बई,. से हो चुका है | इसमें. भगवान सिद्ध 
झौर आत्मा की एकरूपता दिखाते हुए उनकी- भक्ति का निरूपण किया गया है. 
डा० ए० एन० उपाध्याय ने इस ग्रंथ को रहस्यवादी कहा है। 


.  आचारये यतिवृषभ (वि०.सं० छठी शताब्दी). की तिलोयपण्णात्ति (प्राकृत) 

' में जिनेन्द्र के पंचकल्याणक और तत्सम्बन्धी - भक्ति का विस्तृत -वर्णोन किया गया 

: है। उन्होंने अक्नत्रिम मन्दिरों, देवमृतियों; देवियों और देवों की भक्ति. के विषय 

में पर्याप्त लिखा है । भक्ति के प्रमुख. श्रग वंदना का विचार,. उत्तराष्यनंसुत्र, 
श्रावश्यकनियु क्ति और'बृहत्कल्पभाष्य में सभी हृष्टियों से किय्रा गया है। .. 


आ्राचार्य शिवार्यकोटि (वि० सं० सातवों शताब्दी) के 'भंगवतो आंराधना' 
ग्रन्थ में जेनः भक्ति पर पर्याप्त सामग्री:उपलब्ध. होती है ।.उन्होंने जेन धर्म के 
मूल सिद्धान्तों के आधार से भक्ति-का-विवेचन किया है । इस विशालकाय ग्रन्थ 
में अनेक स्थलों पर पंच-परमेष्ठी की श्रद्धा, सेवा, नियम वेयावृत्य, और अनुराग 
परक भंक्ति की सार्थकता सिद्ध- की गयी है | श्री जिनदास गणी ( वि० सं० 
सातवीं-आ्राठवीं शताव्दी। की निशीथचूरिस में !सेवा जा सा भत्ति,” कहकर 
जिनेन्द्र सेवा पर वहुत कुछ) लिखा हुआ्लां. मिलता है.। श्री देवसेन [११वीं शती 


ईसवी] ते अपने भाव संग्रह' में पंच परमेष्ठी के ध्यान का वर्णन अनेक दोहों में 
किया है। आचार्य सोमदेव के 'यशस्तिलक” (वि० सं० १०१६) और आचार्य 
वसुनन्दि के 'वसुनन्दि श्रावकाचार (वि० सं० १२वीं शताब्दी) में भक्ति के अ्रनेक 
ञ्रग-उपांगो की व्याख्या प्रांप्त होती है । 


. . जैन मंत्र-ग्रन्थ देव देवियों की भक्ति से सम्बन्धित हैं। इनमें आचार्य 
मल्लिषेरा का भैरव पदमावतीकल्प' अत्यधिक प्रसिद्ध है । इसमें देवी पदुमावती 
की साधना के लिए विविध मंत्रों का निर्माण किया गया है। शआ्राचार्य हेमचन्द्र 
की “अ्रभिधान-चिन्तामणि_' में भी देवियों की साधना से सम्बन्धित सिद्धान्त का 
उल्लेख हुआ है । 


जन भवित का स्वरूप 


आचाये देवनन्दि पूज्यपाद ने 'सर्वार्थसिद्धि' .में लिखा है अहंदाचायेपु बहु- 
श्र तेषु प्रचचने च भावविशुद्धियुक्तो5नु रागो भक्ति: । इसका तात्पये है कि अहेन्त, 
आचाय, और प्रवचन में भाव विशुद्धि-युक्त होकर अनुराग करना भक्ति है । 
आचार्य सोमदेव ने भी 'यशस्तिलक'” में, “जिने जिनागमे सूरो तपःश्र्‌ तपरायणो । 
सदभावंविशुद्धिसम्पन्नोब्नुरागों भक्तिरुच्यते ॥ लिखा है| किन्तु प्रश्न तो यह 
है कि उस बीतराग भगवान्‌ में जो स्वयं राग रहित हैं श्र जो राग त्यागने का 
उपदेश देता है, अ्रनुराग कंसे सम्भव है? राग कंसा ही हो कर्मों के वन्ध का 
कारण है । ॒ 


आचार कुन्द-कुन्द के कथनानुसार वीतराग भगंवान में किया गया श्रनु राग 
पाप के वन्ध का यत्‌किचित्‌ भी कारण नहीं है । उनकी दृष्टि से पंचपरमेण्ठी में 
राग करने वाला सम्यग्दृष्टि हो जाता है । आाचाय योगीन्दु का कथन है कि 'पर 
में होने वाला राग ही बन्ध का हेतु है, स्व में होनेवाला नहीं । वीतरागी पर- 
मात्मा 'पर' नहीं, अपितु 'स्व' आत्मा ही है | श्रंत: जिनेन्द्र में राग करना अपनी 
श्रात्मा में ही-प्रेम करना है | .स्व' में राग करने वाला मोक्षगामी होता है । 


... इसके अतिरिक्त वह ही राग वन्धच का कारण है, जो सांसारिक स्वार्थ से 
प्रेरित होकर किया गया हो । निष्काम अनुराग में कर्मों को बांधने की शक्ति 
नहीं होती । वीतराग में किया गयां अ्रनुराग निष्काम ही है । वीतराग पर रीम- 
कर ही भक्त ने वीतराग में श्रन॒ुराग किया है ।- इसके उपलक्ष्य में यदि वीतराग 
भगवान श्रपने भक्त में अनुराग करने लगे, तो भक्त का रोकना ही समाप्त हो 
जायगा । वह भगवांन से अपने ऊपर न दया चाहता है, न अनग्रह और न प्रेम । 


आचार्य हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में श्रद्धा को ही. भक्ति कहा गया है; 
पाइप-सह-महाण्णवो' में भी भक्ति के पर्यायवाच्ियों में सेवा के साथ श्रद्धा की 
भी गणना है.। आचार्य समन्तभद्व ने समीचीन धर्मशात्र में श्रद्धातऔर भक्ति का 
एंक ही-अभिपष्राय माना है। वे आप्तादि के श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहते हैं। 
आचाये उमास्वाति ने 'सम्यरदर्शन' के दर्शन! शब्द. का श्रथ श्रद्धान ही लिया है । 
उन्होंने तत्वज्ञान के पहले तंत्वेश्रद्धान को इष्ट माना है। उनकी दंष्टि से तत्वज्ञान 
तत्वश्रद्धान के. विना नहीं. हो संकता । झराचार्य कुन्द-कुन्द ने लिखा है कि आत्म- 
दर्शन ही सम्यग्दर्शन है, किन्तु अ्रकलंकदेव का मत है कि श्रात्मा का दर्शन तब 
तक नहीं हो सकता, जब तंक वेसा करने की श्रद्धा जन्म न ले 


... श्रावक शब्द के थश्रा” का अ्रर्थ भी श्रद्धा ही लिया गया है । अभिधान 
राजेन्द्रकोश में लिखा है, “अश्रन्ति पचन्ति तत्वार्थश्रद्धानं: निष्ठां नयच्तीति' श्रा:.) 
श्रावक श्रद्धा के द्वारा ही आ्रांत्मसाक्षोत्कारं का फल पा जांतों है। वह अपनी 
आत्मा को ' देखने का प्रयास नहीं करता, किन्तु जिंनेन्द्र में श्रद्धा कंरता है । 
जिनेन्द्र और आत्मा का स्वभाव एक हो है। अत: वह जिनेन्द्र की श्रद्धा 
से श्रपत्ती शुद्ध श्रोत्मा .को जान जाता है किन्तु यह श्रद्धा सम्यक्‌ श्रद्धा 
. होनी चाहिए, अन्ध श्रद्धा का यंत्किचित्‌ मूल्य भी जैन शास्त्रों में नहीं श्रांका गेया-। 
अपनी सुश्रद्धा के कारण ही आचाय समनन्‍्तभद्र जिनेन्द्र के हृढ़ भक्त बन सके थे । 
इसका श्रर्थ है कि जैन आचार्यों ने सुश्रद्धा के प्रगाढ़ रूप को ही भक्ति कहा है । 


निशीथचूरि में, “अव्भुट्ठाणदंडग्गहएणा-पाय-पुच्छणगसराप्पदाण- 
. गहरादीहि सेवा ना सा भत्ति” लिंखां है। इसंका अथ है--आचार्य के सम्मान 
में खड़े हो जाना, दण्ड ग्रहरा करना, पांव पोछना, : आसन देना आदि जो सेवा 
है, वह ही भक्ति है। .राजेन्द्रकोश में; ."सेवायां भक्तिविनय:”, कह कर भक्ति का 
अर्थ सेवा तो लिया ही है, सेवा का अर्थ भी व्रिनय किया है | आचाये उमास्वाति 
ने एक सूत्र में विनय के 'ज्ञान-दशेन चरित्रोपचार:” रूप में चार भेद माने हैं। 
इनमें उपचार विनंय का सेवा से सीधा संबंध है । आचार्य पूज्यपाद ले उपचार 
विनय आचार्यों के पीछे-पीछे चलने, सामने- आने पंर खड़े हो' जाने, अर जलिबद्ध 
'होकर नमस्कार करने को कहां है । ह 


इस भांति यह सिद्ध हुआ कि जिनेन्द्र के अनुराग,. श्रद्धा और सेवा करने 
को भक्ति कहते हैं । किन्तु प्रश्न तो यह है.कि जेन सिद्धान्त के भ्रनुसार जिनेन्द्र 
न कर्ता है और न भोक्ता, फिर भक्त अपनी स्वुतियों में उसको कर्ता क्‍यों कहता 
है ? इसका उत्तर देते हुए आचार्य समन्‍्तभद्र ने /लिखा है--बीतराग- भगवान 


को पूजा वन्दना से कोई तात्पये नहीं -है, क्योंकि वे सभी रांगों से रहिंत हैं । 
निन्‍दा से भी उनका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उनमें से वेरभाव निकल चुका 
है। फिर भी उनके पुण्य ग्रुणों का स्मरण भक्त के चित्त को पाप मलों से पवित्र 
करता है। भगवान को भक्त के इस स्मरण का भान भी नहीं होता, किन्तु. उन्हीं 
के गुणों के स्मरण से भक्त का चित्त पवित्र बना और पाप-मल धुले । भ्रत: वह तो 
उन्हें कर्ता कहता ही है। इसी दृष्टि को लेकर जेन भंक्‍त अपनी रंचनाश्रों में - 
जिनेन्द्र से कभी याचना करता है, कभी प्रार्थना और कभी विनेती। >|उ . 


प्राचीन भक्ति-परक काव्य 


स्तुति-स्तोत्र, स्तव-स्तवन, वंदना, पूजा और मंगलाच्रण के रूप में जनों 
का प्राचीन भक्ति-काव्य बहुत अधिक है। यह साहित्य प्राकृत, संस्कृत और-अप- 
भश तीनों ही भाषाओं में लिखा गया था.।:प्राकृत का /जयतिहुश्नण स्तोत्तः सबसे - 
अधिक प्राचीन माना जाता है | बृह॒द्द्रव्यसंग्रह' की ब्रह्मदेवक्ृत संस्कृत टीका के . * 
श्राधार पर सिद्ध है कि इसके रच्ियता भगवान्‌ महावीर के प्रमुख गणधर गौतम 
थे । भगवान महावीर के समवश रण में प्रविष्ट् होते ही गौतम ने इसी स्तोत्र से 
उनको नमस्कार किया था । भद्गबाहु स्वामी का. “उवसर्गहर स्तोत्र” भी. बहुत 
प्राचीन है। उसमें भगवान्‌ पाश्वेनाथ की भक्ति से सम्बन्धित पाँच पद्यों की 
रचना हुई है । भद्रबाहु भगवान महावीर के निर्वाण के १७०वें वर्ष मोक्ष गये- थे । 
आचाय॑ कुन्द-कुन्द ने भक्ति परक अनेक स्तुतियों का निर्माण प्राकृत भाषा में ही 
किया था । उनका उल्लेख ऊपर : हो चुका: है । इसके 'अतिरिवंत उन्होंने “तित्थ- 
परथति' की भी रचना की थी । इसमें आ्राठ गाथाएं हैं, जिनमें चौवीस तीर्थंकरों 
की स्तुति की गयी है। इसे “लोगंस्ससूत्त-5 भी कहते हैं। मानतुगंसूरि (तीसरी 
सदी ई०) का २१ पद्यात्मक “भयहर स्तोत्त' भी प्राकृत भाषा का मनोहारी 
काव्य है-। किए हे 30005 24 कक 2 


संस्कृत भाषा में तो उत्तमोत्तम जन स्तुति-स्तोत्रों की- रचना: हुई | श्राचाये 
समन्तभद्र के स्वयम्भू-स्तोत्र तथा स्तुति-विद्या समूचे भारतीय भक्ति साहित्य -के 
जगमगाते रत्न हैं। हृदय की भक्ति परक ऐसी :कोई धड़कन: नहीं जो इनमें 
सफलता के साथ श्रभिव्यक्त न हुई हो । भाव और कला का ऐसा अनूठा समन्वय. 
भारत के किसी अन्य सतोत्र में - इृष्टिगोचर नहीं होता ॥-शंकराचार्य के 'भज .. 
गोविन्द और जयंदेव के गीत॑ं गोविन्द में -स्वरलहरी भले ही' मनंमोहक हो 
किन्तु उनकी भावधारा में स्वयंम्भू स्तोत्र! जैसा अजस्न प्रवाह नहीं है । आचार 


>ब् ० लक 


सिद्धसेन  (वि० सं० पांचवीं शताब्दी) के “कल्याणमन्दिर स्तोंत्र', विद्यानरि 


पात्रकेशरी (ईसा की पांचवीं-छठी शताब्दी) के 'वृहर्त्पचनमस्कार स्तोत्र मानतु 

गांचाये (वि०सं०सातवीं शताव्दी-मुनि चतुर विजय ) के “भक्तामर स्तोत्र ,भाट्टाकलंक 
. (वि० सं० सातवीं शताब्दी) के श्रकलंक स्तोंत्र, वप्पभभट्ट (ई० ७४३-८३८) 
के 'चतुविशति जिन स्तोत्र', धनंजय ( वि० सं० श्राठवीं-नवीं शताब्दी ) के 
“विषापहार स्तोत्र! और आचार्य हेमचन्द्र (जन्म सं० ११४५, भ्रृत्यु सं० १२२६) 
» के 'बीतराग स्तोत्र! में भक्ति रस चरम श्रानन्द की सीमा तक पहुँच गया है । 
इनमें भी “भंक्तामर . स्तोत्र” की ख्याति सबसे अधिक है । इसमें ४० पद्म हैं । 
साहए्य विधायक उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपकों के प्रयोग से विम्ब-प्रतिबिम्ब भाव 
की ऐसी सफल भअ्रेभिव्यक्ति कम स्तोत्रों में देखी जांती है । भक्त मर स्तोत्र का 
पढ़ने वाला आ्राज भी भांव विभोर और तनन्‍्मय हुए बिना नहीं रहता" । 


. : कुछ विद्वानों का कथन है कि श्रपश्नंश में स्तुति स्तोत्रों का निर्माण नहीं 
हुआ । इसी श्रांधार पर वे हिन्दी के भक्ति-काव्य को श्रपश्रंश से प्रभावित नहीं 
मानते । किन्तु जैन भण्डारों की खोज के श्रधार पर सिद्ध हो चुका है कि संस्कृत 
और प्राकृत की भांति ही अ्रपश्नंश में भी स्तोत्र श्रौर स्तवनों की रचना हुई थी । 
' कवि धनपाल (वि० सं० ११ वीं शत्ताब्दी) ने 'सत्यपुरीय - महावीर उत्साह 
जिनदत्त.सूरि (जन्म ११३२, यृत्यु १२११ वि० सं०) ने “चचेरी' और 'नवकार- 
फलकुलक' तथा देवंसूरि (जन्म ११५३, मृत्यु १२११ वि० सं०) ने “मुनिचंद्रसूरि 

: स्तुति' का निर्माण अपभ्रंश में ही किया था । एक श्री जिनप्रभसूरि हुए हैं, जिनको 
डा० विण्टरनित्स ने सुलतान फीरोज (वि० सं० १२२०-१२६६) का समका- 
लीन वतलाया है। ये जिनप्रभसूरि, विविध तीर्थकल्प के रचियता जिनप्रभसूरि से 
भिन्न थे। उन्होंने जिनजन्माभिषेकः, जिनमहिमा और मुनिसुत्रत स्तोत्रम्‌ की 
रचना की थी। श्री धर्मंघोंपसूरि (वि० सं० १३०२-१३५७) ने भी महावीर- 

 केलश का निर्माण अपभ्रंश में ही किया था । पाटणा के जेन भण्डार में 
प्रंपश्रंश का भक्ति-साहित्य इतना अधिक है कि उस पर प्रथक खोज की आंवश्य- 
कता है । जनों में श्रनेक कवि ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने एक स्तोन्न में छः भाषाशरों 
का प्रयोग किया है । उनमें सोमसुन्दर सूरि (वि० सं० १४३०-१४६६) का 
'घडभाषामय स्त्रोत्रारिए' प्रसिद्ध है। यह जैन-स्तोत्र समुच्चय में प्रकाशित हो 
चुका है। का | 


जेन देवियों की भक्ति में अ्रनेक स्तुति स्तोत्नों की रचना हुई थी । मैने 
पी० एच० डी० के लिये प्रस्तुत किये गये अ्रपने शोध निबन्ध में देवी पद्मावती 
अ्म्विका, चक्रेश्वरी, ज्वालामालिनी, सरस्वती, सच्चिया और कुरुकुल्ला के 


पुरातात्विक, ऐतिहासिक श्रौर सैद्धांतिक विवेचन के साथ-साथ भक्ति परक ' _ 
स्तुति-स्तोत्रों का भी निरूपण किया है | मल्लिपेशसूरि ( वि० सं० ११वीं- 
१२ वीं शाताव्दी) ने 'मैरव पदुमावतीकल्प' की रचना की जो देवी पदुमावती से 
सम्बन्धित महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसके १० अध्यायों में ४०० श्लोक निवेद्ध हुए 
हैं । इसका तीसरा अध्याय भगवती अ्राधना के नाम से गू था गया है । यह ग्रंथ 


अहमदाबाद और सूरत से प्रकाशित हो चुका हैं। अहमदाबाद वाले प्रकाशन में... . 


जिनप्रभसूरि (१३ वीं शताव्दी ईसवी) की 'पदुमावति चतुष्पदिका' भी छप चुकी 
है । इसमें २७ पद्य हैं। इन्हीं सूरिजी ने प्राकृत भाषा में भी 'पदुमावती चतुष्पदी' 


की रचना की थी, जिसमें ४६ गाथाएं हैं । जन स्तोत्र संदोह के “घ”. परिशिष्ट  ' 


में एक 'पदमावत्यष्टक' दिया है, जिसकी वृत्ति के रचियता श्री पाश्वंदेवगणी 
(वि० सं० ११७१)थे । सूरत वाले भैरव पदुमावतीकल्प में 'पदुमावती सहखनाम, . 
पदुमावतीकवर्च'!ं और “पदुमावती-स्तोत्र' दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त श्री _ 
वप्पभटुसूरि (आ्राठवीं सदी ईसवी) ने 'सरस्वती स्तोच,' श्री देंवंसूरि ने 'कुरुकुछा 
देवी स्तवनम्‌', जिनेश्वरसूरि (१२ वीं शताब्दी वि० सं०)ने अंम्विका स्तुति' और 
जिनदत्तसूरि ने “चक्रेश्वरी स्तोत्र” का निर्माण किया था। इनसे स्पष्ट है कि जैन 
देवियों की भक्ति जिनेन्द्र के भक्तों की भक्ति है । जैन देवियाँ, हिन्दू देवियों की 
भांति स्वतंत्र नहीं थीं। उत्तको जिनेन्द्र की शासनदेवी कहा जाता है । उन पर 
तांत्रिक युग का प्रभाव है, किन्तु उनमें मांस-भक्षण, जन-रुघिर का पान और 
व्यभिचारादि जैसी प्रवत्तियों का कभी जन्म नहीं हुआ । 


उपयुक्त स्तुति-स्तोच्रों की भाँति ही पूजा, वन्दना और मंगलाचररों के 
रूप में जैन भक्ति की विविध प्रवृत्तियों का प्रस्फुटन हुआ है | इन सब में मंगला- 
चरण का महत्वपूर्णा स्थान है । आचाये यतिवृषभ की तिलोयपण्णत्ति और 
आचार्य विद्यानन्दि की आप्तपरीक्षा में मंगल का तात्विक -विवेचन . किया गया 
है । जैनों का सबसे प्राचीच मंगलाचरण “णमो अरहंतारं” वालाः मंत्र है। वैसे 
तो इस मंत्र को अनादि निधन कहा जाता है, किन्तु उपलब्ध साहित्य में, भगवत्‌ 
पुष्पदन्त भूतवलि के षट्खण्डागम का प्रारम्भ इसी मंगलाचरण से हुआ है. । 
प्राकृत, संसक्षत और अपंग्र श के सभी जैन ग्रंथों का प्रारम्भ किसी न किसी 
मंगलाचरण से हुआ है। ये मंगलांचरण जेन भक्ति के सर्वोत्तम निदर्शन हैं । 
इनमें सकसे बड़ी विशेषता है कि इसके नाम पर विलासिता को थोड़ा भी प्रश्नय 
नहीं दिया गया, जब कि शैव भक्ति में लिखे गये अनेक मंगलाचरण वैसी भाव- 
नाथ्रों का नियंत्रण नहीं कर सके । 0० + 


|. बन्दना भी जैत भक्ति का मुख्य अंग है । वन्दनतक सूत्र" पर लिखी गई 

'भद्रवाहुनियु क्ति' में,, उत्तराध्ययन सूत्र और श्रावश्यक सूत्रों में, हरिभद्रसूरि के 
_वन्दनापंचाशक में तथा वट्टकेरक्ृत 'मूलाचार' में वन्दना का सेद्धान्तिक निरूपण 

: किया गया है। अरहन्तवन्दन और चेैत्यवन्दन पर अनेक स्तुतिस्तोत्र उपलब्ध 

हैं। श्री जिनदत्तसूरि के चैत्यवन्दनकुलक में २८ गाथाएँ हैं । जिनप्रभसूरि के 
“वन्दन स्थान विवरण! में १५० प्राकृत की गाथाए हैं । 


ग्राचायय समन्तभद्र ने देवाधिदेव जिनेन्द्र के चरणों की परिचर्या श्र्थात्‌ 
सेवा करने को ही पूजा कहा हैं.। अ्रष्टद्रव्यरूप पूजा का उल्लेख सर्वे प्रथम, झ्राचार्ये 
यतिवषभ की 'तिलोयपण्णतत्ति' में उपलब्ध होता है .। इसके उपरान्त पंचपर- 
मेष्ठी, विविधतीर्थक्षेत्र, नन्‍दी श्वर द्वीप, कृत्रिम. और अक्त्रिम चेत्यालयों की भक्ति . 
में अधिकाधिक पूजाश्रों का निर्माण हुआ । ये पूजायें बहुत कुछ संस्कृत और हिन्दी 
में ही रची गई । इनके अंत में लिखित जयमालाएँ भक्ति-साहित्य' का मूल्यवान 
अंश हैं॥ इन पूजाझों के अनेक संकलन प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें भारतीय 
ज्ञानपीठ-पूजांजलि महत्वपूर्ण है । हिन्दी में च्यानतराय की पूंजाएँ, संगीत, लय 
भाव और भाषा सभी -दृष्टियों से उत्तम हैं। जेन और अजैन पजा साहित्य के 
तुलनात्मक विवेच्रंन से श्रनेक नई बातें ज्ञात हो सकती हैं.। 


हिन्दी का जन भक्ति-कव्य 


हिन्दी का भक्ति-काव्यं अपनी ही उपयु क्त पूर्व परम्परा से अनुप्राणित है । 
उसका. विभांजन-निष्कल भक्तिधारा और सकल भक्तिधारा के रूप में किया जा 
सकता. हैं। निष्कल ब्रह्म सिद्ध को कहते हैं । सिद्ध भ्रहृश्य हैं और स्थल ग्राकार 
से रहित हैं ।. वे मोक्ष में विराजमान: हैं। उनमें सम्यक्त्व, दर्शनं, ज्ञान, वीर्य, 
सूक्ष्मता, अवगाहन, अगरुरुलघु और अव्यावाध नाम के आठ गुण होते हैं। श्राचाये 
योगीन्दु ने 'सिद्ध। और 'शुद्ध आत्मा' का एक ही रूप मांता है । आचाये पृज्यपाद 
का कथन, है कि आ्राठ कर्मों के नाश से शुद्ध आात्मा- की य्राप्ति होती है, उसे ही 
सिद्धि कहते हैं और ऐसी सिद्धि करने वाला ही सिद्ध कहलाता है । पं० श्राशाधर 
ने 'सिद्ध की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है “सिद्धि:स्वात्मोपलब्धि: संजाता यस्य 
इति सिद्धि: ।” भ्रात्मा भी निराकार है अ्रहृश्य है। हिन्दी के जैन कवियों ने भ्रपने 
मुक्तक पदों में सिद्ध . और आत्मा दोनों ही को सम्बोधन करके अभ्रपना भाव 
प्रकट किया है। ह 


सकल ब्रह्म श्रहन्त की कहते हैं । चार घातिया कर्मों का क्षय करने से 
अहेत्पद मिलता है | श्रहेन्त को चार अ्रघातिया कर्मों के नाश होने तक संसार में 


रुकना होता है । वे समवश रण में बैठकर संसार को उपदेश देते हैं। उनके . 
शरीर होता है, वे दिखाई देते हैं । हिन्दी के भक्त कवियों ने श्रहेन्त की भक्ति में 
वहुत कुछ लिखा है। इसी सकल भक्ति-धारा में आचाये, उपाध्याय, साधु, 
देव-देवियों, चेत्य, पूर्ति, मन्दिर और तीथ क्षेत्रों को लिया जा सकता है | ये सव 
सशरीर हैं और दिखाई देते हैं । किन्तु जैन हिन्दी के भक्त कवियों को निष्कल 
और सकल भक्ति धाराओं में पृथक-पृथक नहीं वांदा जा सकता, जेंसा कि 
पं० रामचन्द्रशुक्ल ने निगरुणा और सग्रुण भक्ति धाराओं के रूप में स्पष्ट 
विभाजन किया है । हिन्दी का ऐसा कोई जैन कवि नहीं है, जिसे हम 
केवल सिद्ध या अहेन्त का ही भक्त कह सकें । प्रत्येक जैन कवि ने यदि 
एक ओर सिद्ध और आत्मा की भक्ति में अपने भाव अ्रभिव्यक्त किये, तो दूसरी 
ओर अर्हन्त, आचार्य या किसी देव-देवी के चरणों में भी श्रपनी श्रद्धा के 
पुष्प बिखेरे हैं । 


चीरगाथा काल में जैन भक्ति कवि 


डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथनानुसार पं० रामचन्द्र शुक्ल ने जिस 
काल को वीरगांथा काल नाम दिया है, उसमें वीरगाथाशओं की अपेक्षा 
वारमिक कृतियाँ अधिक थीं । पं० शक्‍ल ने उन कृतियों को सूचना मात्र 
कह के छोड़ दिया था । इन क्ृतियों में जेन भक्ति सम्बन्धी रचनायें हैं । 
उनमें घामिकता है, तो साहित्यिकता भी । धार्मिक होने मात्र से ही कोई 
रचना अ्रसाहित्यिक नही हो जाती । मूल प्रवृत्तियों का भावोन्मेष ही साहित्य 
है, फिर भले ही उसका मुख्य स्वर धर्म अथवा अन्य किसी विषय से सम्बन्धित 
हो । इसी कारण कबीर ग्रन्थावली और रामचरितमानस साहित्य के ग्रन्थ 
माने जाते हैं । 


हिन्दी साहित्य के इत्निहास में वीरगाथा काल, वि० सं० १०५० (सन्‌ 
€८३) से वि० सं० १३७५ (सन्‌ १३१८) तक निर्धारित किया गया. है । इसके 
पूर्व बहुत पहले ही, प्राकृत और अ्रपश्रंश के अ्रतिरिक्त देश भाषा का जन्म 
हो चुका था। धर्मशास्त्री नारद ने लिखा है कि “संस्कृते: प्राकृते्वाक्य: शिष्य- 
मनुरूपत: । देशभाषाद्यपायेश्च बोचयेत्‌ु स गुरु: स्मृत: | ।” डा० काशीप्रसाद 
जायसवाल का कथन है कि आचाये देवसेन (वि० सं० ६६०) के पहले ही दिश 
भाषा! प्रचलित हो चुकी थी । आचाये देवसेन ने अपने श्रावकाचार में जिन दोहों 
का उपयोग किया है, वे देश भाषा के ही हैं। इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रात 
कारंजा के सेनगरा मन्दिर के पुस्तक भंडार में मौजूद है । इसमें श्रावकों के लिये 


द जिनेन्द्र और पंचगुरु भक्ति का श्रनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है । एक दोहा इस 
' प्रकार है :-- ह | 


: जो जिणसासण भासियठ सो भइ कहियउ सोरु । 
जो पाले सइ भाउ करि सो तरि. पावइ पार ॥ 


इसमें प्रयुक्त शब्द रूप, विभत्ति और धातुरूप प्रायः सभी देश-भाषा के हैं । 
देश-भाषा को ही प्राचीन हिन्दी कहते हैं। यह भाषा ही श्रगे चलकर विकसित 
हिन्दी के रूपमें परिणत हुई । आचार्य हेमचन्द्र ने अपश्रंंश और देश-भाषा में अश्रन्तर 
_ स्पष्ट रूप, से स्वीकार किया है। अपश्रंश, देश-भाषा अथवा प्राचीन हिन्दी नहीं है। 
इसी काररा स्वयंम्भू (वि० सं० € वीं शताब्दी) के 'पठमचरिउ' और पुष्पदन्त 
. (वि० सं०.१०२६) के ,महापुराण' को हिन्दी के ग्रन्थों में नहीं गिना. जा सकता । 
इनमें विखरे हुए कुछ स्थल देश-भाषा के हैं, किन्तु वे अल्प ही हैं। पृष्पदन्त से 
... ४०.वर्ष उपराच्त हुएं श्रीचन्दर का-कथाकोष देश-भाषां में लिखा गया है | इसकी 
अधिकांश कथायें. जिनेन्द्र-सक्ति से -सन्‍्बंधित हैं. । ईसा- की ११वीं सदी. के 
. घनपाल की “्रुत पंचमीकथा' में भी देश-माषा का ही प्रयोग हुआ्ला है | “श्रुत 
- पंचमी. . का मृलस्वर जिन-भक्ति से युक्त है | तेहरवीं शताब्दी के प्रारम्भ के 
कवि विनयचन्द्र सूरि ने “नेमिनाथचउपई” का निर्माण: किया था। नेमिनाथ के 
वराग्य लेने पर, उनके वियोग में राजीमती विलाप करती है । इस “चडठपई” में 
उनका वियोग वर्णन दिखलाया गया हैँ । एक हृष्टांत देखिये :-- 


. “मणईइ सखी राजल सन रोई,. 
 नीठुरु नेमि. न अप्पणु होई ॥ ., 
सांचेड सखि वरि गिरि भिज्जंति, . 

. किमइ.न भिज्जइ सामलकंति । |” 


.... विनयचन्द्र सूरि के समकालीन शालिभद्वसूरि के 'बाहुबलि रास' में 
अपम्र श का प्रयोग हुआ. है । श्री जिनदत्तसूरि (विं० सं० १२७४) के “उपदेश-- 
रसायनरास” में गुरुभवित के श्रनेक दृष्टांत हैं, किन्तु उसकी भाषा देशं-भांषा नहीं 
है,वह दुरुह भ्रपम्न श का निदर्शेन है । श्री जिनपदमसूरि का “थूलिभदफाग” आचार्य 
स्थुलभद्र की भक्ति में लिखा गया है। आचार्य स्थुलिभद्र सद्बबाहु स्वामी के 
समकालीन. थे । उनका निर्वाणस्थंल, ग्ुलज्ञारबागं, पटना स्टेशन के सामने कमल- 
दह में बना हआ है। यह रचना भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से उत्तम 
है। भाषा हिन्दी के प्रारस्सिक रूप को लिए हुए है । ऐसे -सरस फागों की 


अक्षण्ण परंपरा वि०सं० की अ्रठारहवीं शताव्दी तक उपलब्ध होती है । प्रस्तुत .. 
फाग के पावस वर्णन का एक पद्य इस प्रकार है--- 


“सीयल कोमल सुरहि वाय जिम जिम वायंते | 
माण-मडफ्फर माणणिय तिम तिम. नाचंते ।। 
जिम जिम जलधर मरिय मेह गयणंगणि मिलिया । 
तिम तिम कामीतणा नयण नीरहि भलहँेलिया ॥” 


नेमिचन्द्र भंडारी, खरतगच्छीय जिनेश्वर सूरि के पिता थे.। बि० सें० 
१२५६ के लगभग 'जिनवल्लभसूरि गुणवर्णन' के नाम से एक स्तुति लिखी थी; 


जो ऐतिहासिक काव्यसंग्रह में प्रकाशित हो चुकी है। यह स्तुति आचार्य-भक्ति | 


का दृष्टांत है| महेन्द्रसूरि के शिष्य श्री धर्मसूरि ने वि० संं० १२६६ में: जम्ब- 
स्वामीचरित और स्थलिभद्ररास की रचना की । दोनों में क्रमश: ५२ एवं ४७ 
पद्य हैं। भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के उपरान्त केवल तीन केवली हए, जिनमें 
जम्बस्वामी अन्तिम थे | स्थलभद्गर के विषय में लिंखा ही जा चका है। शाहरंयण 
(वि० सं० १२७८) ने 'जिनपतिसूरिधवलगीत' लिखा था । यह 'जेन ऐतिहासिक . 
काव्य संग्रह” में छप चुका है । मंत्रीवर वस्तुपाल के धर्माचार्य श्री विजेयसेनसूरिं 
ने वि० सं० ११८८ में 'रेवंतगिरि रासो' का निर्माण किया था। यह प्राचीन 
गगुरजरकाव्य संग्रह में प्रकाशित हआ है । इन सबकी भाषा हिन्दी है । नेमिचंन्द्र 
भंडारी का एक पद्य देखिये :-- 


“पणमवि सामि वीर जिणु, गणहर गोयम सामि। 
सधरम सामिय तुलनि सरणु, जुग्गं प्रधान सिवगामि ॥ 


विक्रम संवत्‌ की चौदहवीं शती में अ्रनेक जेन कवि हुए हैं। उनकी भाषा 
हिन्दी थी। उनकी कविताओं का मूल स्वर भक्तिपूर्ण था। खरतरगच्छीय 
जिनपतीसूरि के शिष्य जिनेंश्वरसूरि ने वि० सं० १३३१ के लगभग अनेक ऐसी 
स्तुृतियों की रचना की, जो गुरु, आचार्य और जिनेन्द्र की. भक्ति से 
सम्बन्धित थी। जिनेश्वर सूरि के. शिष्य श्री अभयतिलक ने, वि० सं० १३०७ 
में, महावीर रास का निर्माण किया था, जिसमें केवल दस पद्म हैं। यह 
रास श्री अगरचंदजी नाहटा के निजी संग्रह में मौजद है । लक्ष्मीतिलक 
का शांतिनाथरास' और सोममूर्ति का “जिनेश्रसरि संयमश्रीविवाहवर्णनरास 
प्रसिद्ध कृतियां हैं ह ह ह 


हिन्दी के भक्ति-काल में जेन कवि और काव्य । 
ह यद्यपि रामचन्द्र शुक्ल ने .भक्ति-काल वि० सं० १४०० से १७०० तक 
माना है, किन्तु जेन हिन्दी भक्ति काव्य की दृष्टि से उसको वि.सं. १८००० तक 
. मानना चाहिए, क्योंकि. जेन हिन्दी के. भक्ति काव्य की प्रोढ़ रचना.वि० सं० १७०० 
से १८०० के मध्य हुई । 


राजशेखर सूरि (वि. सं. १४०५) का जन्म प्रश्नवाहन कुल में हुआ था । 
वे तिलकसूरि के शिष्य थे। उनका सम्बन्ध कोटिकः गण की मध्यम शाखा के 
'हषपुरीगच्छ से था उन्होंने हिन्दी में 'नेमिनाथफाग' की रचना की थी। यह २७ 
पद्यों का एक छोटा सा खण्डकाव्य है । इसमें नेमिनाथ और राजुल की कथा 
. हैं। राजशेखर एक सफल कवि थे। भांवों और दृश्यों को चित्रित: करने में उन्होंने 
अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है। विवाह के लिए सजी राजुल के पूरे चित्र 
'की कतिपय पंक्तियां देखिये :-- -* 


: “किम किम राजुलदेवि तराउ सिणगारु भणेवड । 
चंपइ गोरी- अ्रइधोई . अ्रगि चंदनु.. लेवउ ।। 
खुपु भराविउ जाइ कुसुम कस्तूरी सारी ।. 
सीमंतइ सिदुरह मोतिसरि सारी ॥ 


:  विनयप्रभ उपाध्याय (विं० सं० १४१२) खरतरगच्छ के जन साधु थे । 
“उनके गुरु का नास दादा जिनकृशंलंसूरि था। उनकी प्रमुख रचना का ताम 
.. -गौतमरासा” है। यह कृति भगवान्‌ महावीर के प्रथम गणाघर गोतम की भक्ति 

"से सम्बन्धित है .इसमें स्थान स्थान पर उत्प्रेक्षाओं के सहारे गौतम की शोभा 

'का चित्र अंकित 'किया गया है। इसके श्रतिरिक्त विनयप्रभ उपाध्याय की कतियों 

में ५ स्तुतियां भौर हैं । उत्तमें विविध तीर्थंकरों के गुणों का काव्यमय विवेचन 

“ है। प्रत्येक में १६-२६ के लगभग पद्य हैं। इनमें 'सीमन्धर स्वामिस्तवन', एन्शियंट 

 'जैनहिम्स! में प्रंकाशित हो चुका है । सीमन्धर स्वामी पूवे विदेह के विहरमारण 
बीस तीर्थ करों में एक हैं। उनका शासन भ्रभी चल. रहा है। यह २१ पद्यों का 
एक मनोरम स्तवन है । कवि ने लिखा है कि मेरुगिरि के उत्तुग शिखर, गगन 
के टिमटिमाते तारागण और समुद्र की तरंगमालिका, सीमंधर स्वामी का स्तवन 
करते ही रहते हैं । 


.. “मेरुनन्दन उपाध्याय के दीक्षागुरुका नाम जिनोदयसूरि था। उन्होंने वि० 
सं० १४१५ के उपरान्त दीक्षा ली थी। मेरुनन्‍न्दन उपाध्याय की तीन रचनाएँ 


उपलब्ध हैं-- जिनोदयसूरि विवाहलउठ, श्रजितशान्तिस्तवनम्‌ झ्ौर सीमन्चर . 
स्वामी स्तवनम्‌ तीनों ही भक्ति से सम्बन्धित हैं । पहले में गुरु भक्ति और श्रव- .. 
शिष्ट दो में तीर्थ कर भक्ति है । जिनोदयसूरि विवाहलऊ में श्राचार्य जिनोदय 
का दीक्षाकुमारी के साथ विवाह हुआ है । यह एक रूपक काव्य है | श्रजित- 
शांतिस्तवनम्‌ में सीमन्धर स्वामी की स्तुति की गयी है। ये दोनों ही स्तवन 
'जैन-स्तोत्र संदोह' के प्रथम भाग में प्रकाशित हो चुके हैं । | 


भाट्टारक सकलकीति अपने समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे । उनका संस्कृत 
भाषा पर एकाधिपत्य था। उन्होंने संस्कृत में १७ ग्रस्थों की रचना की थी । 
प्रत्येक उत्तमकोटि का ग्रन्थ है । भट्टारक सकलकीत्ति प्रतिष्ठाचार्य मी थे । उनके 
द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियों में तत्कालीन इतिहास की श्रनेक वातें श्रकित हैं। 
उनका समय १५ वीं शती का उत्तराद्ध माना जाता है । वे वि०्सं० १४४४ में 
ईडर की भट्टारकीय गद्दी पर श्रासीन हुए श्रौर वि० सं०१४६६ में महसाना 
(गुजरात) में उनका स्वर्गवास हुआ । वे हिंदी के सफल कवि थे । राजस्थान के 
जन शास्त्र भण्डारों में उनकी हि दी में लिखी हुई अ्रनेक कृतियां उपलब्ध हुई हैं 
जिनमें आराधना प्रतिवोधसार, णमोकारफलगीत और नेमीश्वर गीत का भक्ति 
से सम्बन्ध है। 


वि० सं० की १६ वीं शती, जैन हिन्दी भक्ति काव्य की मुक्तक रचनाओं 
'के लिए प्रसिद्ध है। मुनि चरित्रसेन (वि० सं० १६ वीं शती पूर्वाद्ध ) की समाधि” 
नाम की रचना में समाधि और समाधि लगाने वालों के प्रति भक्तिभाव 
प्रकट किया गया है । यह कृति दिल्‍ली के मस्जिद खजूर के जैन पंचायती 
मन्दिर के शात्र भण्डार में मोजूद है | इन्हीं के समकालीन आनन्द तिलक हुए 
हैं। उन्होंने 'श्रारांदा' का निर्माण किया था। इसकी एक हस्तलिखित प्रति भ्रामेर 
शास्त्र-सभण्डार में रवखी है । इस रचना में ४३ पद्य हैं। यह परमात्म प्रकाश 
और पाहुड़ दोहा की परम्परा में गिनी जा सकती&है । संतः कवियों की भांति ही 
मुनि महानन्दिदेव ने जिनेन्द्र का निवास देह में माना , वेसे ही जैसे कुसुम में 
परिमल रहता है। देह के भीतर रहने वाले उस चिदानन्दरूप जिनेन्द्र की जो 
पूजा करता है, भी वह स्वयं भी आानन्दं-मण्डल के भीतर स्थिर हो जाता है । 
श्र्थात उसको चिरन्तन आनन्द की प्राप्ति होती है। उन्होंने तीर्थ अश्रमण' को 
व्यर्थ प्रमारितत करते हुए लिखा है-आ्रानन्द तीर्थों में नहीं, भ्रपितु श्रात्मा- में 
है, और वह श्रात्मा प्रत्येक के पास होती है । जो वस्तु अपने पास है, उसकी 
ओर न देखकर वाहर भटकना मू्खता है। मुन्ति जी ने कबीर की भांति ही कहा 


कि चित्त में मरा पाप-मल बाह्य स्नान से नहीं, - अ्रपितु जिनेन्द्र के ध्यान रूपी 


तालाव में नहाने से गलेगा। तीथे क्षेत्र की -व्यर्थता सम्बन्धी, एक दृष्टान्त-.इस 
भांति है:-- ः ह 


5 : “अझठसठि तीरथ -परिभमइ, मूढा - मर्राह . भमंतु 
- 5. अ्रप्पां विदुन जारणहीं आनन्दा घंटं महि देउ अ्र॒णंतु ।। 


कवि चतरूमल का जन्म श्रीमाल वंश में हुआ था । उनके पिता का, नाम 
जसवंत था | चतरूमल ने जैन पुराणों का अध्ययन किया और उनका मन नेमीश्वर 
के चरित्र में विशेष. रूप से रमा । उन्होंने वि० सं. १५७१ में 'नेमीश्वर- गीत की 
रचना की. थी । यह एक गीतकाव्य है । भट्टारक ज्ञानभूषण मूलसंघ के सरस्वती 
 गच्छ के बलात्कारगण की परम्परा में हुए हैं। “जैन धातु प्रतिमालेख संग्रह से 
: स्पष्ट है कि वे वि०सं०-:१५३२ से १५५७ तक भट्टारक पद पर प्रतिष्ठित रहे । 
बे.संस्क्ृत, गुजराती और हिन्दी के विद्वान थे। हिंदी में लिखी हुई उन्तकी दो रच- 
: मनाएं उपलब्ध हैं--आदीश्व रफागु और पोसहरास | आ्रादीश्वर फाग एक उत्तम कृति 
है । भट्टास्क-शुभचन्द्र पदमनन्दि की परम्परा से संबंधित है । उनका रचना काल 
वि.सं. १५७३ से १६१३ तक माना जाता है। वे श्रपने समय के गणमान्य विद्वान्‌ 
थे.। उनका संस्कृत भाषा पर अश्रधिकार था। वे 'घट्भाषा कवि चक्रवर्ती कहलाते 
' थे ।.उन्होंने हिन्दी में तत्वसारदृहा की रचना की है। इसकी हस्तलिखित प्रति 
. जयपुर में ठोलियों के जेन मन्दिर में मौजद है। इस रचना में संत काव्य की ही - 
भांति वर्ण भ्रौर जाति के भेद को, कृत्रिम माना गया है, गुरु की महिमा का 
उल्लेखः है और ,चिदाततन्दरूप.. ग्रात्मा के चिन्तवन से मोक्ष का मिलना कहा गया 
है । इन्हीं की रची हुई एक. दूसरी हिन्दी की कृति “चतुविंशति स्तुति” अंभी 
' प्राप्त हुई. है।. . 


विनयचन्द्रमुनि इसी शती के एक सामंथ्यंवांन कवि थे। वे माथरसंघीय 
' भरट्टारक वालचन्द्र के शिष्य थे। वे विनयचन्द्र सूरि से स्पष्टतया पृथक हैं। 
विनयचन्द्र सूरि चौदहवीं शती के रत्नसिंह सूरि के शिष्य थे। मुनि विनयचन्द्र 
. गिरिपुरी के राजा अजेय नरेश के राज्यकाल में हुए हैं। उनका समय वि० सं० 
१५७६ माना जाता है । उनकी तीन कतियां उपलब्ध हैं-चुनड़ी, निर्कर पंचमी 
कथा, पंचकल्याराकरासु । चूनड़ी एक रूपंक काव्य है। इसमें कुल ३१ पद्च हैं । 
इसमें एक पत्नी ने पंचगुरु से प्रार्थना की है कि उसका पति ऐसी चूनड़ी लावे 
जिंसके सहारे वह भव संमुद्र के पार हो सके । निर्भर पंचमी कथा में, भगवान 
' जिनेन्द्र के परम भक्त भविष्यदंत्त को चरित्र दिया.हुआ है । कथा का मूल स्वर 


भक्ति से सम्बन्धित है। 'पंचकल्याणक रासु में जन तीर्थंकरों के पंचकेल्याणकों 
के प्रति भक्तिभाव प्रदर्शित किया गया है । । 


कवि ठक्‍करसी (वि० सं० १५७८) खण्डेलवाल जाति में उत्पन्न हुए थे । 

उनका गोत्र पहाडया था । उनके पिता का नाम होल्ह था, जो एक कवि थे । 
उनकी माता धर्मनिष्ठ थीं । ठक्करसी की प्रसिद्ध रचना “क्ृपण चरित्र” पहिले से .. 
ही विदित है। इस काव्य का मुख्य श्रश कृपण की कृपणता से संबंधित होते हुए... 
भी भक्ति से युक्त है। इसके श्रतिरिक्त इनकी नवीन कृतियां मेंघमालाब्रतकथा 
पंचेन्द्रिय बेलि, नेमिसुर की बेल, पाश्वेसकुन सत्ता वत्तीसी, गुणवेल, चिन्तामंरिंगं, 
जयमाल और सीमान्धर स्वामी स्तवन, विविधशास्त्र भण्डारों से प्राप्त हुई हैं । 
इनमें काव्य सौन्दर्य की दृष्टि से पंचेन्द्रिय बेल, नेमिसुर की वेल और गुणबेल 
उत्तम हैं । 


सत्रहवीं शती के जैन हिन्दी कवियों का भक्ति परक काव्य भाव और 
भाषा दोनों ही दृष्टियों से प्रौढ़ है। इसी शती के जैन कवि महाकवि हैं। उनकी . 
गराना यदि एक ओर कबीर और जायसी की कोटि में होनी' चाहिये, तो दूसरी 
श्रोर वे सूर और तुलसी की पंकित में बेठने योग्य हैं । कुमुदचन्द्र इसी शत्ती के 
आरम्म में हुए थे। उन्तकी रचनाओं में ऋषभ-विवाहला श्र "भरत वाहुवबलि- - 
छुंद उत्तम हैं | ब्रह्मरायमलल (वि० सं १६१५) ने अनेकानेक हिन्दी काव्यों की 
रचना की । इनकी भाषा सरस है भर प्रसाद गुर से युक्त है। ये रायमल्ल, १६वीं 
शरती के प्रसिद्ध पंडित राजमल्ल से पृथक हैं। इनका जन्म हूँबड़ वंश में हुआ 
था, उनके पिता का नाम मह्य और माता का नाम चम्पा था। उनकी माता 
जिनेन्द्र भक्त थीं, अतः वे भी 'जिनपांदकंजमधुप' बन सके | इनके ग्रुरु का नाम 
नन्‍्तकीति था । नेमीश्वररास, हनुवंतकथा, प्रद्युस्नचरित, सुदर्शनरास, श्री 
पालरास और भविष्यदत्त कथा, ब्रह्मरायमल्ल की हिन्दी की क्ृतियां हैं । इनमें 
नेमीश्वर रास और हनृवंतकथा की विशेष -ख्याति है.। हंनुवंतकथा में बालक - 
नुमान के ओजस्वीरूप का.चित्र खींचा गया है | यह रूप बालक के उदात्तता- 
परक पक्ष को पुष्ट करता है । एक पद्म देखिए 


“वालक जब रवि उदय कराय। 
अंधकार सब जाय॑ पलाय ॥॥ 
बालक सिंह होय अति सूरो।. . 
दन्तिघात करे चकचूरों ॥ 


: सघन वक्ष बन अ्रति विंस्तारो । 
_ :रत्ती अग्नि करे दह छारो॥ 
जो बालक क्षत्रिय को होय । 

सर स्वभाव न छोड़े कोय)। 


कुशललाभ. जैसलमेर के रावल हरराज के आश्चित कवि थे। रावल 

हरराज का समय सत्रहवीं शती का प्रथम पाद माना जाता है। कुशल-लाभ 
का रंचनाकाल भी यही था-। श्रनेंक विद्वानों को-विदित है.कि कुशल-लाभ ने 
. राजस्थानी के आदि काव्य 'ढोला मारू रा दृहाके बीच में अपनी चौपाइयां 

* मिलाकर प्रवन्धात्मक उत्पन्न करने का प्रयास किया था। कुशललाभ खरतरगच्छ 
के समर्थंगुरु अभयदेव उपाध्याय के शिष्य थे.। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन्हें 
कवित्व शक्ति जन्म से ही मिली है । उन्होंने भवितं, श्वूगार और वीर जेसे रसों . 
पर अधिकार पूर्वक लिखा । उनकी रचनाओं में श्रीपूज्यवाहरणागीत, स्थूलिभद्र 
. स्तम्भन पाश्वनाथ स्तवनम्‌, गौड़ी पाश्वेनाथस्तवनम्‌ झौर नवकारछन्द, भक्ति 
से संबंधित हैं । श्री'पज्यवाहणगीत” की विशेषता है कि उसमें युरु के विरह से 
उत्पन्न हुई अनुभूतियों का .सरस वर्णन किया गया है. गुरु की महत्ता उद्घोषित 
. करने वाले-दोहों से हिन्दी साहित्य भरा पड़ा है। :किनन्‍्तुं गुर-विरह के ऐसे सरस 

भाव अन्यत्र देखने को- नहीं मिलते । ु 


साधुकीति (वि० सं० १६१८) खरतरगच्छीय अ्मरमारिक्‍य के शिष्य 
थे। उन्होंने स्थान-स्थान पर जिनचन्द्रसूरि का. स्मरण किया है। साधुकीर्ति 
* भक्त कवि थे, उन्होंने श्रनेक .स्तुंतियों की रचना. की है। उनकी कृतियों. में पद्य- 
संग्रह; चूनड़ी, शत्रुऊुजयस्तवन. ,विमेलसिरिस्तवन, आदिनाथस्तवन, सुमतिनाथ- 
स्तवनं, नेमिस्तवन श्र नेमिगीत मुख्य हैं। साधुकीति मुक्तक काव्यों के रचने. में 
. सिद्धहस्त थे। .उदयराज जती ने भी अनेक भक्तिपरक काव्यों का निर्माण 


'.. किया है । उनका रचनाकाल वि० सं०. १६६७ के आसपास: माना : जाता है । 


वे जोधपुर के. समीप किसी स्थान:के रहने वाले थे। उनके ग्रुर खरतरगच्छीय 
भद्गसार थे.। उन्होंने भजन छत्तीसी, गुण बवावनी,. चौबीस जिन स्वेया, मन: 
प्रशंसा दोहा और वेद्यविरहिणी प्रवन्ध रचना की थी। इनमें “वेद्रविरहिणी 
प्रबन्ध एक रूपक काव्य है। हीरानन्द सुकीम-आगरा के ख्याति प्राप्त जौहरी थे । 
शाहजादा सलीम से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। उन्होंने सम्मेद शिखर जी की 
. यात्री के लिए संघ निकाला था । शाह हीरानन्द कवि भी थे । उनकी श्रध्यात्म- 

. बावनी एक कृति है । उसका मूल स्वर रहस्थवाद से सम्बन्धित है । हेम विजय 


सूरि (वि० सं० १६७०) वृद्ध शाखा के आचार्य विजयसेन सूरि के शिष्य है 


थे। सम्राट्‌ श्रकबर ने विजयसेन सूरि को आगरे में बुलाया था और उन्हें . 8 
सवाई हरिविजय की उपाधि से सुशोभित -किया था। हेमविजय अन्धे थे। 


उन्होंने हरिविजय और विजयसेन सूरि की भक्त में छोटे-छोटे श्रनेक पद्च बनाये 


हैं। उन्होंने तीर्थकरों का भी स्तवन, छोटी-छोटी स्तुतियों से किया है। निमि- पु 


नाथ के पद! उनकी सफल रचना है । जब नेमीश्वर राजुल के विवाह :द्वार से . 
दीन पशुओं की करुण पुकार सुनकर, गिरिनार पर तप करने चले गये, उस 


समय राजुल की बेचेनी का एक चित्र देखिये | गिरिनार की ओर भागती हुई हि 


राजुल को सखियों ने पकड़ लिया है। वह उनको सम्बोधन करके कहती : हैं 


“कहि राजमति सुमति सखियान कू, एक खिनेक -खरी रहुरे। 
सखिरि सगिरि श्रगुरी मुही बाहि करति बहुत इसे निहुरे ॥ . 
अ्बही तबहीं कबही जवही, यदुराय कू जाय इसी कहुरे।. : 
मुनिहेम के साहिब नेम जी हो, भ्रव तोरन तें तुम्ह क्यू बहुर. ॥7. .. : 


जैन कवि सुन्दरदास, हिन्दी के संत कवि सुन्दरदास से पृथक थे । जैन कवि 
बागड़ प्रान्त के रहने वाले थे । वादशाह शाहजहां ने उनको पहले. कविराय” और 
फिर 'महाकविराय' की पदवी प्रदान की थी। उन्होंने सुन्दर श्यू गार, पाखंड 
पंचासिका, सुन्दर सतसई झौर सुन्दर विलास का निर्माण किया था। इनकी 
प्रवृत्तियां हिन्दी के कबीर दादू, सुन्दरदास आदि संत कवियों से मिलती जुलती 
हैं। उनका समय वि० सं० १६७५ के आस-पास माना जाता है। पांडे रूपचन्द 
संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। उन्होंने बनारस में शिक्षा प्राप्त की.थी;। प्रसिद्ध 
कवि कबी रदास ने इन्हीं से गोम्मटसार-जीवकांड पढ़ा था। इसका उल्लेख 
भ्रद्ध कथानक में हुआ है । पांडे रूपचन्द एक प्रतिभा सम्पन्न .कवि भी थे । विद्वत्ता 
ओर कवित्व शक्ति का ऐसा समन्वय :अन्यत्र कम ही देखने को मिलता है । उनके .. 
गीत काव्यों पर आध्यात्मिकता की छाप है | परमार्थी दोहा शतक, गीतपरमार्थी 
समंगलगीत प्रवन्ध, नेमिनाथ रासा, खटोलनागीत और अध्यात्म सवेया उनकी . 
प्रसिद्ध कंतियों हैं। इसके अतिरिक्त जयपुर के शास्त्र. .भण्डारों से उनकी- दो 
रचनाए सोलहस्वप्तफल तथा जिनस्तुति- और प्राप्त हुई हैं । श्र्धकथानक के 
अनुसार उनका देहावसान वि० सं० १६६४ में हुआ । 


हषकीति (वि०सं०. १६८३) की मुक्तक रचनाओं में अध्यात्म श्रौर . 
भक्तिरस. की अधिकता है । उन्होंने पंचगति बेल, नेमिनाथ राजुल गीत, नेमीश्वर-.. 


: गीत, वीस- तीर्थ केरः जखड़ी, : चतुर्गतिबेल, . भजन व . पदों का निर्माण 


: - किया था-। कनककीति भी इन्हीं के. समकालीन थे। उनकी हिन्दी कृतियों 


में गीत अधिक हैं । उनका सम्बन्ध . किंसी-तीर्थ या ऋषि मुनि की भक्ति से : 
है। उनकी .कृतियां मेघंकुमार गीत, जिनराजस्तुति, विनती, श्रीपाल स्तुति 
और पद हैं। 


. - कवि बनारसीदास जन हिन्दी साहित्याकाश के जगमगाते. सूर्य हैं । उन्होंने 
नाममाला;, नांटंक समयसार, वनारसी-विलांस, अ्र्धेकंथानक, मोह॒विवेक युद्ध, 
. माँफा और स्फुट पदों का निर्माण किया था । उन्होंने १४ -वर्ष की अवस्था 
. .(वि० सं० १६५७) में “एक नवरस” नाम-का : ग्रन्य भी लिखा था-। उसमें एक 
- हजार दोहा चौपाई थे, किन्तु बाद में उसे भ्रत्यधिक अश्लील मानकर उन्होंने . 
“ गोमती में वहा दिया था। नाममालें एक कोष ग्रन्थ है। उसकी रचना वि० सं० 
१६७० में हुई थी । नाटक समयसॉंर वनारसीदास की सर्वोत्क्ृष्ट कृति है। यद्यपि _ 
.. इसका मुख्य भ्रधार आचार्य कुद-कुंद का 'समयपाहुड़' .श्ौर उस पर लिखी 
_ शयी अमृतचन्द्राचार्य की आत्मख्याति' टीका है, किन्तु उसमें मौलिकता भी 
पर्याप्त है । सबसे बड़ा अन्तर यह है कि! नाटक समयसार में कवि की भावुकता 
प्रमुख है। जबकि समयसारपाहुड़ में दाशेनिक पांडित्य। मैंने अपने शोध निबंध 
.. में 'ताठंक समयसार' की परीक्षा भक्ति-परक दृष्टि से की है। मुझे उसमें निभु रण . 
श्रौर सगुण दोनों ही. भक्ति का समन्वय दिखाई दिया है। “वनारसी विलास 
भें वनारसीदास की .५० मुक्तक रचनाए संग्रहीत हैं। इनका संकलन श्रागरे के 


._... दीवानः जगजीवन.ने वि० सं०. १७०१ सें किया था। बनारंसी विलास बहुत 


पहले ही पं० नाथूराम प्रेमी के सम्पादन में वम्बई से प्रकाशित हो चुका है। ्र्घ 
. कथानक' “की रचना वि० सं० १६६८ में हुई थी। इसमें बनारसीदास के ५५ 
वर्ष के जीवन की आत्मकथा है | पं० वनारसीदास चतुर्वेदी डा० माता प्रसाद 
गुप्त आदि बड़े-बड़े विद्वानों ने भी इसकी प्रशंसा की हैं। इसमें ६७५ दोहा- 
चौपाइयां .हैं। इसमें तत्कालीन भारतीय, समाज का यथार्थ परिचय प्राप्त होता 
है । मोह विवेक युद्ध, मांका और कतिपय पद नयी खोज में उपलब्ध हुए हैं..। 
वनारसीदास के अध्यात्म-परक .गीत में दाम्पत्य भाव की अभिव्यक्ति हुई है। 
उन्होंने आत्मा को, पति और सुमत्ति को:पत्नी बनायां-है। पत्नी, पति के वियोग 
: में तड़फते हुए दर्शनाभिलाषा -प्रकट करती है :-- . 


“मैं विरहिन पिय के आधीन | 
यों तलफों ज्यों जल बिन मीन ।। 


होहुं मगन मैं दरशन पाय । 
ज्यों दरिया में वृद समाय ॥ 
पिय को मिलों अभ्रपनपो खोय | 
ओला गल पाणी ज्यों होय ॥॥ 


इसी शती में मनराम, कुवर॒पाल, यशोविजय उपाध्याय और महात्मा 
आ्राननन्‍्दघन प्रतिभा सम्पन्न कवि थे। मनराम का 'मनराम विलास:, कुश्ररपाल के 
'पद', यशोविजयजी का 'जस-विलास' और आनन्दघन की. 'श्रानन्द्घन वहत्तरी' 
प्रौढ़ कृतियां हैं। सभी का सम्बन्ध या तो निराकार आत्मा श्रौर. सिद्ध' श्रथवा . 
श्ररहंत की भक्ति से है । पांडे हेमराज (वि० सं० १७०३-१७३०) .एक प्रसिद्ध 
कवि माने जाते हैं। उनकी सितपट चौरासी बोल, हिन्दी भक्तामर और गुरुपूजा 
नाम की क्ृतियां पहले से ही ज्ञात थीं । किन्तु श्रब हितोपदेश दोहाशतक, उपदेश . 

दोहाबावनी और नेमिराजीमती जखढ़ी भी प्राप्त हुई हैं। इन्हें संत काव्य की 
पंरम्परा में गिनना चाहिये । | 


जिनहर्ष (वि० सं० १७१३-१७३८) अट्ठारहवीं शती के एक सामर्थ्य॑- 
शाली कवि थे । इनके गुरु का नाम वाचक शान्तिहर्ष था | जिनहंषं ने उन्हीं से 
शिक्षा प्राप्त की थी। जिनह॒षें एक जन्मजात कवि थे। उन्होंने पचासों स्तुति- 
स्तवन, रास और छप्पयों की रचना की है । वे मुलत: गुजराती लेखक थे । किन्तु 
इनका हिन्दी पर अधिकार था | उन्होंने हिंदी में जसरांजवावनी, उपदेशछत्ती सी 
चौबीसी, नेमि-राजीमती बारहमास सव्वया, नेमि बारहमासा, महावीर छंद, 
सिद्धचक्रस्तवन और मंगलगीत का निर्माण किया था। जिनरंगसूरि (वि० सं० 
१७३१) का जन्म श्रीमाल जाति के सिन्धुणवंश में हुआ था। उन्होंने जेसलमेर में 
वि० सं० १६७८ फाल्गुन कृष्ण ७ को जिनराजसूरि से दीक्षा ली थी। शाहजहां 
के पुत्र दारा ने उन्हें 'युग-प्रधान' के पद से विभूषित किया था | उनकी 
रचनाश्रों में प्रवोधवावनी, रंग्बहत्त री, चतुंविशति जिन-स्तोत्र, चितामरि 
पाश्वेनाथ-स्तवन प्रसिद्ध हैं । प्रथम दो में निष्फल और अन्तिम दो में सकल ब्रह्म 
की भक्ति है। 


इस समूची शती में भेया भगवतीदास अपनी ओ्ोजस्वी कविता के लिए 
प्रसिद्ध हैं । उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में भी ओज को प्रमुखता दी-है। भैया भगवती- - 
दास आगरा के रहने वाले थे। उस समय औरंगज़ ब का राज्य था। उन्होंने 
उसके राज्य की प्रशंसा की है। “भैया” का प्राकृत और संस्कृत पर अ्रधिकार था। 
उनकी हिन्दी, गुजराती और बंगला में विशेष गति थी और वे उद्द तथा फारसी 


के भी जानकार थे। उनकी ६७ ,रचनाओं. का संकलन. 'ब्रह्म-विलास': नाम से. 
संत््‌ १६०३ में: हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, - बम्बई से; प्रकाशित: हुआ था । 
भैया की सभी कृतियां निर्ग ण॒ अथवा सगरा भक्त से संम्बन्धित हैं। एक भंक्त 
भगवान जिनेन्द्र की .पुष्पों से पूजा करता हुआ कहता है कि हे भगवन््‌ ! इस. 
कामदेंव. ने समूचे विश्व को जीत लिया है। उसे इसका .घमण्ड भी बहुत है । 
मुझें विश्वास - है कि आपके चरणों की -शरण. में जाने से प्रबल कामदेव की 
_निर्देयता का शिकार मैं न हो पाऊगा -- ४ 


“जगत के जीव जिन्हें जीत-के गुमानी भयो। 
: ऐसो कामदेव एक जोधा- जो कहायो है-॥. 
« ताके शरं जातिय्रत -फलनि के वृन्द बहु । 
- केतकी कमल कुद, केवरा, सुहायो है. ॥। 
मालती सुगंध चारू.बेलिकी अनेक जाति। 
:. चंपक गलाव जिन, चरण चढ़ांयो है ॥. 
५ : तेरी ही शरण जिन जारे न बसाय याको। 
,._. :. _ सुमत सौ पूजे तोहि मोहि ऐसौ भायो है ॥।” 


ह द्यानतराय, एक प्रमुख कवि थे । इनका जन्म विं० सं०.१७३३ में आगरे 
-.. में हुआ था। उनकी शिक्षा विधिवत्‌ हुई । उन्हें उदू फारसी का ज्ञान कराया 
गया, तो संस्कृत के माध्यम से धामिक शिक्षा भी दी गई । उनका गृहस्थ जीवन 
ढु:खी रहा । वे वि० सं० १७८०. में दिल्‍ली में आकर रहने लगे थे। उनकी 
“प्रसिद्ध रचना “धर्म-विलास* यहां पर ही पूरी हुई। इसमें पदों को संख्या ३२३ 
- है, कुछ पूजायें हैं। ग्रन्थ के साथ, विस्तृत प्रशस्ति भी निबद्ध है, जिससे आगरे की 
'' सामाजिक परिस्थिति का अच्छा परिचय मिलता है। इसके पदों में सक्ति-रस तो 
 साक्षात्‌ ही वह-उठा है । द्याततराय ने पूंजा और आरतियों का निर्माण करके 
जैन भक्ति की परम्परा में जैसा सरस योगदान किया है, वैसा उस समय तक 
अन्य कोई नहीं कर. सका था। उनकी दिव-शास्त्र-गुरु पूजा का तो प्रत्येक जैन 
मन्दिर में- प्रतिदिन - पाठ होता है -. इसके अतिरिक्त बीसतीर्थड्स्‍॑/:र, पंचमेरु 
दशलक्षरां, सोलहकारण, रत्नत्रय, निर्वाणक्षेत्र, नन्दीश्वरद्वीप, सिद्धाचक्र और 
सरस्वती पूजायें भी उन्हीं की कृतियाँ हैं। उन्होंने पांच आरतियों का भी निर्माण 
किया था। उनका प्रारम्भ क्रमशः 'इह-विधि मंगल आरति कीजै, आरति श्री 
जिनराज तिहारी', “आरति कीजै श्री मुनिराज की', 'करो आरती वद्ध मान की' 
. और “मंगल आरती आतमरामा' से होता है । उनके स्वग्रम्भू, पाश्वंनाथ और 
एकीभावस्तोत्रों में 'पाश्वेत्राथ स्तोत्र” मौलिक है । इनके अतिरिक्त समाधिमरण 


धर्मपचीसी, श्रव्यात्मपंचासिका, १०८ नामों की ग्रुणमोला, दर्शस्थानचौवीसी 
और छहढाला (सद्य: प्राप्त) भी उन्हीं की रचनायें हैं। उनका समूचा साहित्य 
भाव और भापा दोनों ही दृष्टियों से खरा है । 


द्रोणपुरी के शास्त्र भंडार में कवि विद्यासागर के हस्तलिखित ग्रन्थों का .. 
पता लगा है। विद्यासागर कारंजा के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम 
राखू साह था। वे वघेरवाल जाति में उत्पन्न हुए थे। उनकी रचनाएं भक्त- 
हृदय की प्रतीक हैं। उन्होंने सोलह स्वप्न-छप्पय, जिन-जन्म-महोत्सव पट्पद, 
सप्तव्यसन सव्वेया, दर्शनाष्टक, विपापहार छप्पय और भूपाल स्तोत्र छप्पय का. 
निर्माण किया था | विनयविजय साधु थे। उनके ग्रुरु का नाम कीतिविजय 
उपाध्याय था । विनय विजय यशोविजय के समकालीन थे । दोनों ने साथ रहकर 
ही काशी में विद्याध्ययन किया था । गुजराती साहित्य को इनकी देन बहुत बड़ी .- 
है । हिन्दी में लिखा हुआ उनका “विनयविलास' उपलब्ध है । उसके पद संत-. 
काव्यधारा के प्रतीक हैं। लक्ष्मीवललभ (वि० सं० १८वीं शती का दूसरा पद) 
उपाध्याय लक्ष्मीकीति के शिष्य थे । वे वनारस के रहने वाले थे। वे विद्वान थे 
और कवि भी । उनकी हिन्दी कृतियों के नाम ये हैं--चौवीस स्तवन, महावीर 
गौतम स्वामी छंद, दृह्ा बावनी, सवेया वावनी, नेमि राजुल वारहमासा, भावना 
विलास, चेतना वत्तीसी, उपदेश वत्तीसी और छप्पय वावनी । सभी जन भक्ति से 
सम्बन्धित हैं । 


विनोदीलाल (वि० सं० १७५०) शाहजहाँपुर के रहनेवांले थे। उनका 
जन्म अग्रवाल वंश और गर्ग गोत्र में हुआ था । वे श्रपंनी सरस ओर प्रसादगुर 
युक्त रचनाश्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने चौबीस तीर्थद्भारों की भक्ति में श्रमेक 
सववयों का निर्माण किया है | वे नेमीश्वर के परमभक्त थे विवाह द्वार से लौटते 
नेमीश्वर और विलाप करती राजुल, उन्हें बहुत ही पसन्द हैं। उनका लिखा हुआ 
नेमि-राजुलवारहमासा, विरहकाव्य परम्परा की एक अमर क्ृति है। इसके 
अतिरिक्त, उन्होंने नेमि व्याह, राजुल पच्चीसी, नेमजी रेखता,- प्रभात-जयमाल, 
चतुविशंति जिन स्तवन सवैया और फूलमाल पच्चीसी की रचना की थी । विवाह 
के लिए सजे हुए नेमीश्वर का एक चित्र देखिये:-- 


“मौर धरो सिर दूलह के कर कंकरा वांध दई कस डोरी। 

कुण्डल कानन॑ में भलके श्रति भाल में लाल विराजत रोरी ॥ 

मोतिन की लड़ शोभित है छवि देखि लजं बनिता सब गोरी |. 
' लाल विनोंदी के साहिब के मुख देखन कों दुनियां उठि दौरीवी”/ 7. 


भूधरदास (वि० सं० १७८१) एक प्रतिभासम्पन्न कवि थे। उनकी 
रचनाएं अपने प्रसाद, गुण शौर भाव-लालित्य के लिये प्रसिद्ध हैं। जैनशतकं 
_ भूृंधरविलास, पदसंग्रह, जखड़ी, विनतियाँ, बारह भावनाएं, बाईस परीषह और 
स्तोत्र उनकी मुक्तक कृतियां हैं । उन्होंने पाश्वेपुराण नाम के एक महाकाव्य का 
जी निर्माण किया था। यह एक उच्चकोटि का मौलिक काव्य है। इसमें महा- 
'काव्य के सभी गुण सन्निहित हैं। इसकी रचना वि० सं० १७८१ में हुई थी। कवि 
भवानीदास (वि०-सं० १७६१) के लिखे हुए १८ मुक्तक काव्यों का पता चला 
है । इन रचनाओं के आधार पर सिद्ध है कि वे श्रागरे के रहने वाले थे, और 
'. उनका जन्म श्वेताम्वर जाति में हुआ था । इन क्ृतियों में चौबीस जिनबोल, 
.. चौबीसी के कवित्त, नेमि-हिण्डोलना श्रौर नेमिनाथ-राजमति गीत प्रसिद्ध हैं । 


ग्रजयराज पाटणी (वि० सं० १७६२-१७६४) आमेर के रहने वाले थे। 
उनकी जांति खण्डेलवाल और गौन्र पाटणी था ।. उन्होंने पाश्वेनाथ-सालेहा की 
.. रचना वि० सं० १७६३ में की थी । वे रूपक काव्यों के लिखने में सिद्धहस्त थे। 
उनके लिखे हुए चरखा-चउपई, शिवरमणी का विवाह और जिन जी की रसोई 
ऐसे ही गीत हैं । 


जैन अपभूश का हिन्दी के निर्गण 
भक्ति-काव्य पर प्रभाव 


जिस भांति संस्कृत में श्लोक” और प्राक्ृत में गाथा” छन्द के लिए. प्रसिद्ध 
हैं, ठीक वसे ही अ्प्रभ्रंश में दृह्मा का सवसे अधिक प्रयोग किया गया । अपश्रंश . 


का तात्पर्य है-दृह्-साहित्य । यह दो भागों में वाँटा जा सकता है--एक तो भाटों . 


के द्वारा रचा गया जिसमें श्र गार, वीर आदि रसों की भावात्मक अभिव्यक्ति है। 
इसके प्रचुर उदाहरण “आचार हेमचन्द्र' के 'सिद्धहेमशव्दानुशासन” में मौजूद 
हैं । दूसरा वह, जिसके रचयिता वोौद्ध सिद्ध और जैन साधक थे। तिलोप्पाद, 
सरहपाद, कण्हपाद आदि का दृह्य-साहित्य 'दोहाकोश' में प्रकाशित हो चुका 
है । जन साथकों का साहित्य एक संकलित रूप में तो नहीं, किन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ 
पुस्तकाकार या पत्रिका में प्रकाशित होता रहा है। कुछ ऐसा है, जो हस्तलिखित 
रूप में उपलब्ध है 


परमात्मप्रकाश अपभ्रंश का सामर्थ्यवान ग्रन्थ है । इसके रचयिता आचार्य 
योगीन्दु एक प्रसिद्ध कवि थे। उनका समय ईसा की छठी .शती माना जाता 


१. सिद्धहेमशव्दानुशासन, डॉ० पी० एल० वेद्य-- सम्पादित तथा भण्डारकर ओरियण्टल 
रिसच इन्स्टीट्यूट से सन्‌ १६३६ ई० में प्रकाशित । संशोधित संस्करण सन १६५८ 
ई० में पुनः छपा है । 


है।' उन्होंने इस ग्रन्थ का निर्माण, अपने शिष्य प्रभाकर भट्ट को श्रध्यात्म-विषय 
: समझाने. के लिए किया था श्रत: उसमें एक. अ्रध्यापक की सरलता, मधुरता 
और. पुनरावृत्तिवाली बात मौजूद है .। .योगीन्दु ने स्वयं स्वीकार किया है कि 
शिष्य को समझाने के लिए. शव्दों को बार-बार दुंहराना -पड़ा. है । इसी . उद्देश्य 
से उपमा और रूपकों का भी प्रयोग किया-गया हैं। उनके . पद्म कोमलता और 
माधुये से युक्त हैं ।. उनकी भाषा जनसाधारण की भाषा थी, अ्रत: उसमें गेय- 
'परकता. अधिक है। उद्योतनसूरि (७७८ ई०) का यह कथन कि “अपश्रंश का 
प्रभाव बरसाती पहाड़ी नदियों की भाँति बेरोक होता है श्रौर प्रणयकुपिता 
नायिका की भाँति यह शीघ्र ही मनुष्यों के मन को वश में कर लेती है,* पर- 
' आत्मप्रकाश पर पूर्णरूप से: घटित होता है । जहाँ तक भावधारा का सम्बन्ध है, 
उसमें भी. योगीन्दु की उदारता स्पष्ट प्रिलक्षित होती है। वे किसी. सम्प्रदाय 
भ्रथवा- धर्म-विशेष की संकुचित सीमाश्रों में आवद्ध नहीं. हुए। उन्होंने मुक्त 
ग्रात्मा की भ्ांति- ही उन्मुक्तता का. परिचय दिया। उन्तका जिन -शिव और 
बुद्ध भी बन सका । उनके द्वारा निरूपित परमात्मा की. परिभाषा में केवल जेन 
ही-नहीं अपितु वेदांती, मीमांसक और बौद्ध भी समा सके । उन्होंने श्रजेन शब्दा- 
“बली का भी प्रयोग किया। परमात्मप्रकाश श्रध्यात्म का ग्रन्थ है, जेन या बौद्ध 
'नेहीं । इसके. दो अधिकारों में १२६ और २१६ दोहे हैं। इसे पर. ब्रह्मदेव की 
संस्कृत टीका और पं० दौलतराम की हिन्दी, टीका. महत्वपूर्ण है ।. यह ग्रन्थ 
 डा० ए० एन० उपाध्ये के सम्पादन में बम्बई से प्रकाशित हो चुका है। - 


. योगसार नामक ग्रन्थ के रचयिता भी योगीन्दु ही थे । इसमें १०८ दोहे 

.  हैं। इसका विषय: परमात्मप्रकाश से मिलता-जुलता है किन्तु, इसमें वेसी 

 सरसता नहीं है । डॉ० ए० एन० उपाध्ये ने इसका भी सम्पादन किया है । इसका 
. प्रकाशन 'परमात्मप्रकाश' के साथ बम्बई में हुआ था । 


... -सावयधम्मदोहा के रचयिता को लेकर दो भिन्न मत हैं | डॉँ० ए० एन० 
उपाध्ये इंसे .लक्ष्मीचन्द्र की रचना बतलाते हैं और डॉ० हीरालाल जैन देवसेन 
की । इस समय देवसेनवाला मत ही प्रचलित है। डॉ० हीरालाल का सबसे बडा 


.१- परमात्मप्रकाश, डॉ० ए० एन० उपाध्ये-लिखित प्रस्तावना, पुृ० ६७ । . 

२. वही, प्रस्तावना, पु० १०६ और अपश्र शकाव्यत्रयी, गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज 
. बड़ौदा, श्री एल० बी० गांधी-लिखित प्रस्तावना, पृ० ६७-६८ । 

३. श्री ब्रह्मदेव ईसा की तेरहवीं शती और पं० दोौलतराम अठारहवीं शती में हुए । 


तक यह है कि 'सावयधम्मदोहा' देवसेन के भावसंग्रह* से बिलकुल मिलता- 
जुलता है । देवसेन मालवा-प्रान्त की धारा-नगरी के निवासी थे । उन्होंने वहाँ. 
ही सन्‌ ६९३३ ई० में 'सावयधम्मदोहा” का निर्माण किया था|. अब यह 'दोहक' 
डा० हीरालाल जैन के सम्पादन में कारंजा से प्रकाशित हो चुका है। इसको .. 
दूसरा नाम 'श्रावकाचारदोहक' भी है। इसमें श्रावकधर्म होने पर भी कविकी . 
मुक्तता स्पष्ट है । 


दोहापाहुड़ मध्यकालीन संतकाव्य की एक शक्तिशाली कृति है | ईसके 
रचयिता म॒नि रामसिंह के विषय में केवल इतना विदित है कि वे राजस्थान के 
निवासी थे । डॉ० रामकुमार वर्मा ने उनका समय वि० सं० €€० से ११५७ के _ 
मध्य निर्धारित किया है ।* डॉ० हीरालाल जैन इन्हें सन्‌ १००० के लगभग 
मानते हैं ।? इस ग्रन्थ में केवल २२२ दोहे हैं। डॉ० हीरालाल जन के संम्पा- - 
दन और दविद्वत्तापूर्ण भूमिका के साथ यह ग्रन्थ कारंजा से प्रकाशित हो चुका . 
है। इस ग्रन्थ में एक ओर श्रात्मसाक्षात्कार के विंना वाह्म आडम्बर नितांत . 
हेय और व्यर्थ बताये गये हैं, तो दूसरी ओर जीव के परमात्मा से प्रेम करने 
की वात कही गई है । वहां आत्मा और परमात्मा के तादात्म्य से उत्पन्त हुए. 
समरस भाव के अनुपम चित्र पाये जाते हैं। दोहापाहुड़ एक रहस्यथवादी 
कृति है। हिन्दी के भक्तिकालीन रहस्यवाद पर उसका स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित 


होता है । 


वराग्यसार के रचयिता सुप्रभाचार्य हैं। कई दोहों में उनका नाम आया 
है। यह काव्य सबसे पहले डॉ० वेलण॒कर द्वारों संपादित होकेर 'एनल्स आव 
भण्डारकर ओरियण्टल रिसचे इन्स्टीट्यूट' से प्रकाशित हुआ था। यह संस्क्रेत 
टीका के साथ जंनसिद्धान्तभास्कर, भाग १६, किरण, दिसम्बर, १६४६ 
ई० में भी छप चुका है। कवि ने संसार की करता और व्यर्थता दिखाकर जीव 
को आत्मदर्शेन की ओर उन्मुख किया है । इस काव्य में धंन की सार्थकंता जिनेन्द्र 
की भक्ति में स्वीकार की गई है | काव्य में सरसता और आकर्षण कीं कमी 
नहीं है । ' 


१. यह ग्रन्थ सारिकचन्द-दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला से पननालालः सोनी के - सम्प्रादन में 
विक्रमाव्द १६७८ में प्रकाशित हो चुका है । 322 

२. हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास! :'डॉ० “रामकुमार वर्मा, पृ० ८ । 

३. पाहुड़दोहा, भूमिका, डॉ० हीरालाल जैन-लिखित, पृ० ३३। 


मुनि रांमसिंह के 'दोहापाहुड़' के श्रतिरिक्त एक.-और दोहापाहुड़ उपलब्ध 
: “हुआ है । उसकी हस्तलिखित प्रति आमेर-शास्त्रभेण्डार, जयपुर में मौजूद है । 
उसमें ३३३. दोहे हैं.। इसके रचयिता कोई महचन्द्र नाम के कवि हैं । इससे स्पष्ट 
"है कि ये महीचन्द्र नाम के तीनों: जैन भट्टारकों से पृथक हैं । उन्होंने एक स्थान 
पर 'जोइं द का स्मरण किया है ।"* उनका काव्य “परमात्मप्रकाश' .से प्रभा- 
वित है ।. उसमें 'परमात्मप्रकाश' की भांति ही “निष्कुल ब्रह्म के ध्यान से अनंत 
सुंख की प्राप्ति की बात कही गई है । उसकी श्रन्य प्रवृत्तियाँ भी 'परमात्मप्रकांश 
से. हुं-ब-हू मिलती-जुलती हैं | यह भी रहस्यवाद का-उत्तम निदर्शेन है । 


.-- महात्मा श्लानन्द तिलक ने: आशणांंदा' नाम की एक मुक्तक. रचना का 
निर्माण, किया था । इसकी हस्तलिखित प्रति. आमेर-शास्त्र भण्डार, जयपुर में 
मौजूद है । इसके रचना-काल पर मतभेद हैं, किन्तु भाषा की दृष्टि से वह चौद- 
हवीं शत्ती कीं प्रतीत होती है । इतना निश्चित है कि इसका निर्माण कबीर आदि 
. निगु णवादी संतों के पूर्व हुआ था । इसमें ४४ पद्म हैं। यह रचना आध्यात्मिक 
भक्ति का सरस उदाहरण है। इसमें अण्ण' को चिदानंदु, रिरंजणु, परमसि 
. आदि . विशेषरों से युक्त किया गंया है । इसमें लिखा है कि - साधुजन तीर्थों में 
.. भ्रमण न करके, कुदेवों को न पूजकर अपने हृदय में भरे अम्नृत-सरोवर में स्तान 
. करें और हृदय में ही विराजमान- परमात्मा की उपासन करें, उन्हें परमानन्द 
.  मिलेगा। सद्गुरु की महिमा का स्थान-स्थान पर वर्णन कियां गया है। . .. 


. , हिन्दी को भक्ति-काव्य दो भागों में विभक्‍त है-निगम णु-भक्तिधारा और 
-सग्रुण भक्तिधांरा । निमु ए-भक्ति के दो भेद हैं-ज्ञानाअ्यी शाखा और प्रेमाश्रयी 
.. शाखा इसी भाँति सगणु-भक्तिधारा भी क्ृष्णु-काव्य-और राम-काव्य के रूप 
'में बंटी' हुई. है। इनमें निगु शु-भक्तिकाव्य जेनः अपभूश के दृहा-काव्य से 

प्रभावित है, ऐसा मैं मानता हूँ। दोनों की अधिकांश -प्रवृत्तियां समान हैं । 

इसलिए डॉ०. हीरालाल जेन ने लिखा था-“इनमें वह विचार-स्रोत पाया जाता 

' है, जिसका प्रवाह हमें कबीर की रचना में प्रचुरता से मिलता है ।* डॉ० रामसिह 
. तोमर' का भी कथन है कि “जो हो, हिन्दी-साहित्य में इस .रहस्यवाद-मिश्चिंत 


की 


१. महचन्द-कृत पाहुडदोहा, आमेर-शास्त्रभण्डार, जयपुर की हस्तलिखित प्रति, दोहा 
सं० ३२८ । 
- डॉ० हीरालाल जन, अ्रपन्न श-मापा और साहित्य, काशी-नागरी-प्रचारिणी, पतन्निका 
.. भाग ४०, अर के हे-डें, पु० १०७-। * 


शी । 


रम्परा के आदि प्रवर्तक कबी रदास हैं और उनकी णैली, शब्दावली का पूर्वव॑त्ती 
रूप जैन रचनाआओ्ओरों में प्राप्त होता है ।' * ह ह 


कबीर नि रा ब्रह्म के उपासक थे । “नियु ण' बा अर्थ है-गुणातीत । गुण 
का श्रर्थ है-प्रकृति का विकार-सत्त्व, रथ और तम ।* संसार इस विकारंसे : 
संयुक्‍त है और ब्रह्म इससे रहित । किन्तु कबीरदास ने विकार-संयुकत संसार के 
घट-घट में “निगु ण' ब्रह्म का वास दिखाकर सिद्ध किया है कि “गुण, 'नियु सा का 
और “निगुंणा' 'गुण' का विरोधी नहीं है। इन्होंने “निरमुन में गुन भीर थुन में ' 
निरगुन' को ही सत्य माना,” अवशिष्ट सवको धोखा कहा । श्रेर्थातू, कवीरदास . 
सत्त्व, रज, तम के साहित्य की अपेक्षा ब्रह्म को निग्रु रा और सत्त्व, रज, तम रूप 
विश्व के कण-करा में व्याप्त होने की दृष्टि से सग्रुण कहा। उनेका ब्रह्म ऐसा 
व्यापक था जो भीतर से वाहर शरीर वाहर से भीतर तक फैला था + वह अ्रमाव- 
रूप भी था और भावरूप भी, निराकार भी था और साकार भी, दत्त भी था 
और अद्व त भी । स्पष्ट है कि कवीर का ब्रह्म अनेकान्तात्मक था | जैसे, अनेकान्त 
में दो विरोधी पहलू अपेक्षाकृत दृष्टि से निभ सकते हैं, वेसे कबीर के ब्रह्म. में 
भी थे। कवीर पर जाने और अनजाने एक ऐसी परम्परा का जबरदस्त प्रभाव 
पड़ा था, जो अपने में पूर्ण थी श्रीर स्पण्ट । कवीरदास की सत्यान्वेषक वृद्धि ने 
उसको स्वीकार किया । उन्होंने अनुभूति के माध्यम से उसको पहिचाना । श्रने- 
कानन्‍्त के पीछे छिपे सिद्धान्तों को न किसी ने समझाया, और न उनका उस 
सिद्धान्त से कोई अर्थ ही था । कवीरदास सिद्धान्तों के घेरे में बंधने वाले जीव. 
नहीं थे । खेर, कवीरदास ने उस सुगन्धि को पसन्द किया, जो सर्वोत्तम थी | वह 
कहां से आ रही थी, किसकी थी, इसकी उन्होंने कभी चिन्ता नहीं की। आज 
वह हमारे विचार का विषय: अवश्य है। 


कवीरदास पर वसे तो न जाने कितने सम्प्रदायों का प्रभाव है, किन्तु 
उन में नाथ और सूफी सम्प्रदायों को प्रमुखता दी जाती है। मैं नाथ. सम्प्रदाय 


१ 


हे 


डॉ० रामसिंह 'तोमर' : जैन साहित्य की हिन्दी-साहित्य को देन, प्रेमी-अ्रभिनन्दन- 
ग्रन्थ, पृ० ४६७ । 
- डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी : कवीर : प्र० हिन्दी--ग्र थ-रत्नाकार-कार्यालय, बम्बई, 
नवम्बर, १६५५, ई० पृ०.२०४। . 
- संतो, घोखा कांसू कहिये 
गुण में निरमुण निरगुण में गुण 
बांट छांडि क्यू वहिये ? -- कवीर, ग्रच्यावली, पद १८० । 


क्र 


ज्श्ी 


का संम्बन्ध जैन परम्परा से मानता हूं। डॉ० हजारीप्रसाद - द्विवेदी ने मी माना 

है कि नाथ-सम्प्रदाय में जो बारह सम्प्रदाय अन्तम॒ कत किये गये थे, उनमें पारस 
ओर नेमी-सम्प्रदाय भी थे । दोनों जेन थे। इसी कारण नाथ-संम्प्रदाय में अने 
कास्‍्त को स्वर अवश्य था, भले ही उसका रूप अस्पष्ट रह गया हो । हा 


. यही श्नेकान्त का स्वर अपंभू श के जन दृह्य-काव्य में पूर्ररूप से वर्तेमान 
है । कवीर ने जिस बहा को 'निगु ए' कहां है, योगीन्दु के परमात्मगप्रकाश' में 
उसे ही “निष्कल' संज्ञा से अभिहित किया गया थों। “निष्कल' की. परिभाषा 
बताते हुए टीकाकार ब्रह्मदेव ने 'पंज्चविधशरीररहित:' लिखा ।" महचन्द ने 
भी अपने दोहापाहुड़ में निष्कल शब्द का प्रयोग इसी श्रर्थ में किया है। शरीर- 
रहित का श्रर्थ है-नि:शरोर,' देहरहित, अस्थूल, निराकार, अमृत्तिक, अलक्ष्य । 
प्रारम्भ में योगीन्दु ने इसी “निष्कल' को 'निरञ्जन' कहकर सम्बोधित किया है । 
उन्होंने लिखा है-“जिसके न वर्ण होता है, न गन्ध, न रस; न शब्द, न स्पर्श, न 
जन्म और न मरणा, वह निरञ्जन कहलाता है ।/* -निरञ्जन का अधिकाधिकं 
. प्रयोग किया गया है। वेसे- “निष्कल' के अनेक पर्यायवाची हैं। उनमें झआात्मा, 
. सिद्ध, जिन और शिव का स्थान-स्थान पर प्रयोग मिलता है। मुनि रामसिह ने 
समूचे दोहापाहुड़ में केवल एक स्थान पर “निगु ण शब्द भी लिखा है। उन्होंने 
उसका श्रर्थ किया है- निलेक्षण और नि:संग ।3 वह “निष्कल” से मिलता- 
. जुलता है । ह कै . | ह 


कवीर की “निगु ण में गुण और गुरा में निगु ण' वाली बात अ्रपभ श के 
काव्यों में उपलब्ध होती है । योगीन्दु ने लिखा-- जसु अब्भंतरि जगु वसइ, जग- 
अव्संतरि जो जि ४ इस-भाँति मुनि रामसिंह का कथन है-- तिहुयरिस दीसइ 


१. परमात्मप्रकाश, १२५ पर ब्रह्मदेव-कृत-संस्क्ृत-टीका, पूृ० ३२ । 
. जासु ण॒ वण्णु ण गंघु रसु जासु ण सददुण फासु । 
_जासु रण जम्मणु मरणु णवि णाउ निरंजणु तासु ॥ परमात्मप्रकाश ११६, पृ० २७। 
३. हउ सग्रुणी पिउ रिग्गुणाउ खणिल्लक्खणु - णीसंगु . 
.. एकहिं अगी वसंतयहं मिलिज झा अंगहि अंग्ु ॥ 
' -“पाहुड़दोहा, १०० वाँ दोहा, पृ० ३० | 
' ४. जसु अव्मंतरि जगु वसइ जग अब्मंतरि जो जि।.. ८ 
जागे जि वसंतु वि जयु जिण वि मुरिय परमप्पठ सो जि+॥। - 
हु ““झपरमात्मप्रकाश, १(४१ पृ० ४५ | 


क्र । 


देउ, जिण जिणवरि तिहवणु एउ ।* श्रर्थात्‌, त्रिशुवन में जिनदेव दिखता 
और जिनवर में यह त्रिभुवन | जिनवर में त्रिभुवन ठीक वेसे ही दिखता है, जैसे 
निर्मल जल में .ताराञ्रों का समूह प्रतिविम्वित होता है ।* किन्तु, त्रिभुवन में 
जिनदेव की व्याप्ति कुछ विचार का विपय है। तविभुवन का अर्थ है-- तिभुवन 
में रहने वालों का घट-घट । उसमें निग्रु ण या निष्कल ब्रह्म रहता है | निष्कल 
है पवित्र और घट-घट है अ्पवित्र-कलुष और मेल से भरा | कुछ लोगों का 
कथन है कि गन्दगी से भरी जगह में वह ब्रह्म नहीं रह सकता, श्रत: पहले उसको 
तप, साधना या संयम किसी भी प्रक्रिया से शुद्ध करो, तव वह रहेगा, श्रन्यथा 
नहीं । कबीर ने निगुु ण राम की शक्ति में पुरा विश्वास किया और कहा कि 
इसके वसते ही कलुष स्वतः ही पलायन कर जाता है । उन्होंने स्पष्ट ही लिखा- 
ते सब तिरे राम रसवादी, कहे कवीर बृड़े वकवादी ।१ उनकी दृष्टि में विकार, 
की लहरों से तरंगायित इस संसार-सागर से पार होने के लिए राम-रूपी नैया 
का ही सहारा है | कवीर से बहुत पहले मुनि रामसिंह ने भीतरी चित्त के मेल 
को दूर करने के लिए निरण्जन को धारण करने की वात कही थी ॥४ उन्होंने 
यह भी लिखा कि जिसके मन में परमात्मा का निवास हो गया, वह परमगति 
पा लेता है ।* उनके कथनानुसार जिसके हृदय में भगवान्‌ “जिनेन्द्र' मौजूद हैं 


१. तिहुयरिंग दीसइ देउ जिणु जिशवरि तिहुवणु एठ। 
जिशण॒वरि दीसइ सयलु जगु को विण किज्जइ भेउ ॥। 
--पाहुड़दोहा, ३६ वाँ दोहा, पृ० १२ ॥ 

२. नारायणु जलि विवियउठ रिगम्मलि दीसइ जेम | 
.. भ्रप्पए रिम्मलि विवियठ . लोयालोउ वि तेम ॥ 
- “परमात्मप्रकाश, २।१०२, पृ० १०६। 
« रसनां राम गुन रमि रस पीज । गुन अतीत निरमोलिक लीजे || 

निरगुन ब्रह्म कथी रे भाई । जा सुमिरत सुधि वृधि मति पाई ॥। 

विप तजि राम न जपसि श्रमागरे। का बूड़े लालच के लागे ॥॥ 

ते सव तिरे रामरसवादी । कहै कवीर बूड़े बकवादी ॥ 


--कंवीर-अन्थावली, पद ३७५ 
'४. शअ्रव्मितर चित्ति वि मइलियदइ बाहरि काइ तवेण । 
चित्ति णिरंजण[ को वि घरि मुच्चहि जेम मलेण ॥। 
.  "पाहुड़दोहा, ६१ वाँ दोहा, पृ० १८ | 
५. जसु मरिय सिवसइ धरमपठ सयलइ चित चवेबि । 
सो पर पावइ परमगइ अट्ठई” कम्म - हरे वि ॥। 


न्श्प ६ 


बहां मानों समस्त जगत्‌ ही संचार करता है । उनके परे कोई नहीं जा. सकता ।* 
आचाये योगीन्दु का भी कहना है-- “जिसके मन में निर्मल आ्रात्मा नहीं बसती 
- उसका  शास्त्र-पुराण और तपश्चरण से भी क्या होगा ?”१ श्रर्थात्‌ निष्कल 
ब्रह्म के बसने से मंन भी शुद्ध हो जायगा, उसकी -गन्दगी रहेगी नहीं। विषय- 
कषायों से संयुक्त मन जब निरञ्जन को पा लेता है, तब वह मोक्ष का हकदार . 
बन जाता है। इसके अ्रतिरिक्त तनन्‍्त्र और मन्त्र उसे मोक्ष नहीं दिला सकते ।४ 
' महचन्द्र ने भी दोहापाहुड़ में लिखा है-- “निष्कल परम जिन को पा लेने से 


जीव सब कर्मो से मुक्त हो जाता है, आवागमन से छूट जाता है श्नौर भ्रवंत सुख 
प्राप्तकंर लेता है ।४ 


ह कबीर आदि संत कवियों ने “साहिब' को घट के भीतर देखने के लिए . 
कहा । उन्होंने स्पष्ट ही लिखा कि देवालय, मस्जिद, मृत्ति - और- चित्र आदि में 
.. “वह' नहीं रहतां । वहां उसका ढू ढा जाना व्यर्थ होगा । इसी भांति उन्होंने. तीर्थ- 
- थात्रां को भी निःसार माना । तीथ्थों में भगवान नहीं रहता । 'भूम विधोंसण कौ 
_- श्र॒ग' कवीरदांस ने लिखा है-“यह दुनिया मन्दिरों के आगे सिर ककाने को जाती 
. है, परन्तु हरि तो हृदय के भीतर रहते हैं, तू उसी में लौ-लगा । *” इसी भांति 


१. केवलु मल परिवज्जियउ जहिं सो ठाइ अभ्रणाइ । 
, तस उरि सब जग संचरइ परइ रा कोइ वि जाइ .॥। ; 
5 एवही,.दोहा-सं० ८६। 
२. अप्पो शिय मणि निम्सलउ:णियमें बसइ रा जासु । 
«» -परत्थ पुराणाइ तव चरणु मुकखु वि करहि कि तासु ॥ 
| । 'आपरमात्मप्रकाश, श६८, पृ० १०२] , 
३. जेण- रिरंजरिग मणु धरिउ विसंय कसायहि जंतु । - के 
'. ' मोक्खहं कारण एत्त श्रण्णु ण तंतु खा मंतु ।। ह 
ै “जही, ११२३ पृ० १२५। 
४. भार्याह णिवकुलु परम जिसणु कंम्मद्र हविरिं मुक्क । 
: आवशां गवण विवर्जियकः लहु अखांतु' चउक्कु ।। ० 
' --महचन्द : पाहुड़दोहा, श्रामेर-शास्त्रभण्डार की हस्तलिखित प्रति, ६१ वाँ दोहा |. 


५. कवीर दुनियां देहुरे, सीस नवांवण जाइ | 
.. हिरदा भीतर हरि बसे, तू ताही सौ ल्‍यो लाइ ।। 


_--कबीर-प्रन्थावली, अ्रमविंधौंसर कौ भ्रग, ११ वाँ दोहा । 


उन्होंने पत्थर की मूत्ति के पूजने को मभधार में डूबने के समान माना है |." दादू 
का कथन भी मिलता-जुलता है-“कोई द्वारका दौड़ता है, कोई काशी श्रीर कोई 
मथुरा; किन्तु साहिब तो घट के भीतर मौजूद हैं ।/ * संत कवि की यह मान्यता 
अ्रपभुश कवियों में श्रधिकाधिक देखी जाती है| 'परमात्मप्रकाश' में लिखा है- 
“ज्र।त्मदेव न तो देवालय में रहता है, न शिला में, न लेप्य में श्रौर चित्र में, वह 
तो समचित्त में निवास करता है ।” ३ योगीन्दु ते योगसागर में भी लिखा-“श्न ते 
केवली ( सव विद्याञ्रों का पूर्ण जानकार ) ने कहा है कि तीर्थों में, देवालयों में 
देव नहीं है, वह तो वेह-देवालय में विराजमान रहता है, इसे निश्चित समझो । 
यह सांसारिक जीव उसके दर्शन मन्दिरों में करना चाहता है, यह उपहासास्पद 
है ।/ ४ मुनि रामसिह ने पाहुड़दोहा में उनको मूर्ख कहा हैं, जो शिव को देवालयों 
में हू ढते फिरते हैं, श्रपने देह-मन्दिर को नहीं देखते, जहां बह है । * महात्मा 
आनन्दतिलक का कथन है-- 


झठसठि तीरथ परिभमइ, मूढा मरहि भर्मंतु । 
श्रप्पा विन्दु न जाणहीं, झ्राणंदा घट महि देउ श्र॒णंतु ।। * 


१. पांहण केरा पुतला, करि पूर्ज करतार । 
इसी भरोसे जे रहे, ते बूढ़े काली धार ॥। 
देखिए वही, पहला दोहा । 
२. दादू केई दौड़े द्वारिका, केई कासी जाहि। 
कई मथुरा कों चले, साहिब घट ही मांहि ।। 
-“दादू की वाणी, यशपालं-संपादित, दिल्ली, 


पृ० २६ का अन्तिम पद्म । 
३. देउ शा देउले ण॒वि सिलए णशावि लिप्पद खवि चित्ति । 


अखउ खिरंजण णारममउ सिउ संठिउ समचित्ति ।। 
--परमात्मप्रकाश, १।१२३, पृ० १२४ । 
४. तित्यहि देवलि देउ -णावि इम सुइकेवलिवृत्त्‌ । 
देहा देवलि देडउ जिगु एहुड जारियथ रिरत्त्‌ ॥४२॥। 
देहा देवलि देउ जिणु जणु देवलहिं रिएइ । 
*: हासउ महु पडिहाइ इहु सिद्ध भिक्‍ख भमेइ ।॥४३॥। 
५. मृूढा जोवइ देवलइई' लोयहि जाइ कियाइ । 
.. देह ण पिच्छइ जप्पणिय जहि सिउ संत ठियाइ' ॥॥१5०॥॥ 
६. देखिए “आरांदा' की हस्तलिखित प्रति, ( आमेर-शास्त्र भंडार, जयपुर), पद-सं० ३। 


कवी रदास ने सबसे बड़ा काम यह किया कि उस गअव्यक्त ब्रह्म को प्रेम का 
विषय बनाया । अ्रभी तक वह केवल ज्ञान के द्वारा प्राप्तव्य माना जाता था। पं० 
रामचन्द्र शुक्ल की हृष्टि में निगु रण ब्रह्म से प्रेम करने की वात सूफियों से भाई, 
भारतीय धरती में उसका बीज भी नहीं था । किन्तु, आ्रात्मा से प्रेमपरक प्रणय 
की परम्परा जेनकाव्यों में उपलब्ध होती है और उसका प्रारम्भ अपभू श के इस 
साहित्य से ही नहीं, श्रपितु उसके भी बहुत पूर्व से मानना होगा । यह्‌ तो स्पष्ट 
है कि मुनि रामसिह के पाहुंडदोहा पर आचार्य कुन्द-कुन्द के भावपाहुड़ का प्रभाव 
हैं । आचार्य कुन्द कुन्द का समय वि० सं० की पहली शती माना जाता है। 
कवीरदास ने निगु ण-भक्ति के क्षेत्र में दाम्पत्य-रति का -रूपक घटित किया । 
उन्होंने ब्रह्म को पति और जीव को पत्नी वनाया । “हरि मेरा पीव मैं हरि की 
बहुरिया' को लेकर प्रेम के विविध पहलुश्रों पर कबीर ने लिखा-तन्मय होकर 
-लिखा। ब्रह्म को पति बनाने की बात पाहुड़दोहा में उपलब्ध होती है। मुनि 
रामसिंह ने लिखा-मैं सगुरा हूँ और पिय निगु ण-निर्लक्षण और निःसंग, भ्रत 
एक ही. देहरूपी कोठे में रहने पर भी अंग से अ्रग न मिल सका । * आगे चलकर 
हिन्दी के जैनकाव्य में दाम्पत्य प्रेम का सरस उद्घाटन हुश्ना | उनमें सर्वोत्क्ष्ट 
थे महात्मा आनन्दघन । उनकी श्रात्मारूपी दुलहित ने परमात्मारूपी पिय से प्रेम 
किया; फिर दर्शन, मिलन और तादात्म्य-जन्य आनन्द का अनुभव किया वसे 
बनारसीदास, भगवतीदास, द्यानतराय, मनराम शआ्रादि हिन्दी के जेन कवियों ने 
आध्यात्मिक भक्ति में दाम्पत्य-रति को .प्रमुखता दी किन्तु, रूपक के रूप में भी 
अ्रश्लीलता नहीं त्रा पाई, यह उनकी विशेषता थी.-। पति-पत्नी का प्रेम चलता 
रहा और गआध्यात्मिकता भी निभती रही |... 


ब्रह्म के प्रति प्रेम की भावनात्मक अ्रभिव्यक्ति ही रहस्यवाद कहलाती 
है । कबीर के रहस्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता है--'समरस भाव' । आत्मा 
श्र परमात्मा के तादात्म्य होने को समरस कहते हैं। रसता इसलिए कहा कि 
दोनों के एक होने से ब्रह्मानन्द मिलता है । उसे ही रस कहते हैं| श्रात्मा और 
परमात्मा के तादात्म्य को लेकर जैन परम्परा में कुछ भिन्नता है। जैन आचार्यों. 
की 'आ्रात्मा' एक-अखण्ड ब्रह्म का खण्ड भ्रश नहीं है, अ्रत: उसके ब्रह्म में मिलने 
जैसी बात उत्पन्न ही नहीं होती । किन्तु, श्रात्मा शुद्ध होकर परमात्मा बनती है । 
आत्मा के तीन भेद हैं--वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। बाह्य आत्मा 
इतनी मिथ्यावंत होती है कि वह पूर्ण शुद्धता प्राप्त ही नहीं. कर सकती। श्रन्त- 


१. पाहुड़दोहा,-१०० वां पद्म, पृ० ३० थ 


रात्मा में शुद्ध होने की ताकत होती है, किन्तु वह श्रभी पूरा शुद्ध है नहीं |... 


परमात्मा आत्मा का पूर्ण शुद्ध रूप है। * रहस्यवाद में आत्मा के दो ही रूप 


काम करते हैं--एक तो वह, जो अ्रभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका है-शर 


दूसरा वह,जो परमात्मा कहलाता है। पहले में बहिरात्मा और श्रन्तरात्मा शामिल - 


हैं और दूसरे में केवल परमात्मा । पहला अनुभूति-कर्त्ता है श्रोर दूसरा श्रनुभूति-: 
तत्व । ४ 


चाहे आत्मा ही ब्रह्म बनती हो अ्रथवा वह ब्रह्म में मिलती हो, समरंसता' 
और तज्जन्य अनुभूति का श्रानन्‍द जेनकाब्यों में उपलब्ध होता है | कवीर ने 
लिखा है--पाणी ही तें हिम भया, हिम है गया विलाइ । जो कुछ था सोई भया, 


अ्रव कछू कह्मा न जाइ ॥ * ठीक ऐसा ही जन कवि वनारसीदास का कथन है-- - : 


पिय मोरे घट मैं पिय माहि, जलतरंग ज्यों द्विविधा नाहि । 3 द्विविधा के मिटने 
की बात भगवतीदास भैया ने भी कही--जब तें श्रपनो जिउ भ्राप लख्यो,तबं तें जु 
मिटी दुविधा मन की । ४ हिन्दी कवियों की यह समरसता अपभ श के दृह्य-काव्य 
में ज्यों की त्यों उपलब्ध होती है। शआ्राचार्य योगीन्द ने 'परमात्मप्रकाश' में लिखा 
है--मणु मिलियउ परमेसरहे परमेसरु वि मणस्स, हि वि समरसि हु्वाँह पुज्ज 
चडावउ कस्स | श्रर्थात्‌ मन परमेश्वर में और परमेश्वर मन में मिलकर 
समरस हो गये, तो फिर मैं अ्रपनती पूजा किसे चढ़ाऊँ ? * एक-दो शब्दों 
के हेर-फैर से मुनि रामसिह ने भी लिखा--मणु मिलियउड परमेसरहो 
परमेसरु जि मणस्स, विण्णि वि समरसि हुई रहिय पुज्ज चडावउ कस्स ।$ 
दोनो की भाषा में यत्किड्चित्‌ अन्तर के श्रतिरिक्त कोई भेद नहीं है । 
मुनि आनन्द तिलक ने भी समरस के रंग की बात लिखी है । उनका कथन है-- 
समरस भावे रंगिया अप्पा देखइ सोई, अ्रप्पड जाणइ परहणई आरांद करई 


रिप्रालंब होई । ४ 


परमात्मप्रकाश, १।११।१५, पृ० २०-२४ | 

कबी र-ग्रन्थावली, परचा कौ अभ्रग, १७ वां दोहा । 

बनारसीदास : अध्यात्मगीत, १६ वां पद्य, बनारसी विलास, जयपुर, पृ० १६१ । 
मगवतीदास “भैया', शत-अष्टोत्तरी, ३५वां कवित्त, ब्रह्मविलास, जैन ग्रन्थरत्नाकरे- 
कार्यालय, वम्बई, सन्‌ १६२६ ई०, पृ० १६। 

परमात्मप्रकाश, १।॥१२३, पृ० १२५ । 

पाहुडदोहा, ४९ वां दोहा, पृ० १६ । 

७. देखिए आमेर-शास्त्र भंडार, जयपुर की आरांदा” की हस्तलिखित प्रति, ४० वां.पद्य पं 


ण्र्‌ रण मर न । 


दी टृद 


आत्मा और परमात्मा के तादात्म्य से. उत्पन्न होने वाला आनन्द केवल 
कवीर के भाग्य में ही नहीं वदा था, बनारसीदास को भी मिला और उन्हें उसका 
स्वाद कामधेनु, चित्रावेलि और पंचाभृत भोजन जेसा लगा ।.१ उनकी दृष्टि में 


.  राम-रसिक और राम-रस पृथक नहीं रह पाते, दोनों एक हो जाते हैं । * द्यानत- 


राय ने उस आनन्द को गृ गे के गुड़ के समान-कहा, जिसका श्रनुभव तो होता है 
. किन्तु कहा नहीं जा सकता । 5 कबीर ने इसी को 'गूगे केरी शकेरा, बेठे ही 
मुसकाय' कहकर प्रकट किया था। समरसतता से उत्पन्न होने वाले इस आनन्द की 
वात कवीर से कई शती पूर्व आचार्य योगीन्दु ने 'परमात्मप्रकाश' में स्वीकार की 
: थी। उन्होंने 'णखिच्चु 'रिप्रंजणु खमउ परमाणंदसहाउ”' कहकर अपने नित्य 
निरंजंन और ज्ञानमय परमात्मा को परमानन्द-स्वभाव वाला घोषित किया.। ४ 
' एक दूसरे दोहे में--'केवल सुक्ख सहाउ' लिखा, * श्रर्थात्‌ उसका स्वभाव पूर्ण 
सुखरूप है.। 'परमसुख और परमानन्द' पर्यायवाची हैं। तात्पयं हुआ कि परमानन्द 
: और केवल--सुख स्वभाव वाले ब्रह्म से जिसका तादात्म्य होगा, वह भी तदरूप 

. ही हो जायगा। इस आनन्द को पूर्णातया स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक पद्च में 

.. लिखा--“समभाव में प्रतिष्ठित योगीश्वरों के चित्त में प्रमानन्द उत्पन्न करता 
. हुआ जो कोई स्फुरायमान होता है, वही परमात्मा है.।” $ अर्थात्‌ श्रात्मा जब 

परमानन्द का अ्रनुभव कर उठे,तव समझो कि परमात्मा मिल गया है। 'परमानन्द' 
के 'परम' की व्याख्या करते हुए उन्होंने उसे श्रद्धितीय का वाचक लिखा है । उनका 
कथन है--“शिव-दर्शन से जिस परमसुख की .प्राप्ति होती है, यहूं इस भुवन में 


१. अनुमो के रस को रसायन कहत जग, 
अनुमी अभ्यास यहु त्तीरथ की ठौर है। . 
अनुभौ की केलि यहै कामवबेन चित्रावेलि, 
'अनुभौ को स्वाद पंच अमृत कौ कोर है ॥। 


“-वनारसीदास : नाटकसमयसार, वम्बई, वि० सं० १६८६, पृ० १७ । 
२. देखिए वही । 


चानतविलास, कलकत्ता, -६० वां पद, पृ० २५। 

४. शिच्चु शिरंजणु णाणमउ परमाणंद सहाउ | हि 
.. - जो एहउ सो संत सिउ तासु मुरणि ताहि.माउ ॥ ---२।१७। 
५. केवल दंसरा णाणमऊ केवल सुक्ख सहाउ । । 

... केवल वीरिड सो मुणहि जा जि परावरु भाउ ॥२४।॥। 

६. जो सम माव परिछियहों जोइहों कोई फरेइ । | 
परमारणांदु जखुंतु फूड सो परमप्पु हवेइ॥३५॥ 


न्प्ण 


कहीं भी नहीं है । इस श्रतन्‍्त सुख को इन्द्र करोड़ों देवियों के साथ रमरण करने 
पर भी प्राप्त नहीं कर पाता ।” १ ठीक यही वात मुनि रामसिह ने' पाहुड़दोहा 
में लिखी है--तं सुहु इंढु वि णउ लह॒इ देविहि कोटि 'रमंतु | * उन्होंने यह भी 
लिखा कि 'जिसके मन में परमात्मा का निवास हो गया, वह परमंगति को पा 
जाता है ।' १ यह परमगति, परमसुख और परम आनन्द ही है। मुनि श्रानन्द 
तिलक ने भी-- अ्रप्प णिर जणु परम सिउ श्रप्पा परमाणंदु लिखकर आत्मा को 
'निरञझजन' और 'शिव' कहते हुए 'परमानन्द' भी कहा । ४ 


कवी रदास ने परमात्मा के मिलन को अमृत का धारासार वरसना कहा 
है । जिस प्रकार अमृत अ्रमरत्व प्रदान करता है, उसी प्रकार मिलन की यह वर्षा 
जीव को परमपद देती है । इस श्रमृत का ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। कवीर 
इसके पारखी हैं । उन्होंने इस श्रमृत को छककर पिया है ।* जैनकवि विनय- 
विजय ने भी घट में स्थित सुधासरोवर का उल्लेख किया है । उसमें स्नान करने 
से दुःख दूर हो जाते हैं, परम आनन्द उपलब्ध होता है । इस सरोवर को गुरुदेव 
दिखाता है, किन्तु वही देख सकता है, जिसका उसमें दिल लगा है।* इस सुधा 
स्नान और सुधा पान की महिमा कवि बनारसीदास को भी विदित थी । कवि 


१. ज॑ं सिव दंसरिय परम सुहु पावहि भाणु करंतु । 
त सुहु भुवरिण वि अत्थि णवि मेल्लिवि देउ अणंतु ॥११६॥। 
ज॑ं मुरिग लह॒इ अरणांत जग, णिय अप्पा मायंतु । 
त॑ सुहु इदु वि णुउ लहइ देविहि कोडि रमंतु ११७॥। 
२. ज॑ं सुहु विसय परंमुहठ णिय अप्पा भायंतु । 
तं सुहु इदु विशाउ लहइ देविहि कोडि रमंतु ।३॥। 
- जसु मणि णिवसइ परमपउ सयलइ चित्त चवेबि। 
सों पर पावइ.परमगइ अट्ठइ कम्म हरणोवि ॥॥६६।॥। 
४. झमेर-शास्त्रभण्डार, जयपुर की आरांदा' की हस्तलिखित प्रति, दूसरा दोहा । 
५. अमृत वरिसे हीरा निपज घंटा पड़ा टकसाल। 
कवीर जुलाहां भया पारपू अनमभे उतरथा पार ॥॥ 
। -कंवीर वाणी | कबीरदास डा० द्विवेदी, पृ० २६० । 
सुधा सरोवर है या घट में, जिसमें सव दुख जाय। 
विनय कहे गुरुदेव दिखाये, जो लाऊँ दिल ठाय॥ 
प्यारे काहे कू' ललचायात 
--पदसंग्रह, बड़ौत, शास्त्रभण्डार की हस्तलिखित प्रति, पृ० १७ । 


न्प्णे 


दी 


आनन्दसूरि ने भी अग्ृत का आचमन किया था । जिस अमृत के आनरद की बात 
हिन्दी के जैन और-अजन कवियों में इतनी प्रसिद्ध है, उसका पूर्वस्वाद अ्रपश्र श. 
कवि ले चुके थे । मुनि श्रानन्द तिलक ने लिखा है कि ध्यान-रूपी सरोवर में 
अमृत-रूपी जल भरा है, जिसमें मुनिवर स्नान करते हैं और अष्टकर्मों को धोकर 
निर्वाण में जा पहुँचते हैं ।* इन्हीं मुनि ने एक दूसरे स्थान पर लिखा है कि 
परमानन्द-रूपी सरोवर में जो मुनि प्रवेश करते हैं, वे श्रमुतरूपी महारस की पीने 
में समर्थ हो पाते हैं; किन्तु गुरु के उपदेश से ।* मुनि रामसिह ने ब्रह्म को अ्रमर 
कहकर उसे अपनाने का आग्रह किया है। श्रर्थात्‌ उसके अ्रमृतरूप की महिमा 
गाई है ।३ योगन्दु ने श्रमृत-सरोवर को हृष्टान्त के द्वारा प्रकट किया है। उन्होंने 
लिखा है---'ज्ञानियों के निर्मेल मन में श्रनादिदेव उसी प्रकार निवास कर रहा है, 
जिस प्रकार सरोवर में हंस लीन रहता है । सभी कुछ अनादि हैं, हंस भी और 
सरोवर भी ।/* परमात्मप्रकाश में ब्रह्म का अजरामर' विशेषण तो एकाधिक्‌ 
वार प्रयुक्त हुआ है । हृदयरूपी सरोवर में .हंस के. विचर॒ण करने की बात तो 
महचन्द ने भी लिखी है ।* ह 


मध्यकालीन संत कवियों ने अपने बह्म को सभी पौराणिक देवों के नाम 
से पुकारा है। किन्तु, उनका अर्थ पुराण-सम्मत नहीं था। कव्रीर का राम 
निरज्जन है। वंह निरञ्जन, जिसका रूप नहीं, आकार नहीं, जो समुद्र नहीं 
पर्वत नहीं, धरती नहीं, श्राकाश नहीं, चन्द्र नहीं, पानी नहीं, पवन नहीं--अश्रर्थात्‌ 


१. भाण सरोवरु अ्रमिय जलु मुख्िविर कहइ सण्हाणु । 

शुभ कर्म मल धोवहि अ्रणंदा रे ; शिया पांहु खिव्वाणु ॥ 

-+-आमेर-शास्त्रभण्डार की हस्तलिखित प्रति, ५ वाँ पद । 

२. परमाणंद सरोवरह जे मूरि करइ प्रवेसु । 

अमिय महारसु जइ पिवई आरांदा ! गुरु स्वामिहि उपदेसु ॥ 

“वही, २६ वाँ पद । 

३. देहहो पिक्खिवि जरमरणु मा मऊ जीव करेहि। 

जो अजरामरु वंभु सो अ्रप्पाण मुशेहि.॥ 

का >“पाहुड़दोहा, ३३ वाँ,दोहा, पृ० १७। 
४. रिय मणि रिम्मलि णारियह खिवसइ देउ अणाइ। 

हंसा सरवरि, लीणु जिम मठ एहउ पंडिहाइ ॥॥ 

ऊझपरमात्मप्रकाश, १।१२२, पृ० १२३ | 

५. महचन्द, दोहापाहुड़, आमेर-शास्त्रभण्डार की हस्तलिखित प्रति, ३२ वाँ पद्च । 


सभी दृश्यमान पदार्थों से विलक्षण ।* उनका विष्णु वह है, जो संसार रूप में 
विस्तृत है, उनका गोविन्द वह है, जिसने ब्रह्माण्ड को धारण किया है, उनका रा 
खुदा वह है, जो दस दरवाजों को खोल देता है, करीम वह है, जो इतना सब कर _ 


देता है, गोरख वह है, जो ज्ञान से गम्य है, महादेव वह है, जों मन को मानता ' 


है, सिद्ध वह है, जो इस चराचर दृश्यमान जगत्‌ का साधक है, नाथ वह हैं, जो . - 
त्रिभवन का एकमात्र पति या योगी है ।* जन महात्मा आनन्‍दघन ने भा अपने ' 
ब्रह्म के ऐसे ही ऐसे अनेक पर्यायवाची दिये हैं। उन्होंने भी इनका पौराणिक श्र्थ- 
नहीं लिया है । उनका राम वह है, जो निज पद में रमे, रहीम वह है, जो दूंसरों : 
पर रहम करे; कृष्ण वह है, जो कर्मो का क्षय करे; महादेव वह है, जो निर्वारणं. 
प्राप्त करे; पाश्व वह है, जो शुद्ध श्रात्मा का स्पर्श करे; ब्रह्म वह है, जो आत्मा, 
के सत्य रूप को पहचाने । उनका श्रात्मब्रह्म निष्कर्म,निष्कलंक और शुद्ध चेतनमय 
है ।? इससे स्पष्ट है कि कवीर और आानन्दघन दोनों को ही राम दशरथ का पुत्र ' 
तहीं था | वह अवाड. मनसगोचर था । 


आत्मा को अनेक नाम से पुकार कर उसे अमृत्त , अलक्ष्य, अजर, अमर 
घोषित करने वाली जैन परम्परा भ्रति प्राचीन है । श्राचार्य मानतुग ने “भक्ता- 


मरस्तोत्र' में जिनेन्द्र को बुद्ध कहा, किन्तु वह बुद्ध नहीं, जिसने कपिलवस्तु में के 


राजा शुद्धोदन के घर जन्म लिया था; अपितु वह, जो (विवुधाचितवुद्धिबोधात) 
बुद्ध है। उन्होने शंकर भी कहा, किस्तु शंकर से उनका तात्पय 'शे करने वाले.से 
था, प्रलयच्भूर शंकर से नहीं | उनका जिनेन्द्र धाता भी था, किन्तु शिवमार्गे- 
विरोधेविधानात्‌ होने से धाता था। सब पुरुषों में उत्तम होने से ही उनका 
नाम भगवान्‌ पुरुषोत्तम था ।* आचार्य भट्टाकलंक ने अ्रकलंकस्तोत्र में ऐसे ही 


« कंबीर-ग्रन्थावली, २१६ वाँ पद । 
« कंबीर-प्रन्थावली, ३२७ वाँ पद । 
* निज पद रमे राम सो कहिये, रहिम करे रहेमान री । 
करश कम कान सो कहिये, मंहादेव निर्वाण री ।। 
परसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्हे सो ब्रह्म री ॥ 
इह विध साधो आप आननन्‍्दघन, चेतनमय निःकर्म री ॥ : 8८. 5 डे 
“ूेआननन्‍्दघधन-पदसंग्रह, प्र० अ्रध्यात्मज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बई, पद ६७ बाँ। - 
२. बुद्धस्त्मेव विवुधाचितवुद्धिबोध्रा- ७ 
स्त्वं शज्धूरोएसि भुवनत्रयशद्धभूरत्वात । 
घातासि धीर ! शिवमार्गविधेविधानादु- 
. व्यक्त त्वमेव भगवन्पूंरुषोत्तमोडईसि ।॥ 


 --भक्तामरस्तोत्र, २५ वाँ पंच । 


ले ०० 


न्प्ण 


: विचार व्यक्त किये हैं। अर्थात, उन्होंने भी जिनेन्द्र को शंकर, विष्णु और ब्रह्मा 

कहा; किन्तु उनका शंकर शं'करनेवाला था,प्रलय करनेवाला नहीं ।* उन्तका विष्णु 
वह नहीं था; जिसने नरसिंह का रूप धारण करके-हिरण्यकश्यप को मारा और 
अजु न का रथ हांककर कौरवों का विनाश किया; अपितु वह, जो समूचे संसार 
में फला है और सब-पदार्थों को हस्तामलकवत्‌ देखता-है। * उनका ब्रह्मा 'शत्तृष्णा- 
रोगरहित' था, उर्वशी के मोह-जांल में फंसनेवाला नहीं ।३ अन्त में जिनेन्द्र 
का. रूप बताते हुए अ्रकंलंकदेव ने लिखा---जिसके माथा नहीं, जटा नहीं, कपाल 
नहीं, मुकुट नहीं, माथे पर चन्द्र नहीं, गले में मुण्डमाल नहीं,. हाथ -में खट्वाज्भ 
नहीं, भयंकर मुख नहीं, काम-विकार नहीं, बैल. नहीं, गीत-नृत्यांदि. नहीं, . जो 
कर्मरूप भ्रञ्जन से रहित निरञ्जन है, जिसका सुक्ष्म ज्ञान स्वेत्र व्याप्त है, जो 
सबका हितकारी है, उस देव के वचन विरोध-रहित, अनुपम श्र निर्दोष हैं ।”४ 

वह राग-ह प आदि-सब दोषों से रहित है। ऐसा देव पूजा करने योग्य है, फिर 
भले ही वह वुद्ध हो, वद्ध मान हो, बह्या, विष्णु या शिव हो । ह 


आचार्य योगीन्दु ने इस परम्परा का यथावत्‌ पालन किया । उन्होंने लिखा 
कि परमात्मा को हरि, हर, ब्रह्मा, बुद्ध, जो चाहे सो कहो, किन्तु परमात्मा तभी 


१. सोध्यं कि मम शद्भूरों मयतृषारोषात्तिमोहक्षयं 
कृत्वा यः स तु सर्ववित्तनुभृतां क्षेमद्धूरः: शद्धूर: ।॥२॥। 


२. यत्राद्यंन' विदारितं कररूहैदेत्येन्द्रन्‍क्ष:स्थलम । 
सारथ्येन धनड्जयस्य समरे योञ्सारयत्कौरबातू ॥। . . 
तासौ विष्णुरनेककाल विषय यज्ज्ञानमव्याहतम्‌ 
-विश्व॑ व्याप्य विजृम्भते स तु महा विष्णु: सदेष्ठो मम ॥३॥ 


३. उर्वश्यामुदपरादि रागवहुलं चेतो येदीयं -पुनः । 
पात्री दण्डकमण्डलुप्रभूतयों यस्याकृतार्थेस्थितिय ।॥ 
आविर्मावयितु मवन्ति स कथ॑ ब्रह्मा. भवेन्माहशास्‌। 

: क्षुत्त ष्णाश्रमरागरोगरहितो ब्रह्मा-कृतार्थोहस्तु न: ॥४॥॥ 

४. माया नास्ति- जटाकपालमुकुट चन्द्रो न मूर्दधावली 
खट्वाजभ न च वासुकिने च घनुः-शूलं न चोग्र॑ मुखं.। 
कामों यस्य न कामिनी न च वृषो गीत॑ न नृत्य॑ पुनः 
सो5्स्मान्पातु निरञ्जनो ज़िनपति::सव्वत्र सूक्ष्म: शिव: ॥॥१०॥। 


है, जब वह परम आत्मा हो ।* परम आत्मा वह है, जो न गौर ही, न. कृष्ण हो, . 

न सुक्ष्म हो, न स्थल हो, न पण्डित हो, न मूर्ख हो, न ईश्वर हो, ने निःस्व हो; . 
न तरुण हो, न वृद्ध हो ।* इन सबसे परे हो, ऊपर हो, मूरतिविहीन हो, अमन हो,. 
अ्निन्द्रिय हो, परमानन्द-स्वभाव हो, नित्य हो, निरञ्जन हों, जो कर्मों से 
छुटकारा पाकर ज्ञानमय वन गया हो, जो चिन्मात्र हो, तिभुव्त जिसकी वन्दनां 
करता हो ।३ उसे सिद्ध भी कहते हैं। सिद्ध वह है, जिसने सिद्धि प्रोप्तं कर ली 
है । सिद्धि का अर्थ है--निर्वाण । निर्वाण कर्मों से मुक्त विशुद्ध आत्मा कहंलातो 
है । ऐसी आत्मा में सम्पूर्ण लोकालोक को देखता हुआ सिद्ध' ठंहरता है। सिंद्ध 
और ब्रह्म के स्वरूप में कोई अ्रन्तर नहीं है ।४ परमात्मा को शिव भी कहते हैं । 
शिव वह है, जो न जीरण होता है, न मरता है और न उत्पन्न होता है, जो संवसे 
: परे है, अनन्त ज्ञानमय है, त्रिभुवन का स्वामी है, निश्नात्त है ।। तीन लोक तथा 


१. जो परमप्पठ परमपउ हरि हद वंभु वि बुद्ध, । 
परम पयासु भणंति मुर्णि सो जिणदेउ विसुद्ध, ॥। 
“परमात्मप्रकाश, २२००, पृ० ३३७ । 


२. अ्रप्पा गोरठ किण्हु खुवि श्रप्पा रक्त रण होइ। 
अप्पा सुहुमु वि थूलु ण वि सारिउ जाणे जोइ ।। 
अ्रप्पा पंडिउ मुक्खु णवि रवि ईसरु शवि खीसु 
तरुणउ बूढउ वालु णवि अण्णु वि काम विसेसु ॥॥ 
+परमात्मप्रकाश, १।5६; ६१; पृ० ६०, €४। 


३. अमणु अशिदिउ णाणमउ मृत्ति विरहिउ चिमित्त्‌ । 
अश्रप्पा इदिय विसठ णवि लक्खणु एहु खिंरत्त || 
मुत्ति विहणड खाणमऊ परमारणंद सहाउ | 
सियमि जोइय भ्रप्पु मुसि खिच्छु सिरंजणु -भाउ ॥। ॥ 
“ःःपरमात्मप्रकाश, १३१, २।१८, पृ० ३७, १४७ । 
४. जेहउ रिम्मलु शाणमउ सिद्धिहे खिवसइ देउ । 
शिवसइ बंभु पर देहहँ मं करि भेउ ॥ 
+5परमात्मप्रकाश, १।२६, पृ० ३३ । 


५. जरइ ण मरइ रण संमवइ जो परि कोवि अखांतु.। 
तिहुवशसामिउ णाणमउ सो सिवदेड रिमंतु ॥ 


“-पाहुड़दोहा, ५४ वाँ दोहा, पृ० १६-। 


 तीन- काल की उस्तुओं को नित्य जानता है । वह सदेव शांत-स्वभांव रहता है ।* 

अपभ श-साहित्य. में परमात्मा के जिस पर्यायवाची का सबसे अधिक प्रयोग किया 
' गया, वह है--निरञ्जन । योगीन्दु ने निर०्जन-की परिभाषा लिखी है, जिसका 

: विवेचन:पिछले :पुष्ठों प्र हो चुका है । योगीन्दु ने :योगसार में भी परमात्मा के 
. निष्कल, शुद्ध, जिन, विष्णु, बुद्ध, शिव आदि श्रनेक त्ाम. दिये-हैं ।* तात्पये वहां 
' भी यही है कि परमात्मा को किसी नाम से पुकारो; किन्तु वह है निरञझ्जन. रूप 

ही । महात्मा.आ्ानन्द तिलक ने उसे हरि, हर, ब्रह्म कहा, किन्तु साथ ही यह 

भी लिखा-कि वह मन और बद्धि से. अलम्य है; स्पर्श, रस, गन्ध से वाह्म है. और 
शरीर से रहित है।३ .. । ह 


.» जो.परमात्मा निराकार है, अमृत है, अ्लक्ष्य है, उसकी भक्ति किस प्रकार 
सम्भव है ? मत को चारों ओर से हटाकर, देह-देवालय में बसने वाले ब्रह्मः में 
तललीन करना, ब्रह्म से प्रेम करना और ब्रह्म का नाम लेना यदि भक्ति है.तो वह 
भक्ति कवीर ने-की और उनके भी पूर्व जेन भक्तों ने । उन्होंने किसी उद्देश्य को 
पूरा करने के लिए अपने मन को ब्रह्म में. समपित - नहीं कियां--उनका समर्पण 
बिना शर्ते था । उनका प्रेम भी-अहेतुक था उसमें लौकिकः अथवा .पारलौकिक 
किसी-प्रकार का स्वार्थ नहीं.था । कबीर जेंसा बिना शर्तें आत्मसमर्पण-सगण 
परम्परा तो. दूर, निग ण-धारा के -भी अन्य कवियों में न बन पड़ा । उन्होंने 
. कहा--/इस मन को “विसमल' करके, संसार. से हटा करके निराकार ब्रह्म के 
दर्शन करू । किन्तु यह मार्ग आसान नहीं है । इस पर चलने वाले को सिर देना 


१. जो खिय माउ रा परिहरइ जो , परमाउ रा लेइ । ' 
जाणइ सयलु वि रिच्चु पर सो सिउ.संतु हवेइ ॥. , 
रद  ““परमात्मप्रकाश, ११८, पृ० २७। 


२. रिम्मलु रिक्‍्कलु सुद्ध, जिणु विण्हु बुद्ध; सिव. संतु । 
सो परमप्पा जिण भरिउ एहउ जारि -रिमंतु।॥। : | 
. ऋयोगसार, € वाँ दोहा, पृ० ३७३। 

३. हरिहर संभुवि सिव ण॒ही मर बुद्धि लक्खिउण जाइ | 

मध्य सरीर है सो वसइ अंरंदा लीजइ गुरुह पसाइ॥। 

फरस रस गंध .वाहिरठ रूव विहुएाऊ सोइ। 

जीव सरीरहे विण्‌ करि अरखांदा सहगुरु जाणइ सोइ ।। 

>-आमेर-शास्त्रमण्डार की 'आखांदा' की हस्तलिखित प्रति, पद्च- सं० १८, १६ । 


पड़ता हैं । यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उस पर अंगारे दहकाये जायेंगे ।”१ . 
कुछ का तात्पय है कि सभी सांसारिक सुख-सुविधांश्रों की वलिं देकर मन को 
ब्रह्म में लीन करना चाहिए, अन्यथा विक्वत विश्व में फंसे रहने के कारण उसे 
नारकीय दुख भेलने होगे । ब्रह्म में मन समो देने से मलीमस स्वतः ही रह 
जायगा | ऐसा नहीं है कि हमने मन दिया, तो ब्रह्म ने पवित्रता | कवीर भें 
लेन-देन वाली वात नहीं थी । कबीर ने ऐसी शर्ते कभी नहीं लगाई । “मन 
दिया मन पाइये, मन विन मन नहिं होई ।* में केवल मन के उन्मुख होने 
की वात है, शर्तें की नहीं, मन को संसार से उन्‍्मन करके निर जन में खपाना 
मूलाधार है । 


बिना शर्ते मन निरञ्जन में लगाने की बात जैसी जैन परम्परा में देखी 
जाती है, अन्यत्र नहीं । जेन सिद्धांत के अनुसार शर्तें का निर्वाह नहीं हो सकता । 
जैन भक्त जिस ब्रह्म की श्राराधना करता है, उसमें कत्तंव्य-शक्ति नहीं है । वह 
विश्व का नियन्ता नहीं है । उसे किसी की पूजा और निन्‍दा से कोई तात्पय॑ 
नहीं है । फिर भी, उसके गुणों का स्मरण चित्त को पवित्र बनाता है--पापों को 
दूर करता है ।३ ब्रह्म के कुछ न करते हुए भी, उसके स्मरण मात्र से ही पवित्रता 
मिलती है और उसमें शुभ कर्म बनते हैं, जो इहलौकिक और पारलौकिक दोनों 
प्रकार की ही विभूति देने में समर्थ हैं । इस भांति जेन भक्त के ब्रह्म में केवल 
प्रेरणा देने वाला कत्तंव्य होता है। श्रर्थात्‌ उसके मूक और अकर्तता व्यक्तित्व में 
इतनी ताकत होती है, जिसके स्मरण या दर्शन-मात्र से भक्त को वह सब कुछ 


१. इस मन कौ विसमल करों, दीठा करों अदीठ । 
जें सिर राखों आपणों, तौ पर सिरिज अंगीठ ।। 
-“-कंवीर-साखी-सुधा, मन को अंग, छठा दोहा ।। 
२. मन दीयां मन पाइए, सन विन मन नहीं होइ । 
मन उनमन उस अंडइ ज्यू' अनल अकासां जोई ॥। 
--देखिये वही € वां दोहा । 
न पूजयाय॑सस्‍्त्वाय वीतरागे 
न निन्‍्दया नाथ विवान्तवेरे (? )। 
तथापि ते पुण्यग्रुणशस्मृतिर्न 
पुनाति चित्त -. दुरिताञजनेम्य:. ॥॥ 
न+ओंचाय समन्तमद्र : स्वम्मस्तोत्र, १२॥२ 


स्वतः ही मिल-जाता है, जिसकी उसे-आकांक्षा रहती है । किन्तु भक्त आकांक्षा. 
: रहित होता ,है, निष्काम होता - है, कुछ न॑ देने वाले का दर्शेनाकांक्षीं निष्काम 
. होगा ही, यह सत्य है । किन्तु. उसे ब्रह्म को देखने की इच्छा तो रहती है । वह 


:- सांसारिकः इच्छा में नः गिनी जाने के कारण 'कामना' नहीं कहलायगी .। अर्थ 


_ यह है कि पहले तो जैन भक्त के निष्काम होने से.ही शर्त वाली बात नहीं टिक 
पायेगी, फिर यदि टिकाई भी जांय, तो किसके सहारे ? .जो सब कुछ फाड़कर 

मोक्ष में जा विरांजा हो, उसे तुम्हारे भले. बुरे से क्या तात्पय । उसके .पास अपने 

' गण हैं, उन्हें तुम॑ं चाहो प्राप्त करलो, वे तुम्हारे पास भी हैं--छिपे पड़े हैं, ढूढ 

लो । अर्थात्‌ शर्त को कहीं स्थान नहीं , एंक.जैन भक्त ने खीककर लिखा--तुम. 
प्रभु कहियत दीनदयालु, आपन जाइ मुक्ति में बैठे, हम जु रुलत,जग-जाल ।” जैन 
ब्रह्म क्या करे, जव उसे विदित है- कि उसने तम्हें जगजाल में नहीं रुलाया, फ़िर 
उसे जग जाल से निकलने की प्रेरणा दे सकते हैं, जो निकल चुके हैं, इसके 
अतिरिक्त कुछ नहीं । वताइये ऐसों से आ्राप क्या शर्तें लगायंगे । तो, शर्तें का 
मल हो जैन परम्परा में नहीं है । ' 


| इसके. विपरीत जो अपने मन को- विना 'शुंते निःस्वार्थ भाव से ब्रह्म में 
केन्द्रित. करता है, वह भी वेसा ही हो जाता है । पिछले पृष्ठों पर परमानन्द, 
. सुख और परमगति पाने की वात लिखी है, -वह मन को परमात्मा में ध्यानस्थ 
करने से ही सम्भव हुआ था । परमात्मा परमानन्द का-ही बना है। वह उसका 
स्वरूप है । योगीन्दु ने यहां तक लिखा कि जो परमात्मा है, वह ध्यान का. विषय 
'होगा ही ।* योगीवन्द भी उस ज्ञानमय परमात्मा का ध्यान. लगाता है |? ध्यान 
- के बिना तहरि-हर भी अपने ही अन्दर रहने वाले ब्रह्म को नहीं देख पाते । 
: कबीर की भांति ही योगिन्दु ने.लिखा था कि अन्य सब भावों को छोड़कर हे 
जीव ! अपनी आत्मा की ही भावना करो । वह आत्मा, जो आठ कर्म और सब 


१. देखिये घानंत पद संग्रह, कलकत्ता, ६७ वां पद, पृ० र८। . 


: २. एरयाहिं जुत्तद लक्खंशहिं जो परु शिक्‍कुल देउ | 
सो तहि णिवसइ परम पइ जो तइलोयहूँ मेड ॥ : न 
: --परमात्मप्रकाश, १२५, पृ० ३२ । 


३. जोइय विर्दाहि खाणमउ जो फ्राइज्जइ के । 
मोक्खहं काररिं/श अणुवरउ सो परमंप्पठ देख ॥ 
--बहीं, १३६, पृ० ४३। 


दोषों से रहित है तथा दर्शन ज्ञान और चरित्र से युक्त है.।' उसका ध्यान करने. 


से एक क्षण में स्वतः ही परमपद मिल जाता है। * 'पाहुड़दोहाः में लिखा है कि. 
थोगियों को उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जो त्रैलोक्य का सार है. ।- - 
न्होंने उनको मृढ़ कहा, जो जगतिलक आत्मा को छोड़कर अन्य किसी का ध्यात 


करते हैं। मरकतमरि को पहचानने के उपरांत कांच की क्‍्या.गणना रहती है |. 


8३. प 


आत्मा की भावना से पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। सूर्य एक निमेष में. - 
अंधकार के समूह का विनाश कर देता है । ४ उसके अनुसार जो परम निरंजन . :. 
देव को नमस्कार करता है, वह परमात्मा हो जाता है ।* जो अशरीरी का सन्धात्त . 
करता है, वही सच्चा धनुर्धारी है।* महात्मा आ्रानन्द तिलक ने लिखा है--.. 
परमप्पद जो झावई सो सच्चउ विवहारु ।* अ्रर्थात्‌ जो परमात्मा का ध्यान / - 
करता है, वही सच्चा व्यवहार है । ह 


जहां तक अहेतुक प्रेम का सम्बन्ध है, वह भी जैन परम्परा में ही अधिक -. 
खपता है । जो वीतराग है, वह राग को पसंद करेगा:? किन्तु, जैन भक्त उसकी 
वीतरागता पर रीककर ही भक्ति करता है। वीतराग से राग करने वाले के हृदय . “ 
में प्रतिकार-स्वरूप प्रेम पाने की आकांक्षा न रही होगी, यह. सत्य है | कितु, जैन. ' 


१. श्रप्पा मेल्लिवि शाणमऊउ अण्णु परायठ भाउ । 
सो छंडेविणु जीव तुहुं भावहि अप्प सहाउ ॥। 
अदटुह कम्महूं बाहिरठ_ सेयलहं दोसहं  चत्त, 
दंसश णाण चरित्तमउ शअ्रप्पा भावि रिरत्त्‌ ॥॥ - ५०7 
वही, १॥७४, पृ० ८०; .प१। ४ ., ४ 
अप्पा कायहि शिम्मलठ कि बहुए अण्णेण । आह 
जो भायंतहं परम प्ठझ लग्मइ एक्‍्क खरेण ॥। ह ५ ४ 
लज्वही, १॥६७, पूृ०- १०१।-- 
- अप्पा मिल्लिवि जगतिउ मूढ य भायहि अ्रण्णु ॥ -- 2 2 
जि मरगउ परियारियउ तहु कि कच्चहु गण्णु ॥-.७१॥ 
४. अप्याए वि विभावियई खणासइ पाउ खणेण । | 
सूरू विशासई तिमिरहर एक्कललउ णिमिसेरा || ७२ | 
५. परमण्रस्जणु जो झरझावइ सो परमप्पठ होइ ॥ ७७ ॥_ 
६. असरीरहं संघाणुकिउ सो घाणुक्कु खिस्त्‌ ॥ श्रशवा 
७. देखिये ओआशणुंदा की हस्तलिखित प्रति, २४ वां पद्म । 


्‌ (ते 


नर 


/ होयां अजैन, एंक प्रेमी - अपने दिल का क्‍या करे ? भगवान चाहे निर्मोह हो या 
निग॑ ण. या: शन्‍्य-सनेही, .जब उससे प्रेम किया है, तब प्रेमी का हृदय उसके 


 . साथ रभंस आलिगन को - मचलेंगा ही। कवीर का तो बाद में मचला, किन्तु 


मुनि रामसिंह का पहले ही मचल चुका था। जैन आंचार्यों ने सिद्धांत की हृष्टि 
. से लिखा है कि मचलना बुरा नहीं, अच्छा होता है.। भगवान के प्रति किया गया 
: राग पाप के वन्ध का कारण नहीं बनता 7 इसी कारण तो ज़िस भांति कबीर- 
दांस की आत्मा पिय-मिलन के लिए बेचेत हुई, प्रिय-आगमन के. लिए सन्चित 
बनी उसी भांति मुनि रामसिह- को ग्रात्मा ने. अपनी सखी से कहा था-- 
प्रियतम को वाहर पांच इन्द्रियों का-स्नेह:लग गया है, श्रत: ऐसा प्रतीत: होता 
है कि उसका आगमन नहीं होगा ।”* प्रिय-श्रागमंन के लिए दोनों की - बेचेनी 
_ समान है, दोनों का संदेह समान है, दोनों की चिन्ता समान है । कवीर कां प्रेम 
अहेतुक न वनता, यदि उन पर रामांननन्‍दी भक्ति का--प्रभाव होता-उन्हें बह 
योगधारा. भी जन्म से मिली थी, जिसमें फक्कड़पनं था और थी मस्ती । और, 
उस योगधारा में जो अ्रहेतुक वाला पुट था, वह अवश्य ही जैन परम्परा में जाने 
या अनजाने कैसे भी आया होगा ॥ मैं नाथ-सम्प्रदाय को अनेक सम्प्रदायों का 
. संकलन कह चुका हूँ । जैनों में योग वाली बात श्रधिक थी | इसलिए अहेतुकता 
भी अधिक थी । न 


: अहेतुक प्रेम का निर्वाह हिन्दी के जैन कवियों ने खूब किया । पत्नी प्रिय 
के वियोग में इस भांति तड़प रही है, जैसे जल के विना मछली |? उसके हृदय 


. में पति से मिलने का चाव निरन्तर बढ़ रहा है । वह अझपनी समंता नाम की 


. सखी से कहती है कि पति के दर्शन पाकर मैं उसमें इस तरह समा जाऊंगी, जैसे 


: १. देवगरुरुस्मिय भत्तो साहम्मिय संजुदेसु अगुरत्तो। 
सम्मत्तमुब्बहंतों फाशरओ होइ जोई सो ॥। न 
... ए्रश्ाचार्य कुन्दकुन्द मोक्षपाहुड़, ५ २ वीं गाया । 
२. पंचहि वाहिए रेहडंड हलि, .सहि: लग्गु पियस्स-। 
' तासु खण॒ दीसइ झागमणु जो:. खलु मिलउ परस्स ॥. : .. 
। >पाहुड़ंदोहा, ४५ वां दोहा; पृ० १४। . 
: ३. में विरहिन पिय के अधीन । 
यो तलफों ज्यों जल बिना मीन ॥ 
-“-जनारसीदास : आध्यात्मगीत, तीसरा पद्य, बनारसी . विलास 
* जयपुर पृ० १५६-। ह ५ 


बूद दरिया में समा जाती है। मैं अपनापा खोकर पी से मिलू गी, जैसे शोला . .. 
गलकर पानी हो जाता है ।" और जव पति उसे मिला, तव रमसः आलिगन कोने 


कहे, एकमेक हुए विना चैन न पड़ा । उन दोनों के 'एकमेक” को लेकर बनारसी 


दास ने लिखा--वह करतूति है और प्रिय कर्ता । “वह सुखसींव है और प्रिय - - 
सुखसागर । वह शिव नींव है और प्रिय शिव मन्दिर । वह सरस्वती है और 


प्रिय ब्रह्मा । वह कमला है और पिय माधव । वह भवानी है और पिय -शंकर+ 


जिनवाणी है और पति “जिनेन्द्र /* 'भैया' का पति कहीं भटक गया-है,तो . ..- 


हू दुलारते हुए कहते है--'हे लाल | तुम किसके साथ लगे फिरते हो--तुम . 


अपने महल में क्‍यों नहीं आते, वहां दया, क्षमा, समता और शांति जैसी सुन्दर - 


रमणियां तुम्हारी सेवा में खड़ी हुई हैं । एक-से-एक अनुपम रूपवाली हैं ।”3. ... 
दुलारना सफल हुआ, पिय घर वापस श्रागया, तो सुमति का ठिकाना न रहा. 


वह पिय के साथ परमानन्द की अनुभूति में डूब गई । महात्मा आनन्दघन की .... 


सुहागिन नारी के पति भी लम्बी प्रतीक्षा के बाद स्वयं आगये हैं। उसकी ... 


१. होहुं मगत में दरसन पाय, ज्यों दरिया में बूंद समाय । 
पिय कों मिलों अपनपो खोय, झोला गल पाणी ज्यों होय ॥। 
देखिए वही, € वां पद्य पृ० १६० | 


3। 


पिय मों करता में करतूति, 
पिय ज्ञानी में ज्ञान विमूति । 
पिय सुखसागर मैं सुखसींव, 
पिय शिवमन्दिर में शिव नींव। 
पिय ब्रह्मा में सरस्वती नाम, 
पिय माथव मों कमला नाम । 
पिय शंकर मेँ देवि भवानि, 
पिय जिनवर मेँ केवल वबानि॥ 
“देखिये वही, पृ० १६१ 
कहां कहां कौन संग लागे ही फिरत लाल 
ग्रावी क्यों न आज तुम ज्ञान के महल में। 
नैकह॒ विलोकि देखी अन्तर सुहष्टि सेती, 
वीसी-कसी नीकी नारी ठाडी हैं टहल में 
एव तें एक वनी सुन्दर सुरूप घनी 
उपभा ते जाय गनी वाम की चहल में। हि 
“मेया भगवतीदास : शत्श्रष्टोतरी, २७ वां पद्च, ब्रह्मविलास पृ० १४.। ' 


नॉऐ 


' प्रसन्नता अगाध है । उसने इस उपलक्ष्य में श्छ गार किया है। सहज स्वभाव की 
चुड़ियां और थिरता का कंगन पहना है, ध्यान-हूपी उरबसी गहना उर पर . 
धारण कियां है, सुरत के सिन्दूर से मांग सजाई है, निरत की वेणी को आकर्षक 
ढंग से गूथा है और भक्ति की मेंहदी रची हैँ ।* | 


. शिव-रमणी कुआरी है। कुआरियों के विवाह होते ही हैं। शिव-रमणी 
का विवाह तीर्थंकर शांतिनाथ ( १६ वें तीर्थंकर .) के साथ होने वाला है। अभी 
'. विवाहं-मण्डप में दूल्हा नहीं आरा पाया है, किन्तु .वध्‌ की उत्सुकता दवती नहीं 

और वह अपने " मनभाये के. अभी तक न आने से उत्पन्त हुई बेचेनी सखी पर 

- प्रकंट कर देती है। उसका कथन है कि उसका पति सुखकन्द चन्द्र के समान है 

तभी तो उसका मन उदधि आनन्द से श्रान्दोलित हो उठा है और उसके नेत्र- 
 चकोर सुख का अनुभव कर रहे हैं ।५ यह सच है कि अभी उसे आनन्द हो रहा 
है, किन्तु जब पति से मिलने जायगी, तब आनन्द के साथ-साथ भय भी उत्पन्न 
होगा । पति अनजाना है, अ्रनजाने से मिलने में भय तो है ही । कबीर को 
. नायिका कांप रही है--थरथंर कम्पे बाला जीव ना जाने क्या करसी पीव ।३ 
. जायसी की नायिका घबरा रही है--अनचिन्ह पिउ कांप मन मांहां, का मै कहब 
गहव जो वाहां ।४ इसी प्रकार वनारसीदास की नवयौवना भी भंड्भड़ा गईं है-- 

. बालम तुहुँ तन चितवन गागर फूटि, अंचंरा गौ फहराय सरम गह छूटि ।* इस 


१. सहज स्वंमाव चूरियां पेनी, थिरता कंगन भारी । 

* “ध्यान उरबसी उर में राखी, पिय गुन माल अधारी | 
सुरत सिन्दूर मांग रंग राती, निरते वेनी समारी 
“उपजी ज्योत उद्योत घट. त्रिभुवन, आरंसी केवल कारी । 
महिदी मक्ति रंग की रांची, भाव अंजन सुखकारी ॥। 
ु “-आनन्‍्दघन पद संग्रह, २० वां पद पृ० १०। 

२. सहि एरी _ दिन आज सुहाया मुझ भाया आराया नहीं घरे । 
ह सहि एरी ! मत उदधि अनन्दा सुखकन्दा चन्दा देह घरे !। 

 चन्द जिवां मेरा बललभ सोहे, नैन चकोरहिं सुबख कर। 

. “-वनारसीदास : शांतिजिनस्तुति, प्रथम पद्च, वनारसीविलास, पृ०-१८९ । 

३. कबवीरदास : सबद, ६१ वां पद, संतसुधासार, दिल्‍ली, पृ० ८५। 
जायसी : पदुमावती-रत्नसेन-मेंट खण्ड पदुमांवत, काशी, पृ० १३२ । 
५. वनारसीदास : अध्यात्मपदपंक्ति, १०. वाँ राग-विरवा, पहला पद्य, बनारसीविलास, 
. जयपुर, पृ० श्श्डं।._ ह 


जल 


विवेचन से सिद्ध है कि निगु ण॒वादी संतों के श्रहेतुक प्रेम पर सूफियों का त्हीं हे 
अपितु उस श्रमणधारा का प्रभाव था, जो कबीर से सदियों पूर्व चली ओा... 
रही थी । 


जैन साहित्य में 'सतगुरु' पूर्णरूप से प्रतिष्ठित है । उसकी महिमा यहां तक 
बढ़ी कि पंचपरमेष्ठी ( अहेन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, और साथु ) को . 
पंचगुरुः की संज्ञा से शभिहित किया गया है | जहां कबीर ने गोविन्द और गुरु. 
को दो बताया, वहां जेन आचार्यों ने दोनों को एक कहा । उनकी हृष्टि में 
गोविंद ही गुरु है । एक शिष्या ने कहा कि मैं उस गुरु की 'शिष्यानी' हूँ, जिसने 
दो को मिटाकर एक कर दिया ।" आत्म श्र अनात्म के भेद को मिटाने वाला 
ही गरु है ।* केवल ग्रंथों का पारायण करने वाला गुरु नहीं है । कबीर ने भी. 
केबल ग्रन्थ पढ़कर गुरु बनने वाले की निरंथकता घोषित की है | गुरु वह है जो 
ब्रह्म तक पहुंचने का रास्ता दिखाये श्रथवा जिसके प्रसाद से ब्रह्म प्राप्त किया जा 
सके । रास्ता वही दिखा सकता है, जिसके पास ज्ञान का दीपक हो यह दीपक _ 
कवीर के गुरु के पास था और जैन गुरु तो दीपक रूप ही था । जीव लोक और 
वेद के अन्धकार से ग्रस्त पथ पर चला जा रहा था, श्रागे सतगुरु! मिल गया, तो 
उसने ज्ञान का दीपक दे दिया, मार्ग प्रकाशित हो उठा और वह ॒अभीष्टठ स्थान 
तक पहुंचने का रास्ता पा गया ।३ आचार्य देवसेन का भी कथन है कि अन्धकार ' 
में क्या कोई कुछ पहचान सकता है ? गुरु के वचन-रूपी दीपक के बिना प्रकाश 
ही न होगा, तो फिर देखना कैसे हो सकेगा, पहचानना तो दूर रहा ।* अनदेखा 





१. वे भंजे विणु एक्कु किउ मरणहं ण्‌ चारिय विल्लि । 
तहि गुरुवहि हउं सिस्सणी अण्णहि करमिण लल्लि ॥। 
-“पाहुड्दोहा, १७४ वां दोहा, प्ृ० ५२ । 
२. भ्रुरु दिखयरु गुरु हिमकरणु गुरु दीवउ गूरु देउ। 
अप्पापरहं पंरपरह जो दरिसावइ भेउ ।॥। ेृ 
“वही, प्रथम दोहा, पृ० १। 
३. पीछे लागा जाइ था, लोक बेद के साथि | 
आगे थैं सतगुरु मिल्या दीपक दीया हाथि ।! 
--श्रुरुदेव कौ अंग, १२ वां दोहा, कवीर-साखी-सुधा, प्‌ृ० ६। 
४. ते पायद्र जिशवरवयणु, ग्रुरुअवएसइ' होइ। 
अंधारइ' विशु दीवडइ' अहव कि पिछइ कोइ ।। । 
“एसावयघम्मदोहा, छठा दोहा, पृ० ४ । 


अनचींन्हा लक्ष्य उपलब्ध भी न हो सकेगा । किन्तु गुरु के दीपक के साथ भी शर्ते 
है कि वह ज्ञान का होना चाहिए । साधारण दीपक तो ६४ जला दिये जायें, 
तो भी अन्धकार दूर नहीं होगा। अन्धकार तो लाखों चन्द्रों के साथ होने पर 
भी हटेया नहीं, जव तक उसमें ज्ञान का प्रकाश न होगा 4? ज्ञान का प्रकाश ही 
मुख्य है--वह प्रकाश, जो श्रात्मब्रह्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। इस 
प्रकाश का प्रदाता ही गुरु है, फिर चाहे सूर्य से, चाहे दीपक से और चाहे 
किसी देव से । 


कबीर के खुरु के प्रसाद से गोविन्द मिलते हैं । सुन्दरदास के गुरु भी 

दयालु होकर आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं ।३ दादू के मस्तक-पर तो 
गुरुदेव ज्यों ही श्ार्शीवाद का हाथ रखते हैं कि उसे अगम-श्रगाध' के दर्शन हो 
जाते हैं ।४ जेन कवियों ने भी गुरु के प्रसाद को महत्ता दी है। कवि कुशललाभ 
को भी गुरु की कृपा से ही शिव-सुख उपलब्ध हुआ है ।* सोलहवीं. शती के कवि 
- चतरूमल ने पंचग्रुरुओं के प्रणाम करने से मुक्ति का मिलना स्वीकार किया है। 
इसी शी के ब्रह्मजिनदास ने आदि पुराण में गुरु के प्रसाद! से 'मुगति रमरी' 

के मिलने की वात लिखी है । पाण्डे रूपचन्द के मत से ग्रुरु की कृपा से ही 'अवि- 

चल स्थान' प्राप्त होता है । यह परम्परा विकसित और पुष्ट रूप में अपभ्रंश-युग 

से चली आरा रही थी । जैत अपश्रंशं-काव्य में संतगुरु की जी खोलकर प्रशंसा की 
गई है। उनसे गुरु के प्रसाद का परम सामर्थ्य भी प्रकट हो जाता है। मुनि राम- 


. १. “चौसठि-दीवा जोइ . करि, चौदह चंदा मांहि । 
. तिहि घरि किसकौ चानिणों जिहि घरि गोविन्द नाहि।। 
-“ग्रुरुदेव को भ्रग, १७ वां दोहा, कवीर-साखी-साखी-सुधा पृ० १८७ । 
*- देखिए पाहुड़दोहा, प्रथम दोहा पृ० १। 
३. परमातम सो श्रात्मा जुरे रहे बहु काल । 
. सुन्दर मेला करि दिया सदग्रुरू मिले दयाल॥ 
“-सुन्दरदर्शन, इलाहबाद, पृ० १७७ 
४. दादू गेव माहि गुरुदेव मिल्या, पाया हम परसाद । 
मस्तक मेरे कर धरुया देख्या अगम - अगाव ।। 
: यदादू, गुरुदेव, को अ्रंग, पहली साखी, संत सुधासार पृ० ४४६ । 
५. दिन-दिन महोत्सव .अतिघणा, श्री संघ भगति सुहाइ। 
' मन शुद्धि श्री गुरुसेवी यह, जिसखि सेव्यई शिव सुख पाइ ॥। 
“जन ऐतिहासिक काव्यसंग्रह, पूज्यवाहरणगीतम्‌ ५३ वां पद, पृ० ११५ 


ले 


ढ 


सिंह ने लिखा है--“तु तभी तक लोभ से मोहित हुआ विषयों में सुख .मानता है, 
जब तक कि गुरु के प्रसाद से श्रविचल बोध नहीं पा लेता- ।”* उन्होंने. यह भी - 


कहा कि लोग तभी तक धूत्तंता करते हैं जब तक गुरु के प्रसाद से देह के देव को ... 
नहीं जान लेते ।* मुनि महचन्द का कथन है--“यह जीव ग्रुरु के प्रसाद से 


परमपति ब्रह्म को अवश्य ही उपलब्ध कर लेता है ।”३ महात्मा आनन्दतिलक ने 


असीम श्रद्धा के साथ लिखा कि यदि शिष्य निर्मेल भाव से सुनता है तोग्रुरुके .. 


उपदेश से उसमें श्रसीम ज्योति उल्लसित हुए बिना नहीं रहती । यह सच है- कि . 
शिष्य का भाव निर्मल होना चाहिए, अन्यथा गुरु का उपदेश निरर्थक ही होग।.। 
कवीर के अनुसार “पुरा सतगुरु! क्या कर सकता है, यदि शिष्य में ही चूक हो 
उसे चाहे जेसे समभाओ, सव व्यर्थ जायगा । ठीक वेसे ही जैसे वंशी में फुक ' 
ठहरती नहीं, वाहर निकल जाती है । पाँडे रूपचन्द ने लिखा है कि अमृतमय 
उपदेश भी शिष्य को रुच नहीं सकता, यदि उसकी ज्ञानी आत्मा मिथ्यात्व से. 
आवृत है। वनारसीदास का कथन है--सहजमोह जब उपशम रुचे सुगुरु उपदेश, 
तव विभाव भवतिथि घटे, जगै ज्ञानगुण लेश । 


भारतीय धरती सद्गुरुओं की महिमा से सदेव धन्य होती रही। उसका 
प्राचीन साहित्य, पुरातत्व और इतिहास साक्षी है। किन्तु साथ ही यह 
भी सत्य है कि शने: शने: वह महिमा निःशेषप्राय: हो गईं, कुगुरु बढ़ते गये.और 
उनका अ्पयश भी । किन्तु उस समय के संत दोनों के श्रन्तर को स्पष्ट घोषित 
करते रहे, जिससे जनसाधारण को उनकी पहचान वनी रहती थीं । 





१. लोहि मोहिड ताम तुहुं विसयहं सुक्ख मुणेहि । 
गुरुहं पासाएं जाम णवि अ्विचल बोहि लहेहि ॥। हे 
ऊपाहुड़दोहा, ८१वां दोहा, पृ० २४। 
२. ताम कुतित्थइ परिभमइ, घृत्तिम ताम करंति। 
गुरुहं पसाएं जाम खावि देहहं देउ मुखंति ॥ नम, 
ह --वही, ८० वां दोहा, प्रृष्ठ २४। 
हे: छुड् अंतर परियारिजइ, वाहिरि तुद्दई नेहु।. टद 
गुरुहं पसाइ परम पऊ, -लव्मइ निस्संदेह ॥। 


“महीचन्द पाहुड्दोहा,. हस्तलिखित प्रत्ति, ७१ वां दोहा 


हिन्दी के आदिकाल में 
_ जैन भक्तिपरक कृतियाँ 


पं० रामचन्द्र शुक्ल ने जिस युग को वीर गाथाकाल' कहा, उसी को 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने 'सिद्धकाल' और डा० हजारी प्रसाद हिवेदी ने 
आदिकाल' नाम से श्रभिहित किया है। मुझे अ्रादिकाल' प्रिय है, क्योंकि उसमें 
वीर, धर्म, भक्ति' और सिद्ध! आदि सभी कुछ खप सकता है। वह एक 
: निष्पक्ष शब्दं है। यह तो श्रभी खोज का ही विषय बना हुआ है कि इस काल में 
वीरगाथाए अधिक लिखी गयीं अ्रथवा धार्मिक कृतियाँ । साम्प्रतिक खोजों से जो 
: कुछ सिद्ध हुआ है, उसके श्राधार पर धार्मिक कृतियों की संख्या श्रधिक है । उनमें . 
जन भक्ति-सम्बन्धी रचनाएं भी हैं । भक्ति और धर्म का भावगत सम्बन्ध है, श्रत 
वे कृतियाँ घामिक हैं और साहित्यिक भी । मूल प्रवत्तियों का. भावोन्मेष ही 
साहित्य है, फिर भले ही उसका मुख्य. स्वर धर्म या श्रन्य किसी विषय से 
सम्बन्धित हो । 


पंं० रामचन्द्र शुक्ल के मत से वि० सं० १०५०.( सन्‌ €5र३ ) से संवत्‌ 
१३७५ ( संच्‌ १३१८ ) के काल को हिन्दी का आदिकाल कहना चाहिए । किन्तु... 
इसके पूर्वे ही देशभाषा का जन्म हो चुका था । देश-भाषां का अर्थ है. पुरानी 


हिन्दी । धर्मशास्त्री नारद ने लिखा है कि “संस्कृत: प्राकृतैर्वाक्यर्य: शिष्यमनुरूपतः.] 

देषभाषादुपायेश्च वोधयेत्‌ स गुरु: स्मृत:* ॥” डा० काशीप्रसाद जायसवाल का 
कथन है कि देशभाषा आचार्य देवसेन ( वि० सं० ६९० ) के पहवे ही प्रचलित. 
हो चुकी थी ।* आचार्य देवसेन ने अपने 'श्रावकाचार' में जिन दोहों का उपयोग 
किया है, उनकी रचना देशभाषा में हुई है । इस श्रावकाचार की एक हस्तलिखित 
प्रति कारंजा के सेनगणा मन्दिर के पुस्तक भण्डार में प्रस्तुत है। इसमें प्रयुक्त . 
शब्दरूप, विभक्ति और धातुरूप प्राय: सभी हिन्दी के हैं | कहीं-कहीं छन्द सिद्धि. 


के लिए प्राकृत रूप रह गये हैं । हिन्दी काव्यों में उनका प्रयोग आगे चलकर भी -- 


होता रहा । श्रावकाचार में जिनेन्द्र और पंचग्रुरु-भक्ति के अनेक उद्धरण हैं । एक 
स्थान पर लिखा 


“जो जिण सासणा भासियठ सो भइ कहियउ सार । 
जो पालेसइ भाउ करि सो तरि पावइ पार ॥” 


कुछ विद्वानों ने श्रपश्रंश और देशभाषा को एक मान लिया, परिणामतः 
उन्होंने अ्पश्रंश कृतियों को भी हिन्दी में ही परिगरिगत किया है। महा पण्डित 
राहुल सांकृत्यायन की (हिन्दी काव्यथधारा' इसका निदर्शन है। यह सच है कि 
'कथासरित्सागर' के आ्राधार पर अपभ्रृंश/ और 'देशी' समानार्थंक शब्द थे, 
किन्तु यह वेसा ही था जेसा कि पतञ्जलि के महाभाणष्य में प्राकृत और अ्रपश्रंश 
को समानार्थक माना गया है ।* भाषा-विज्ञान के अध्येता जानते हैं कि भाषाश्रों 
का स्वभाव विकसनशील है । मुखसौकर्य के लिए भाषाएं निरन्तर समासप्रधानता 
से व्यासपरकता की ओर जाती रही हैं । प्राकृत से श्रपभ्रंश और अपभ्रंश से देशी- 
भाषा अ्रधिकाधिक व्यासप्रधान होती गयी है । यह ही दोनों में अ्रन्तर है। श्रतः 
दोनों को एक नहीं माना जा सकता | स्वयम्भू ( € वीं शताब्दी वि० सं० ) का 
पउठमचरिउ” नितान्‍्त अपश्रंश ग्रन्थ है । उसमें कहीं देशी भापा का एक भी 
शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है । कवि पुष्पदन्त (वि०सं० १०२६) ने 'णायकुमारचरिउ,. .: 
में अपनी सरस्वती को निःशेष देश भाषाओं का बोलने वाला भले ही कहा . 





- वीर मित्रोदय से उद्घृत । - 

« डा० काशीप्रसाद जायसवाल का लेख “पुरानी हिन्दी का जन्मकाल', नागरी प्रचारिणी ह 
पत्रिका, भाग ८, पृ० २२० | 

« कथासरित्सागर, १।६, पृ० १४८ । 

४. पातजञ्जल महामाष्य, ११, पृ० १ 


ली नी 


नि 


हो, किन्तु वह केवल विविध अपश्रंश . भाषाओं के वोलने में ही निपुण है। 
पुष्पदन्त श्रपश्नंश को ही देशभाषा कहते थे । 


पुष्पदन्त के चालीस वर्ष उपराब्त हुए श्रीचन्द का 'कथाकोष' देशभाषा में 

लिखा गया है । इस ग्रन्थ में ५३ सन्धियां हैं । प्रत्येक सन्धि में एक कथा कही 
. गयी है। कथाए' भक्ति से सम्बन्धित हैं । ग्रन्थ की प्रशस्ति से स्पष्ट है कि श्रीचन्द 
'के गुरु वीरचन्द थे, जो कुन्दकुन्दाचार्य की परम्परा में हुए हैं। एक उदाहरण इस 
प्रकार हैँ 


“लहेवि सिद्धि व समाहिकारणं 
समत्थ संसार ड्रहोह वारणं | 
पहुं जए जं सरसं निरंतरं।। 
सुहँ सयातप्फलजं अश्रणुत्तर 
'तेशांण माउ वद्धिउ पयाउ। 
सम्मत्त गाण तव चरण थाण ॥। 


घनपाल धक्कड़ ( १० वीं शती ईसवी ) की “भविसयत्त कहा * में यत्र- 
तत्र अनेक स्थानों पर देशभाषा का प्रयोग हुआ है । डा० विण्टरनित्स और प्रो ० 
जैकोवी प्रभ्नति विद्वानों ने इस काव्यकथा के रचना-कौशल की प्रशंसा की है । 
कथा का मृूलस्वर ब्रतरूप होते हुए भी जिनेन्द्र की भक्ति से सम्बन्धित है। 


यद्यपि शआचारये हेमचन्द्र ( सन्‌ १०८८-११७६ ) ने देशी नाममालाः 
(कोश) का ही निर्माण किया था, किन्तु जहां तक भक्ति का सम्बन्ध है, उनका 
कोई स्तोत्र या काव्य देशभाषा में लिखा हुआ उपलब्ध नहीं है । विनयचन्द सूरि 
(१३ वीं शती ईसवी) ने 'नेमिनाथ चउपई'४ का निर्माण किया था । यह देश- 


१. शायकुमारचरिउ, डा० : हीरालाल जैन सम्पादित, कारंजा, १९३३ ई० पहली 
. सन्वि, ए० ३ । 

२. इसका प्रकाशन सन्‌ १६१७ में प्रो० जंकोबी के सम्पादन में म्यूनिक से हुआ था । 
बाद में डा० पी.डी. गुणे ने इसका सम्पादव किया और सब्‌ १६२३में ०.0.5.४ ४£ 
में इसे प्रकाशित किया । दोनों की भूमिकाए' विद्वत्तापूर्ण हैं । 
देशी नाममाला' जमंन विद्वाच्‌ पिशेल द्वारा सम्पादित होकर 3. 8. 8, अऋणा। में 


दो बार प्रकाशित हो चुकी है । 
४. प्राचीन गुजरकाव्य संग्रह” में इसका प्रकाशन सन्‌ १६२० ,में हुआ है । 


भाषा में लिखी गई है | इसमें राजीमती के वियोग का वर्णन है।. नेमिनाथ - है 
तीर्थद्धर थे, अतः उनसे किया गया प्रेम भगवद्विषयक ही कहलायेगा | जब नेमिनांथ 


ने पशुओं के करुणऋन्‍्दन से प्रभावित होकर तोरण-द्वार पर ही वैराग्य ले लिया, - 
तो राजीमती विलाप कर उठी । इस काव्य में उसके वियोग का-चित्र खींचा गया... 


है | कतिपय पंक्तियाँ इस प्रकार हैं 


“भणइई सखी राजल मन रोइ, 
नीठुह नेमि न अप्पणु होई । 
साँचउ सखि वरि गिरि मिज्जंति, 
किमइ न मिज्जद सामलकंति ॥।” 


शालिभद्रसूरि (सन्‌ ११८४) का वाहुबलिरास'" एक उत्तम कोटि का. .. 


काव्य है । उसका -सम्बन्ध महाराज वाहुवलि की वीरता और महत्ता से है । 
बाहुवलि प्रथम चक्रवर्ती थे। दोनों भाइयों में साम्राज्य को लेकर युद्ध हुआ था । 
भरत को पराजित करने के उपरान्त बाहुबलि ने वेराग्य ले लिया। उन्हीं की 
भक्ति में इस काव्य की रचना हुई है । भाषा दुरूह अ्रपश्रंश है, कहीं देशभाषा के 
दर्शन नहीं होते । 


विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के अन्त में श्री जिनदत्तसूरि (वि०सं० १२७४) 
के रूप में एक सामथ्यवाचन्‌ व्यक्तित्व का जन्म हुआ । वे विद्वान थे और कवि भी । 
उन्होंने 'चचेरी' “कालस्वरूपकुलकम्‌' और “उपदेशरसायनरास” का निर्माण . 
किया ।* “उपदेश रसायनरास' में सतगुरु के स्वरूप का विशद वर्णन हुआ है । 
ये तीनों ही काव्व अपभ्रृंश भाषा में लिखे गये हैं । गुरु के सम्बन्ध में एक. पद्म 
इस प्रकार है, 


“सुगुरु सुवृच्चई सच्चइ मास 
पर परखायि - नियरु जसु नासइ। 
सव्वि जीव जिव श्रप्पड रक्खइ 
मुक्ख-मग्यु पुच्छियउ जु अ्रक्खइ ॥।” 


१- श्री मुनि जिनविजय ने 'बाहुब॒लिरास” पर “भारतीय विद्या', वर्ष २, अ्क १ में प्रकाश : - 
डाला है। 


९. लालचन्द भगवानदास गान्घी ने इनका सम्पादन कर, शोधपुर्ण संस्कृत प्रस्तावना 
सहित (७. (0. 8. ४४४ शा हें प्रकाशित किया है 


जिनपदमसूरि (वि० सं० १२५७) ने 'थूलिभदफाग' की रचना की थी । 
आचार्य स्थुलभद्र, भद्रवाहु स्वामी के समकालीन थे। उनका निर्वाण वी० नि० 
_सं० २१६ में. हआा.। उनका समाधिस्थल गुलजार बाग, पटना स्टेशन के सामने 
. कमल-हुढ में बता हुआ है | इस फाग की गणाना उत्तम कोटि के काव्य में की 
जाती है । इसमें स्थुलभद्र की भक्ति से सम्बन्धित अनेक सरस पद्यों की रचना हुई 
है । पावस वर्णन की कतिपय पंक्तियाँ देखिए 


“सीयल कोमल सुरहि वाय जिस जिम वायंते। 
माण - सडफ्फर माणणिय तिम , तिम नाचंते।॥। 
जिम जिम जलधर मरिय मेह गयणंगणि मलिया । 
तिम तिम कामीतरणा नयरा नीरहि भल छुलिया |” 


' नेमिचन्द्र भण्डारी, खरतरगच्छीय जिनेश्वरसूरि के पिता थे । उन्होंने वि० 
सं० १२५६ के लगभग 'जिनवल्लभसूरि गुणवर्णान” के नाम से एक स्तुति लिखी 
थी, जो “जैन ऐतिहासिक काव्य संग्रह' में प्रकाशित हो चुकी है। यह स्तुत्ति 
आचार्य भक्ति का निदर्शन है | इसमें ३५ पद्य हैं। एक पद्म इस भाँति है, 
“पणमवि सामि वीर .जिणु, गणहर गोयम सामि। 
सुधरम सामिय तुलनि सरणाु, जुग प्रधान सिवगामि ।। 


महेन्द्रसूरि के शिष्य श्रो धर्मसूरि (वि०सं० १२६६) ने जस्बूस्वामी चरित्र 
'स्थुलभद्वरास' और 'सुभद्रासती चतुष्पदिका' का निर्माण किया था | तीनों में . 
क्रमश: ५२, ४७ और ४२ पंद्य हैं| भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के उपरान्त 
केवल त्तीन केवली हुए, जिनमें जम्वृस्वामी अन्तिम थे। सुभद्रासती जिनेन्द्र की 
' भक्त थी । तीनों ही रचनाएँ पुरानी हिन्दी में लिखी गयी हैं । यद्यपि कुछ लेखक 
इन कृतियों की भाषा को गुजराती कहते किन्तु वह हिन्दी के अधिक 
निकट है । तीनों का एक-एक पद्च निम्न प्रकार से है 
“जिण चउ वीसइ पथ नमेवि गुरु चरण नमेथि+ 
जम्बू सामिहि. तशाउ चरिय- भविउ .निसुणोवि ॥।” 
“ । “जम्वू स्वामी चरित्र 
१. तीनों की हस्तलिखित प्रतियाँ वीकानेर के वृहद्‌ ज्ञान भण्डार में मौजूद हैं। 
२. लासब्र री भिसेलेनी, त्रमासिक पत्रिका, बड़ौदा महाराज की सेण्ट्रल लायब्रेरी का 
प्रकाशन, अप्रैल १६१५ के अ्रक में, श्री सी. डी. दलाल का, पाठरा के सुप्रसिद्ध जैन 


पुस्तकालयों की खोज में प्राप्त संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश और प्राचीन गृजराती के 
ग्रन्थों का विवरण । 


“पंणामवि सासणादेवी अनइ वाएसरी।. 
थूलिभद्र गुणा गहरा, सुरिस सुसिव रहज्जु केसरी ।।” 
“स्थूलभद्वरास 
“जं॑ फलु होइ गया गिरणारे, ज॑ फलु दीन्हई सोना भारे। 
जं फलु लक्खि नवकारिहि, ग्रुणिहि तं फल सुभद्रा चरितिहिं सुरिहि ॥। 
>-सुभद्रासती चतुष्पदिका 
शाहरयणा, खरतरगच्छीय जिनपतिसूरि के शिष्य थे । उन्होंने वि० सं० 


१२७८ में 'जनपतिसूरि घवलगीत”" का निर्माण किया था । यह कृति ग्रुरु-भक्ति 
का हृष्टान्त है । इसमें बीस पद्म हैं । रचना सरस है । पहला पद्म देखिए, : 


“बीर जिणेसर नमइ सुरेसर तसपट्ट पणामिय पय कमले। 
युगवर जिनपति सूरि गुण गाइ सो भत्ति भर हरसि हिम निरमले | 


विजयसेनसूरि, नागेन्द्रगच्छीय हरिभद्गसूरि के शिष्य और मन्त्रिप्रवर वस्तु- 


पाल के घर्माचार्य थे | उन्होंने वि० सं० १२८८ के लगभग “रेवन्तगिरि रासो* 
की रचना की थी.। इसमें ७२ पद्य हैं। इसमें गिरिनार के जेन मन्दिरों का वर्सान 
है । इसकी भाषा प्राचीन गुजराती की अपेक्षा हिन्दी के श्रधिक निकट है । प्रारम्भ 
के दो पद्य इस भाँति हैं 


“प्रमेसर तित्थेसरह पय पंकज परामेवि, 
भणिसु रासु रेवंत गिरे, अ विक देवी सुमरेवी | 
गामागर-पुर--वणा-गहरण सरि-सरवरि-सुपएसु, 
देवभूमि दिसि पच्छिमह मणहरु सोरठ देसु ॥।” 


विक्रम संवत्‌ को १४ वीं शताब्दी में अनेक जेन कवि हुए | उनकी भाषा : 
हिन्दी थी | उनकी कविताओं का मूलस्वर भक्तिपूर्ण था। खरतरगच्छीय 
जिनपतिसूरि के शिष्य जिनेश्वरसूरि ने विं० सं० १३३१ के लगभंग श्रनेक भक्ति- 
पूर्ण स्तुतियों को रचना की; जिनमें से एक का नाम है 'वाबरो' |? उसमें तीस _ 
पच्च हैं । आदि का एक पद्य देखिए, 


१. ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह' में प्रकाशित हो चुका है । 
२. प्राचीन गूर्जरकाब्य संग्रह” में प्रकाशित हुआ है । 
रे. श्री अगरचन्द नाहटा के निजी संग्रह में मौजूद है । 


- “भगति करवि- वहु रिसह. जिएणा, वीरह चलरखा त्षमेवि:।. 
हउं चालिउ मणि भाव धरि, दुइरिस जिशमरियस समरेवि ।। 


इन्हीं ,जिनेश्वरसूरि के शिष्य अ्रभयतिलक ने वि० सं० १३०७ वेसाख 
शुक्ला १० को 'महावीर रास' लिखा था। उसमें २१ पद्म हैं। इसे भगवान्‌ महावीर 
को स्तुति ही कहना चाहिए । लक्ष्मीतिलकका 'शान्तिनाथ. देवरास' और सोम- 
: भत्ति का 'जिनेश्वर्सूरि संयमश्री विवाहवर्णांनरास',* भक्ति से सम्बन्धित प्रसिद्ध 
काव्य हैं]... .. ... 6 5 थक 2१ . 


श्रम्वदेवसूरि, नागेन्द्रगचंछ के आचार्य पॉसडसूरि के शिष्य थे । उन्होंने 
वि० सं० १३७१ के लगभग संघपति 'समरारास 3 का निर्माण किया था:। 
ओसेवांल शाह समरा संघपति ने वि० सं० १३७१ में शत्र जय तीर्थक्षेत्र का 
. उद्धार करवाया था-। इस रचना में उसी का वर्णन है। इसकी भाषा में राज- 
' स्थानी के शब्द अ्रधिक हैं । इससे श्रम्वदेव का जन्म राजस्थान में कहीं हुआ था, 
ऐसा अ्रनुमान होता है। इंस रास की भाषा का साहश्य ग्रुजराती की अपेक्षा: 
. हिन्दी से अ्रधिक है । जब समरा शाह ने पंद्रन से संघ निकालकर शत्रुजय की 
ओर प्रयाण किया, उस समय का एक पंद्य देखिए 


“वाजिय संख असंख नादि काहल दुदु दुडिया 
घोड़े चड़ह् सल्‍लारसार राउत सींगड़िया। 
तडउ देवालउ जोचि वेगि धाधरि रबु फमकइ, 
सम विसम नवि गणइ कोई नवि वारिउ थक्‍्कइ ।।” 


जिनप्रभसूरि (१४ वीं शताव्दी वि० सं०) खरतरगच्छीय जिनसिहसूरि 
के शिष्य थे। उन्होंने. 'पदमावतीदेवी चौपई” की रचना की थी। यह कृति 
श्रहमदाबाद से प्रकाशित “भेरव पदुमावती कल्प' में छप चुकी है। यह देवी 
पएदुमावती की भक्ति से सम्बन्धित है । एक पद्म इस प्रकार है-- 


“श्रीजिन शासरात्‌ अवधाकरि, क्षायहु सिरि पउमावइ देवि । 
. भविय लोय आरांद -वरि, दुल्हह सावयजम्म लहेवि ॥” 


१. महावीररास और शान्तिनाथ देवरास, श्री अगरचन्द नाहटा के निजी संग्रह में 
मौजूद हैं । | डे 

२. जन ऐतिहासिक काव्य संग्रह में छप चुका 

३. प्राचीन जैन गुर्जरकान्य संग्रह में संकलित है । 


चौंदहवीं शताव्दी के प्रसिद्ध कवि रल्हने जिणदत्त चौपई' की रचना वि० 

१ ३५७ में की थी | इसकी एक हस्तलिखित प्रति जयपुर के पाटोदी के मंदिर 

में मोजद है । इसमें पांच-सो पचपन पद्य हैं । इसमें जिनदत्त से सम्बन्धित भक्ति- 

परक भाव प्रकट किये गये हैं | काव्यत्व की दृष्टि से भी कृति महत्वपूर्ण है । इसी 

शताव्दी के कवि घेल्हने चउबीसी गीत' की रचना वि० सं० १३७१ में की । यह 
सरस रचना है । इसमें चोवीस तीर्थद्धूरों की स्तुति की गयी है । 


इस शतताव्दी में ग्रानन्दतिलक ने 'महारांदिदेउड' नाम की रचना का निर्माण 
किया । इसकी एक हस्तलिखित प्रति श्रामेर-शास्त्र भण्डार जयपुर में मौजूद है । 
अब तो उसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका में हो चुका है। इसमें 
४३ पद्च हैं। यह काव्य आध्यात्मिक भक्ति का निदर्शन है। शुरु महिमा के दो 
पत्य देखिए, " 


“गुरु जिशावरु ग्रुरु सिद्ध . सिउ, ग्रुर रबरणात्तय साझू। 

सो दरिसावइ अप्प परु आरांदा भवजल पावइ पारु ॥३६।। 
 सिक्‍ख  सुणाई सदगुरु भणाइ परमाणंद सहाउ। 

परम जोति तसु उल्हसई आरांदा कीजइ रिम्मलु भाउ ॥२६।। 


जैन परिप्रेक्ष्य में 
मध्य युगीन हिन्दी काव्य 


मध्यकालीन हिन्दी का आरम्भ संत काव्य से होता है.।.उस पर नाथ और 
. सूफी सम्प्रदायों. का प्रभात्र माना जाता है, किन्तु इस युग का ज॑त संत-काव्य 
अपनी पूर्व परम्परा से अनुप्रारितत है । जैन अपभ्रंश में वे सभी मुल बीज प्रस्तुत 
'शे, जो हिन्दी के संत काव्य में परिलक्षित होते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि 
कवीर और जायसी के साहित्य की प्रवृत्तियाँ जैन श्रपश्नंश से मिलती हैं । .डॉ० 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि नाथ-सम्प्रदाय में उस समय प्रचलित 
- १२ सम्प्रदाय अन्तभुक्त किये गये थे | उसमें नेमि' और “पारस'-सम्प्रदाय भी 
थे। नवीन खोजों से सिद्ध है कि नेमि-सम्प्रंदाय एक शक्ति सम्पन्न सम्प्रदाय था । 
यह सौराष्ट्र में तो प्रचलित था ही, दक्षिणी और उत्तरी भारत तक में भी विस्तृत 
था। यह २१वें तीथंद्ूूर नेमीश्वर के नाम पर विख्यात हुआ था । नेमीश्वर 
कृष्ण के छोटे भाई थे। 


ह पारस-सम्प्रदाय ईसा से ८०० वर्ष पूर्व प्रतिष्ठित सम्प्रदाय था | यह 
२३ वें तीर्थंकर पाश्वेनाथ से सम्बद्ध था । भगवांच्‌ महावीर के माता-पिता इसी 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे । श्रागम-साहित्य से सिद्ध है कि दीक्षा लेने के उपरान्त 


वीतराग महावीर द्वीपालसा नाम के चैत्य में ठहरे थे, जो तीर्थंकर पाश्वनाथ 
के नाम पर पाएवेचेत्य कहलाता था ।* 


इसके अ्रतिरिक्त नाथ-सम्प्रदाय में 'श्राई-पंथ' भी समाविष्ट हुआ था । 
इस पंथ के अनुयायियों का एक दल पीर-पारसनाथ की पूजा करता था । ये पीर 
पारसनाथ 'पाश्वेनाथ' ही हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि नाथ-सम्प्रदाय! का नाम 
जैन तीर्थंकरों के श्रन्तिम 'नाथ' शब्द के आधार पर ही रखा गया होगा । इससे 
प्रमाणित है कि जैन अपभ्रंश और नाथ पंथियों का सुदूरवर्त्ती मूल स्रोत एक ही है । 


मूल स्रोत को एक मानने पर भी जैन और श्रजेन संत कवियों में श्रन्तर है । 
अधिकांशतया अजैन संत निम्नवर्ग में उत्पन्न हुए थे, किन्तु जेन संतों का जन्म और 
पालन-पोषण उच्चकुल में हुआ था । श्रत: जन संतों के द्वारा जाति-पाँति के खंडन 
में अधिक स्वाभाविकता थी । उन्होंने जन्मत: उच्च गोत्र पाकर भी, समता का उप- 
देश दिया । यह उस समय के उच्चकुलीन अहुं के प्रति एक प्रवल चुनोती थी। 
अजन संत श्राजीविका के लिए कुछ-न-कुछ अवश्य करते थे; किन्तु जेन संतों में सूरि, 
उपाध्याय और भेट्वारकों की प्रधानता थी । जैन-संत पढ़े-लिखे थे, उन्होंने जैन 
साहित्य का विधिवत्‌ अध्ययन किया था । निग्रु णवादी संतों की भाँति न तो 
उनकी बानी अ्टपटी थी और न भाषा विश्वू खल । उनका भाव-पक्ष सबल था 
और वाह्मपक्ष भी पुष्ट । 


 -कवीर नियु श ब्रह्म के उपासक थे और जन संत भगवान्‌ सिद्ध के । कबीर 
ने ब्रह्म को निग्रु रा कहकर उसकी निराकारता और शअव्यक्तता सिद्ध की है। वैसे 
वे भी नियु रा ब्रह्म में गुणों की प्रतिष्ठा स्वीकार करते हैं । किन्तु उन्होंने ब्रह्म के 
गुणों का न तो संयुक्तिक विभाजन किया है भर न वे एक श्रनुक्रम में उनकी 
भावात्मक शअ्रभिव्यक्ति ही कर सके हैं। जन हिन्दी-कवियों ने सिद्ध को निराकार 
और अव्यक्त मानते हुए भी, उनके पूर्व-निरूपित आठ गुणों का काव्यात्मक 
भावोन्मेष किया है। वनारसीदास और भैया भगवतीदास ने सिद्ध को ही ब्रह्म 
'कहा है । 'भेयाँ का कथन है-- । 


जेई गुण सिद्ध माहि तेई गुर ब्रह्म पांहि। 
सिद्ध ब्रह्म फेर नाहि निश्चय निरधार के ।। 





4 « 97. सि6एछा६70 प३००एां, 500त63 पं उल्कातरंड0, उतर परम एता+०त, 
॥॒ चेंशंप8 . डिकषत(प8 5७7स्‍80699]:8 # छाप, #गगाटत8780 ]946, 
7. 5, #', 8, | | 


. सिद्ध के समान है विराजमान चिदानन्द। 
ताही को निहार - निज. रूप मान लीजिये ॥।* 


कवि बनारसीदास ने लिखा है-- . 


“ परम पुरुष परमेसर परम ज्योति, 
ह  परब्रह्म पूरंण परम परधान. हैं. । 
सरब दरसि, संरवस सिद्ध स्वामी शिव, 
घनी नाथ ईश जगदीश भगवान है ।।* 


. “हिन्दी दी- कवियों. का यह कथन विक्रम की सातवीं शताब्दी में होने वाले 
ग्राचाये योगीन्दु. के. परमात्म-प्रकाश के आधार पर प्रतिष्ठित है। उन्होंने भी. 
सिद्ध को ब्रह्म संज्ञा सें श्रभिहित किया है । उनकी हृष्टि में शुद्ध आत्मा ही ब्रह्म. 
है, और .उसी को ब्रह्म कहते हैं? कबीर ने जिस आत्मा का निरूपण किया है,. 
* बह विश्वव्यापी ब्रह्म का एक अंश-मर है । किन्तु जैन कवियों की आत्मा कर्म- 
मल को धोकर स्वयं ब्रह्म बन जाती है, वह किसी अन्य का अंश नहीं है ॥इस 
भाँति कवीर का ब्रह्म एक है, और जैनों के अनेक । किन्तु स्वरूपगत समानता 
होने से उनको भी एक ही कहा जा सकता है | 


' कबीर ने जिस ब्रह्म की उपासना की है, उस पर केवल उपनिषदों के ब्रह्म: 
का ही नहीं, अपितु सिद्धों, योगियों, सहजवादियों और इस्लामिक एकेश्वर- 
वादियों का भी. प्रभाव पड़ा है । आचार्य क्षितिमोहन सेन की दृष्टि में कबीरदास 
' ने अपनी आध्यात्मिक क्षुधा के उपशम- के लिए ही. ऐसा किया ।४ जनों का ब्रह्म 
तो आध्यात्मिकता का साक्षात्त्‌ प्रतीक है । उनका ब्रह्म श्रपनी पूर्व परम्परा से 

श्नुप्रारितत है । उस पर किसी का प्रभाव नहीं है । 


कवीर के ब्रह्म पर प्रभाव किसी का भी हो, किन्तु उसमें दार्शनिकों की 
शुष्कता नहीं है । यदि ऐसा होता .तो लाल की लालों देखनेवाली भी लाल कंसे 
: १ . मैया मगवतीदास, सिद्धचतुर्दशी, पद्म २, ३, ब्रह्मविलास, जैनग्रन्थ रत्ताकर कार्या- 
- लय, बम्बई, द्वितीयावृत्ति, सनू १६२६ ई०,पृ०:१४१+ 
२. कवि वनारसीदास, नाममाला, देखिए 'ईश' के पर्यायवाची नाम । 

३. योगीन्दु ने परमात्मप्रकाश में . अनेक स्थानों पर शुद्ध आत्मा को “ब्रह्म संज्ञासे 

अभिदित किया. है । एतदर्थ १-२६ दोहा देखिए । | 

४. आचार्य लक्षितिमोहन सेन, कवीर का योग, कल्याण, योगांक, पृ० -२६६। 





हो जाती । कवीर के ब्रह्म में रमणीयता है श्रौर सरसता भी । इसमें 'पीउ' का 
सौंदय है, इसलिए कबीर की शञात्मा ने स्वयं 'वहुरिया' वनने में चरम आनन्द 
का अनुभव किया है ।* वह 'पिउऊ” जब उसके घर झाया, तव उसके घर का 
आकाश मंगल-गीतों से भर गया शौर चारों ओर प्रकाश छिटक उठा ।३ जायसी 
ने ब्रह्म को 'पीउ' के नहीं, अपितु 'प्रियतम' के रूप में देखा । उसमें कवीर के ब्रह्म 
से मादकता अधिक है और जायसी के प्रियतम में स्वतन्त्रता तथा सौंन्दर्य । 
कबीर के लाल को देखने वाली ही लाल हो गई है, किन्तु जायसी के प्रियतम 
को देखने वाली स्वयं लाल होती है और उसे समूचा विश्व भी लाल दिखाई 
देता है। 'नयन जो देखा कंवल भा, निरमल नीर सरीर'* में यही वात है। जैन 
कवि द्यानतराय ने भी ब्रह्म के दर्शन से चारों श्रोर फेला वसंत देखा है । तुम 
ज्ञान विभव फूली बसंत, यह मन मधुकर सुख सों रमंत** इसी का निदर्शन है। 
कवि वनारसीदास ने भी, “विषम विरष पूरों भयो हो, श्रायो सहज बसंत”5 के 
द्वारा इसी भाव को स्पष्ट किया है। कवीर में व्यष्टिमुलकता भ्रौर जायसी में 
समष्टिगतता अधिक है, किन्तु जेन कवियों में दोनों ही समान रूप से 
प्रतिष्ठित हैं । 


हिन्दी के संत-काव्य को अधिकांश भाग बाह्य आडम्बरों के विरोध में 


केन्द्रित है। मध्ययुग के जैनों में भी बाह्य कर्-कलाप इतने श्रधिक बढ़ गये थे 
कि उन्हीं को जेन धर्म की संज्ञा दे दी गई, हालाँकि महावीर की क्रांति उनके 


पड 


- हरि मेरा पीठ मैं हरि की बहुरिया' | कबीरदास, सबद, २१ वां पद्य, संतसुधासार,. 
वियोगी हरि-सम्पादित, दिल्‍ली, पृ० ६६ । 
 दुलिहिनी गावहु _'मंगलचार 
हम घर अश्राये हो राजा राम भरतार । 
ग हे 2५ 
मन्दिर मांहि, भया उजियारा 
ले सूती अपना पीव प्यारा। 
-“कंबीर ग्रन्थावली, चतुर्थ संस्करण, काज़ी, पृ० ८७ । 


न्प्ए0 


४. जायसी-प्रन्थावली, द्वितीय संस्करण, काशी, मानसरोवर खंड, ८वीं चौपाई का 
दोहा, पृ० २५-। जज, 

५ . दानतराय, द्यानतपद-संग्रह, जिनवाणी-प्रचारक कार्यालय, .. कलकत्ता, प्र्ष वां 
पद, पू० २४ । 

६ . बनारसीदास, अध्यात्म काग, बनारसी विलास, जयपुर, पृ० १५४,। 


विरोध में आरम्भ हुई थी | दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी के जेन संतों ने अपम्रश 
भाषा के माध्यम से उन वाह्य आडम्बरों का निर्भीकता के साथ विरोध किया; 
किन्तु उनमें न तो कवीर जैसी अ्रक्खड़ता थी और न॑ मस्ती , तेजस्विता दोचों 


में समान थी । हिन्दी के जैन कवियों ने कवीर के साथ-साथ तीर्थ-अमरणा, चतु- 
वेर्णी व्यवस्था, सिर मु डाना, वाह्म शुद्धि, चौका श्रादि का. विरोध किया, किन्तु 
दोनों में अन्तर भी स्पष्ट था । कबीर, दादू और सुन्दरदास ने इन उपयु क्त कर्म- 
कलापों को नितांत हेय और. अनुपयुक्त माना । किन्तु, महानन्दिदेव, उदयराज 
'जती, महात्मा आनन्दघन भझ्रादि जन -कवियों- ने . उनको तभी व्यर्थ माता, जव 
उनमें भाव शुद्ध न हो । यदि भाव शुद्ध हों तो ये सव कर्म न तो हेय हैं और न 
अनुपयुक्त । हां, चतुरवेर्णी व्यवस्था. के प्रति. उनंका स्वर तीखा था और पैना भी । 
उनका यह स्वर जीवमात्र की समान आत्मा की स्वीकृति पर निर्भर था।. 


संतकाव्य में भोविन्द से भी श्रधिक सतगुरुकी महत्ता है.। मध्यकालीन 

संत काव्य-धारा के-विशेषज्ञ आचार्य क्षितिमोहत सेन ने हिन्दी के. सतगुरु पर 
जैन- सतगुरु का प्रभाव स्वीकार किया है ।? रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी लिखा: है 
कि मध्य युग के साधु-संतों ने अपनी वारियों के द्वारा ढाई. सहस्त्र वर्ष पूर्व हुए 
भगवान्‌ महावीर के वचनों को ही दुहराया है ।* जन प्ररम्परा पंचपरमेष्ठी को 
_ 'पंचगुरु: भी .कहती है और वे सम्यक्त्व के विना गुरुपद. के अ्रधिकारी नहीं हो 
सकते, अत: उन्हें सतगुरु कहते हैं। आचार एुददु-द दे अध्टपॉहुड में, मुनि देवसेन 
ने दर्शतसार और सावयधम्म दोहा में, श्राचार्य जिनदत्त सुरी ने उपदेशरसायन- 
रास में तथा आचार्य हेमचन्द्र ते योग-शास्त्र में गुरु का विस्तृत वर्णान किया है। 
इन ग्रन्थों में जेन गुरु केवल ज्ञानी-पस्वी ही नहीं, अपितु भंक्तों के श्रद्धा-भाजनं भी 
हैं । संत-काव्य के सतगुरु की भक्ति पर जेन सतगुरु की भक्ति का प्रभाव है, ऐसा 
डॉक्टर रामसिंह 'तोमर' ने भी स्वीकार किया है ।३ हिन्दी के जैन और अजैन 
दोनों ही कवि सतगुरु के चरणों में ग्रपती भक्ति के पुष्प विखेरते रहे हैं । जहाँ तक 
श्रद्धा का सम्बन्ध है, दोनों में समान थी, किन्तु गुरु-भक्ति में जैसे सरस गीतों का 
निर्माण जैन कवियों ने किया, निगु णवादी संत न कर सके । उन्होंने गुरु- 
महिमा की वात तो वहुंत की, किन्तु उसकी भक्ति में वैसी भाव-विभोरता न 


१ 


- देखिए वही, रविन्द्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ 'एकछ्छत्ती 
है - डा० रामसिह तोमर' : 'जनसाहित्य की हिन्दी-सांहित्य को देन, प्रेमी अभिनन्दन- 
ग्रन्थ, पु० ४६७ । | 


१. झाचार्य क्षितिमोहन सेन, ध०ता०४२७] शएडभंगंडा॥ ०६ पञातां&, पृ० २ 
ह ४ 


- £ 


ला; सक्रेल। +क़वि कुशललाभ ने अपने गुरु पूज्यवाहन के आगमन पर प्राकृतिक : 
आहल्ह्यद्र:का-चित्र खींचा है-- का 


“ग्राव्यो मास असाढ़ भावूके दामिनी रे। 

जोबइ प्रीयडा वाट सुकोमल कामिनी रे || 

चातक मधुरइ सादिकि पिऊ-पिऊ उचरइ रे । 

वरसह घण बरसात सजल सरवर भरइ रे।॥। 

इण अ्रवसरि श्री पूज्य महामोटा जतीरे। 

श्रावकना सुख हेत आया तअम्बावती रे ॥”'* 
। + “श्री साधुकीति का, गुरु भक्ति से सम्बन्धित एक सरस गीत उपलब्ध है । 
उसमें एक शिष्य आने वाले गुरु को देखने के लिए वेसे ही वंचेन है, जैसे कोई 
प्रोषितपतिका अपने पति को देखने के लिए। उसका कथन है--“हे सखि ! 
मेरे! लिए तो वही अत्यधिक सुन्दर है, जो यह वतादे कि हमारे गुरु किस मार्ग से 
हॉकर पधारेंगे । श्री गुरु सभी को सुहावने लगते हैं । वे जिस पुर में श्राजाते हैं, 
शोभा का धाम ही बन जाता है। उनको देखकर हर कोई जयजयकार किये 
बिना नहीं रहता। जो गुरु की आवाज को भी जानता है, वह मेरा साजन है। 
गुरु को देखकर ऐसी प्रसन्नता होती है, जंसे चन्द्र को देखकर चकोर को और 
सूर्य को देखकर कमल को । गुरु के दर्शन से हृदय संतुष्ट और मन प्रसन्न .- 
होता है [5 जहाज २ ऑाकिरारम ०, है न्‍ * 


। गुरुविरह की ऐसी व्याकलता जेन हिन्दी रचनाओं के अतिरिक्त 
और कहीं देखने को नहीं मिलती । जायसी और कबीर ने ब्रह्म के विरह 
का वर्णन तो किया है, किन्तु उनकी रचनाओं में कहीं भी गृरु-विरह-का 
उल्लेख भी नहीं है । ... + कह 


गुरु के ज्ञानप्रदाता--रूप की महिमा और शिष्य की अज्ञानता का. 
सम्बन्ध है, उसे जेन और श्रजेन कवियों ने समान रूप से कहा है, किन्तु इस 
कथन में भी जंसी सरसता जैन रचनाओं में देखी जाती है, निगु ण काव्य में 


१. कुशललाभ, पृज्यवाहणगीत, ऐतिहासासिक जैन काव्य-संग्रह, अगरचन्द नाहटा- 


सम्पादित, कलकत्ता, पृ० ११६-११७। ह 
२. साधुकीति-- श्री” जिनचन्दसूरि गीत, ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रह, कलकत्ता, 
पृ० ६१। 


शक 
कक 


. नहीं एक स्थान परं-पांडे रूपचन्दजी ने चेतन को सम्बोधित करते हुए” लिखा 
है--“हे चेतन । मुझे ग्राश्वय है कि सेतगुरु अपने हितंकारी भमू्ते-वचनों से चिंत्ते 

देकर तुम्हें पढ़ाता है और तुम भी ज्ञानी हो, फिर भी, न जाने क्यों चैंतेंन तत्वें- 
कहानी तुम्हांरी समभ में नहीं आती ।-- 7 | कक तह कॉडिका: 


हि पुर झूफा पुर ! -| | पद ा ३ पेज क् 
- चेतन अ्रचरज भारी, यह मेरे. जिय; झोवे |: रे 
अमृत वचन हितकारी, सतगुरु तुमहि| पढ़ावे-॥ >5 प्याज के पर; 





'सत्ंगरु तुमहि पढ़ाव चित दे, और तुम हो? ज्ञीनी 8४४ | 
बह तुमहि न क्‍यों हूँ आबे, चेंतन तंरत्व कहानी 7 फड। 


+ ०55 १ 


[ (6585 ॥% ,क्ला छ8 क्र फाण 
इसीकी:कवीर ने इस प्रकार कहा है--+ 5; : क - औेड पक फीणक फाखीर पक 
ह सतगुरु वंपुरा क्या करे, जोः सिषहीमभांहें चूके हहय सह 
भाव त्यू' प्रमोधि ले, ज्यू! वंसि वर्जाई फूकितीर हे हि 


डा पऊ पुक्किक्कफड़ ॥5॥८ ५ 


ह४४ ४ 


ह इससे स्पप्ट है कि 'तबहूँ तुमहि न क्यों हूँ आवे, चेतन तत्व कैंहानी के 
: प्रश्न वाचकत्व में जो सौंदर्य है, 'बंसि वजाई फू कि में नहीं है. 


डी हर 
ह कई रो 
+ 


/  ब्रदिओऑत्माी और परमात्मा के मिलन की क्षवत्मर्क अभिव्यक्ति ही 
स्यंवाद है, तो वह उपनिषदों से भी पूर्व जेन-परम्परा में उंपलर्ध होतीं हैं? 
महामना रानाडे ने भ्रपनी पुस्तक : 'धज़ंइभंलंगाण मी ऑक्ह887 मर) में ऋषभंदेव 
को गूढ़वादी कहां है । डा० ए० एन० उपाध्ये ने भी? 'परशिमत्मिंग्रकार्शयोंग सिर 

: की भूमिका में जैन तीर्थंकरों को गूढ़वादी कहां है” कर्मों कि मल से विरृँत हुई 
आ्रात्मा को जीवात्मा कहते हैं। जीवांत्मा चोदहगरशास्थार्नो पर चैंढते-चहिते 
शुद्ध रूप को प्राप्त : कर लेती है । आत्मा और परमात्मा के मिलन को यही 


ब्ज्य केल्न्‍ 


कहानी है। प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश के अनेकानेक जन प्रन्थों की रहरंयवादी 
'पछू के तु5ऊदा । 8 ॥#?6 कफ कक के 


हद 
&4535४ ४77 कं 


१. पाषण्डे रूपचन्द न्द, परमार्थ जकड़ी, परमार्थ जकड़ी-संग्रह, जन ग्रन्थ रत्ताकर कार्यालय 
वम्बई, जनवरी, १६११ ई०, पहला पद्य, पृ० १४7४४ 7 ण एूणहए 7 

. कवीरदास, य्रुरुदेव कौ अंग, २१ वीं साखी, कबीर प्र्थावेली धि० ३ ० हक 

, यजुर्वेद, २०-२६ ।. ». के छोीलोसक ,क्वाफपऊ काक्ताहू , ६ 

« छि. 0. छे&9१6, फैएडशंणंडफ 9 "शीहिछेफक्द्वाापु ठस्ज)। #्उतीमए ,॥/१9 

- परमात्मप्रकाश-योगसार की भूमिका, डॉ० ४४०७ एनउंपाध्ये-लिखित3 पूछाई& । 


हु 
45% ४४८ 
ज़्ज्छ 


6 ४ * नए >ण 


कहा जाता है । उनमें रहस्यवादी प्रवृत्तियाँ बिखरी पड़ी हैं । डॉ० हीरालाल: 
जैन ने आचार्य कुन्दकुन्द के भावपाहुड का मुनि रामसिह के दोहापाहुड पर स्पष्ट 


प्रभाव स्वीकार किया है ।* कबीर की भाँति ही जैन हिन्दी कवियों :में भी -. 


अनुभूति, प्रेम, विरह, माया, मिलन और तादात्म्य के रूप में रहस्यवाद के विशद. 


दशन होते हैं । विरह और माया जन्य सरसता जैन कवियों में अधिक है । कबीर 


४५० 


के 'विरह भुजंगम पेसि कर क्रिया कलेजे घाव, साथू श्रंग न मोड़हीं ज्यों भावे त्यों .. 
खाय' से आनन्दघन के 'पिया बिन सुध-वुध खू दी हो, विरह भुजंग निशासमे, 
मेरी सेजड़ी खू दी हो' में अधिक संवेदनात्मक अनुभूति है । इसी भाँति 'जेंस जल 
बिन मीन तल ऐसे हरि विन मेरा जिया कलप' से बनारसीदास के, “मैं विरहिन 
पिय के अ्रधीन, यों तलफों ज्यों जल विन मीन' में अधिक सवलता है और दृश्य 


को उपस्थित करने की शक्ति । जैन हिन्दी-रचनाओं में तन्त्रात्मक रहस्थवाद के... 


उतने शब्द और प्रयोग नहीं पाये जाते, जितने जैन अपश्रंश में उपलब्ध होते हैं । 
जैन हिन्दी कृतियों में भावात्मक अभिव्यक्ति अधिक है। जहाँ कहीं लन्‍त्रात्मके 
रहस्यवाद के दर्शन होते हैं, उसमें वज्ययानी सम्प्रदाय के गुह्म समाज की विक्नति _ 
नहीं थ्रा पाई है । 


कुछ विद्वानों ने लिखा है कि जनों के भगवान्‌ प्रेमास्पद नहीं होते, नऋत 
उनकी रचनाओओरों में अनु रागात्मक भक्ति का ग्रभाव है | किन्तु, विक्रम की पाँचवीं 
शतांब्दी में होने वाले आचार्य पूज्यपाद ने अ्रहंदाचार्येपु बहुश्र्‌ तेषु प्रवचने च्॒ 
भावविशुद्धियुक्तोह्तुरागो भक्ति: कहा है।* वीतराग भगवान्‌ में श्रनु राग असम्भव 
नहीं है। आचार्य योगीन्दु का कथन है कि 'पर' में किया गया राग पाप का . 
कारण है । बीतराग परमात्मा पर! नहीं, अपितु 'स्व' आत्मा ही है । अतः 
जिनेन्द्र में किया गया राग 'स्व' का राग कहलायेगा ।१ इसी कारण .जिनेन्द्र का 
अनुराग मोक्ष देता है। आचार्य कुन्दक्न्द ने भावपाहुड, आचारये समन्तभद्र ने 
स्वयंभूस्तोत्र और शिवार्यकोटि ने भगवती श्राराधना में इसका समंर्थत किया: .. 
है । इससे सिद्ध हें कि जेन हिन्दी कवियों को भगवान के प्रति प्रेम-भाव विरासत -.. 
के रूप में मिला है । हिन्दी के ख्यातिलब्ध कवि बनारसीदांस ने आ्राध्यात्मगीत' 
में आत्मा को नायक और सुमति को पत्नी बनाया है । उन्होंते एक स्थान पर 


* पाहुडदोहा की भूमिका, डॉ० हीरालाल जैन लिखित, पृ० १६ । 
« आचाये पृज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि, काशी, ६-२४, पृ० ३३६.॥ ह 


ल्‍्ए +० 


न्श्णं 


* योगीन्दुदेव (छठी शताब्दी ईसवी), परमात्मप्रकाश, वम्बई, १६३७ ई०, २६ वाँ 
दोहा, पृ० ३३ तथा १७४ वाँ दोहा, पृ० ३१७ । 


 ' लिखा है-“'पत्नी करतृति है और पिय कर्ता, पत्वी सुख-सींव है और पिय - सुख- 
सागर, पत्नी सुख-सींव है-और पिय सुख-सायर, पत्नी शिव-नींव है और .पिय 
- जिव-मन्दिर, पत्नी सरस्वती है और पिय ब्रह्मा, पत्नी कमला है शोर पिय माधव, 
पत्नी भवानी है और पति शंकर, पत्नी जिनवाणी है और पत्ति जिनेन्द्र । * बहुत 
दिन उपरान्त पति घर आरा रहा है, तो सुमति ललक कर कहती है-'हे सखि ! 
देखो, आज चेतन घर शा रहा है। वह अ्रनादिकाल तक दूसरों के वश में होकर 
. चघूमता फिरा, अब उसने हमारी सुंध ली है ।”* पति को देखते ही पत्नी के अन्दर 
से परायेपत का भाव दूर हो जाता है । हंध हट जाता है औौर अद्व त उत्पन्न होता 
है। सुमति चेतन से कहती है-“हे प्यारे चेतन ! तेरी ओर देखते ही परायेपन की 
गगरी फूट गई, दुविधा का अचल हट गया और समूची लज्जा पलायन कर 
गई ।”३ इसी प्रेम के अ्रन्तगंत आध्यामिक वित्राह और आध्यात्मिक होलियाँ भी 
आती हैं। ये रचनाएं जेन कवियों की मौलिक देन हैं. । हिन्दी के किसी भी 
क्षेत्र में इस प्रकार की रचनाभ्रों का उल्लेख नहीं है। आचाये जिनप्रभ सूरि 
का अंतरंग-विवाह, अजयराज पाटणी का शिवरमणी-विवाह, कुमुद्चन्द-का 
, ऋषभ-विवाहला, श्रावक -ऋषभदास का आदीश्वर - विवाहलां, विनयचन्द्र 
ओर साथुकीत्ति की 'चूनड़ी' ऐसी ही कृतियाँ हैं । कवि वनारसीदास, 
चआानतराय और भूधरदास के आध्यात्मिक फाग अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। जेन 


। ०७, 
हि 


पिय मो करता मैं करतृति' 
ह : पिय ज्ञानी मैं ज्ञान विधूति। 
: पिय शुखसागर मैं सुख सींव 
पिय शिवमंदिर मैं शिवनींव ।। 
 पिय न्त्मा मैं सरस्ंवति नाम 
। ' पिय माघव मो कमला नाम । 
पिय शंकर मैं देवि मवानि' 
पिय जिनवर में केवलवानि॥ ' 
: ““वनारसी विलास, जयपुर, १६५४४ ई०, अध्यात्मगीत, पृ० १६१ । 
: देंखो -मेरी सखीये आज चेतन घर आवे, पक 
काल अनांदि फिरयो परवश ही अव निज सुर्धाह चितावे ॥ १. 
देखिए वही, परमार्थपद-पंक्ति, १४ वां पद, पृ० ११४ । 
वालम चुहुू तन चित्तवन गागरि - में फुटि । 
झचरा गौ -फहराय सरम गे छूटि ॥| बालम० ॥१॥॥ 
-“देखिए वही, अध्यात्मपद पंक्ति, पूृ० २२८--२२६ । 


+ 4 


ज्क. 


कवियों ने नेमिनाथ और राजुल के सम्बन्ध में अनूठे पद्मों की रचना को है, 
नेमीश्वर मूक पशुओं के करुणा क्रदन को सुनकर तोरण-द्वार से वापस लीट .. 
गये । उस समय की राजीमती की वेचेनी का सफल चित्र हेमविजय ने 
खींचा है-- कह | पे ? 92 8 


कहि राजीमती सुमती सखियानकू्‌ , एक खिनेक खरी रहुरे । 
सखिरी सगिरी श्र गुरी मुही वाहि करति वहुत इसे. निहुरे ।। .. 
अवही तबही कबही जबही, यदुराय कू' जाय इसी कहुरे। 
मुनिहिम के साहिब नेमि जी हो, श्रव तोरन तें तुम्ह क्यू बहुरे ॥।). 


राजशेखरसूरि का नेमिनाथफागु, हर्षकीत्ति का नेमिनाथ राजुलगीत, 
विनोदीलाल का नेमिराजुल वारहमासा, नेमिव्याह, राजुलपच्चीसी, नेमजी रेखता 
झौर लक्ष्मीवल्लभ का नेमिराजुल वारहमासा प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। बारहमासा 
विरह के सच्चे निदर्शन हैं । उनमें हिन्दी के बारहमासों की भाँति न तो परम्प- 
रानुसरण की जड़ता है, न अ्रतिरंजना की क्ृत्रिमता श्रौर न उबा देनेवाली भाव- 
भंगिमा । विरहिणी के पवित्र भावों की व्याकुलतापरक भ्रभिव्यक्ति ही जैन . 
बारहमासों को प्रमुख विशेषता है। ् 


अरहंत के रूप में जेन कवियों ने सगुणा ब्रह्म की उपासना की है । श्ररहंत 
समवशरणा में विराजकर, अपनी दिव्यध्वनि से विश्व के लोगों का उपकार करते' 
हैं, अत: जन आचार्यों ने अपने प्रसिद्ध 'णमोकारमंत्र' में श्ररहंत को सिद्ध से 
भी पहले स्थान दिया है ।* अ्रहंत की भक्ति में सहस्रों स्तुति-स्तोत्रों की रचना 
हुई है । भद्ववाहुस्वामी का रचा हुआ उवसग्गहर स्तोत्त' श्रहमदावाद से प्रकाशित 
हुआ है । भद्रवाहुस्वामी का समय वी० नि० सं० १७७ माना जाता है। अ्रभी 
तक हिन्दी के विद्वानों की धारणा थी कि अपश्रंश में स्तुति-स्तोच्नों का निर्माण 
नहीं हुआ और इसी आधार पर उन्होंने हिन्दी के सगरुण साहित्य को अ्रपश्रंश से 
यत्किचित्‌ भी प्रभावित नहीं माना है | भव जैन भण्डारों की खोज के फलस्वरूप 
अ्रपश्रंश के अनेक स्तोत्र-स्तवनों का पता चला है। इससे हिन्दी भक्ति-काव्य की 
पूर्व परम्परा के अनुसन्वित्सुओं को सोचने के लिए नई सामग्री उपलब्ध. हद है। 
१. मिश्रवन्धु-विनोद, प्रथम भाग, लखनऊ, पृ० ३६८। 


* भगवत्‌ पुष्पदंत भूतवलि, पटखंडागम, डॉ० हीरालाल जैन सम्पादित, अ्रमरावती, 
वि० सं० १६६६, पृ० ५३-५४ | 


यह सिद्ध है कि हिन्दी का जैन मुक्तक-काव्य, अपभ्रंश, के भक्तिपरक साहित्य से 
- प्रभावित 


अभी तक भगवद्विषयक वात्सल्य रस के निरूपण में, हिन्दी के सूरदास 
एकमात्र कवि ये ) भ्रव जेन हिन्दी साहित्य के आलोडन से प्रमाणित हुआ है कि 
वात्सल्य रस से सम्बन्धित जैन हिन्दी-कवियों कीरचनाए भी अनूठी हैं । यद्यपि 
यह सच है कि जैन कवि बाल-तीर्थद्धूर की विविध मनोदशाओं का वेसा निरूपरा 
नहीं कर सके हैं, जैसा सूर ने.वालक्ृष्ण का किया है । किन्तु, इसके साथ यह भी 
सत्य है कि वालक के गर्भ और जन्म-सम्वन्धी दृश्यों को जेन कवियों ने जंसा चित्रित. 
किया है, सूरदास छू भी नहीं सके हैं। मै भूधरदास को इन. चित्रों का सबसे वड़ा 
कलाकार मानता हूँ । उपमा, उत्प्रेक्षा और निरंग रूपकों की छटा से उनके चित्रों 
में सजीवता ञ्रा गई है । इन्द्र की आज्ञा से धघनपति ने महाराज अश्वसेन के घर 
में साढ़े तीन करोड़ रत्नों की वर्षा की । आकाश से गिरती मरणियों की चमक 
ऐसी मालम होती थी, जैसे स्वगलोक की लक्ष्मी ही तीर्थद्भुर की मां की सेवा 
रने चली श्राई हो |" दुच्दृ्ियों से गम्भीर ध्वनि निकल रही थी, मानों.महा- 
सागर ही गरज रहा हो ।* .सद्यः प्रसृत वालक को लिये मां ऐसी प्रतीत होती थी 
मानों वालक भानु-सहित संध्या ही हो । तीथ्थ॑द्धुर की मां की सेवा करती हुई 
- रुचिकवासिनी देवियों का व्यस्त जीवन, जन्मोत्सव मनाने के लिए इन्द्र-दम्पति का 
प्रयाण,पांडुकशिला पर स्नान,फिर तीथर्थद्धूर के मां-बाप के घर में नाटकादि के आयो- 
जन का हृश्य, भूधरदासत के पाश्वेपुराण में ऐसा श्र कित किया गया है कि पाठक 
भाव-विभोर हुए विना नहीं रह पाता । पांडे रूपचंदजी ने भी इन्हीं बातों का वर्णन 
गर्भ और जन्म-कल्याणकों में किया है | किन्तु, कल्पनागत सौन्दर्य - भूधरदास में 
अधिक है | कवि द्यानतराय, वनारसीदास, कुशललाभ श्र मेरुनन्दन उपाध्याय 
से भी वात्सल्य रस का यत्र-तत्र वर्णन किया है । 


१. :.. नभसों आवे भकलकती, मनिधारा इहि भाव। 
सुरगलोक लछमी किघौं, सेवतः उतरी माय ॥| 
रु आूपाश्वपुराणा, कलकत्ता, ५-४८ पृ० ४४ । 
२. / प्रतिदिन देव दुदमी बजे, 
ह किघों महासागर यह .गजें। 
“-देंखिए पाशवेपुराण, कलकत्ता, पृ० '४४। 


सुतराग रंगी सुखसेज मांक 
ज्यों वालक भानु समेत सांझ । 


"पादैखिए वही, . पृ० ५०) 


न 


सूरदास के काव्यों का मूल आधार श्रीमद्भागवत के होने से उनके वर्णात 
में मधुरतापरक रूप की ही प्रधानता है | उनके समूचे साहित्य में दो-एक स्थलों 
को छोड़कर कहीं भी वालक के उदात्ततापरक रूप के दर्शन नहीं होते ।-संत्रहवीं 
शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि ब्रह्म रायमल्ल ने 'हनुवंतचरित्र' का निर्माण किया 


था. उसमें वालक हनमान्‌ का श्रोजस्वी वर्णन है । इसके अश्रतिरिक्त सूरदासका 


जितना ध्यान बालक कृष्ण पर जमा, वालिका राधिका पर नहीं | वालिकाओं: 
का मनोवैज्ञानिक वर्णगान सीता और श्र जना के रूप में जैन भक्ति काव्यों में उप- 
लव्ध होता है । रायचन्द के 'सीता-चरित्र' में वालिका सीता की विविध चेष्टाश्रों .. 
का सरस चित्र खींचा गया है । अ्र जनासुन्दरी रास' में श्र जना का बालवर्णन भी .. 

हृदयग्राही है । 


गोस्वामी तुलसीदास की रचनाश्रों में 'रामचरितमानस' श्र 'विनय- 
पत्रिका अ्रत्यधिक प्रसिद्ध हैं । यद्यपि पं० राहुल सांकृत्यायन ने जेन कवि स्वयम्भू .. 
के 'पठमचरिउ' का 'रामचरितमानस' पर प्रभाव स्वीकार किया है, तथापि अभी . 
तक दोनों का पूर्णा रूप से तुलनात्मक विवेचन किसी ने नहीं उपस्थित किया है । 
यह सच है कि 'रामचरितमानस' को लोकप्रियता को 'पठमचरिउ' नहीं पा सका 
है । इसका बहुत बड़ा कारण 'पठमचरिउ' का जैन शास्त्रों पर आराध्ृत होना ही . 
है । बसे प्रवन्ध-सोष्ठव और काव्यत्व की हृष्टि से 'पउ्मचरिउ' एक उत्तम काव्य 
हैं । इसमें उस भावुकता की भी कमी नहीं है, जो कल्पना के वल पर कथानक 
की प्रमुख घटताश्रों को अनुभूत कराने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त 
रायचन्द का सीताचरित्र, लब्धोदय का पदिमनीचरित्र और भूधरदास का पाश्वे- 
पुराण प्रवंध काव्य होते हुए भी रामचरितमानस की समता नहीं कर सकते । 
उनमें उस तनन्‍्मयता का अभाव है,जिसने मानस के रचयिता को भश्रमर बना दिया , 
है । फिर भी भाव, शलो, भाषा, अलंका र,छंद और रस-विवेचन की दृष्टि से जैन 
'महाकाब्यों का अध्ययन करने पर, हिन्दी के भक्ति-काव्य में अनेक नये अ्रध्याय 
जोड़ने होंगे । छोटे-छोटे भव-वर्णोनों के समावेश से जेन महाकाव्यों का कथानक 
एक क्षण के लिए भी जड़ता को प्राप्त नहीं कर पाता । उसमें निरच्तर एक ऐसी 
गतिशीलता और नवीनता रहती है, जो रस-सिक्‍तता का भूल कारण है।.इन 
पूर्व भव-वर्णनों को 'अ्रवांतरकथाओं' की संज्ञा दी जा सकती है। पंडित रामचन्द्र 
शुक्ल के अनुसार अवांतर कथाएं “महाकाव्य' में रस की पिचकारियों का काम 
करती हैं । इन कथाओं में जितनी ही मूल कथाओ्रों के साथ तादात्म्य होने-की 
शक्ति होगी, उतनी ही उनमें रस उत्पन्न करने की ताकत आयेगी । जैन महा- 
काव्यों के रचयिता पूर्व भव-वर्णान-रूप अ्रवांतर कथा को मूल कथा के साथ 


एकमेक करने में अद्वितीय थे। उनमें तुलसी-जंसी भांवुकता- और तनन्‍मयता 
भले. ही न हो, किन्तु उनकी रचनाएं महाकाव्य की कसोटी पर खरी ही 
उतरती हैं। 


विनयपत्रिका मुक्तक-पदों में लिखी गई है। तुलसीदास. राग-रागनियों 
'के विशेष जानकार कहे जाते हैं । किस्तु,श्रभी जयपुर आ्रादि के जेन शास्त्र-भण्डारों 
की खोज से पता चला है कि जैन कवियों का रचा हुआ पद-साहित्य भी विपुल 
- है। मध्यकालीन भारत में जयपुर, ग्वालियर और आगरा संगीत के केन्द्र थे । 
अधिकांशतया जैन कवि इन्हीं स्थानों पर उत्पन्न हुए अथवा यहाँ उन्होंने श्रपना 
साहित्यिक जीवन व्यत्तीत किया । उनके पदों में श्रनेक राग-रागनियों का 
समांवेश हुआ है। उनके पद भाव, भाषां और संगीतात्मकता के कारण 
गमलों में सजे गुलदस्तों की भाँति प्रतीत होते हैं। विनयपत्रिका के पदों में वह 
सौंदर्य नहीं है।. .. 


है जैन पद-साहित्य की सब-से-बड़ी विशेषता यह है कि उसमें निगु एणा और 
सगरुण दोनों ही प्रकार के भक्ति-भावों का समन्वय कियां गया है। सिद्ध और 
अरहंत को क्रमश: निम्रु ण और सग्रुण कहा जा सकता. है । इन्हीं को आचाये 
'योगीन्दु ने “निष्कल' और 'सकल' संज्ञासे अभिहित किया है |" श्रात्मा और 
_जिनेन्द्र के रूप को एक मानने के कारण ही यह समन्वय संभव हुआ है | यद्यपि 
: विनयपतन्निका के अधिकांश पदों की शैली निग्रुंण-काव्य-जेसी प्रतीत होती है 
- तथापि उनका मूल स्वर सगुंण-भक्ति से ही संवंद्ध है । ऐसा मांलूम होता है, जैसे 
तुलसी निंगु ण॒ ब्रह्म की ओरं ललंककर देखने का चाव बारम्बार' रखते हैं, किन्तु 
किसी अनिवाय विवशता के कारण वे पकड़ते हैं सगरुणं ब्रह्म॑ को ही । दोनों. के 
- मध्य में वे सफलतापूर्वक मध्यस्थता नहीं कर सके हैं । इस अन्तर के होते हुए भी 
जैन और तुलसी दोनों के ही पदों में विनयवाली बात समान है । तुलसी की 
भाँति ही जैन कवियों ने भी अपने आ्राराध्य देव से भव-भंव में भक्ति की याचना 
'.. की है।१४ वीं शताब्दी के उपाध्याय जेयेसांगर ने “चतुविशति 'जिनस्तुति' में 
लिखा है-- | 


करि पसाउ. मुझ तिमः किमई, महावीर जिखणराय। 
:. इण -भवि अहवा अन्न .भवि, जिम सेवउ तु पाय ॥ 





१, परमात्मप्रकोश, १-२५, प्रृ० ३२।. 


१६ वीं शताब्दी के कवि जयलाल ने तीर्थद्धुर विमलनाथ से प्रार्थना 
की है--  ा 
तुम दरसन मन हरपा, चंदा जेम चकोरा जी। 
राजरिधि मांगउ' नहीं, भवि भवि दरसन तोरा जी ।। 


भूधरदास ने जैसी दीनता दिखाकर भक्ति का वर माँगा है, श्रन्य कोई, नहीं. 
साँग सका-- 


भर नयन निरखे नाथ तुमको और वांछा ना रही। 
मन ठठ मनोरथ भये पूरन रंक मानों निधि लही।। 
अग्रव होउ भव भव भक्ति तुम्हरी, कृपा ऐसी कीजिये। 
कर जोरि भूधरदास विनवे. यही वर मोहि दीजिये।॥ 


जन भक्त-कवियों का यह भी विश्वास है कि भक्ति से मुक्ति मिलती है । 
क्रवि बनारसीदास ने लिखा है कि जिनेन्द्र देवों के देव हैं, उनके चरणों का स्पर्श 
करने से मुक्ति स्वयमेव मिल जाती है | कवि द्यानतराय और भूधरदास का. भी 
ऐसा ही कथन है ! जेन कवियों ने ज्ञान को भी भगवत्कृपा से ही उपलब्ध. होना . 
स्वीकार किया है । इससे जैनों के मूल सिद्धांत में कोई बाधा नहीं आती; क्योंकि .. 
जैन-भक्ति भगवान्‌ में सीधा कत्तु त्व स्वीकार नहीं करती, अपितु प्रेरणा-जन्य 
कत्तं त्व मानती है । भगवान्‌ के सान्निध्य मात्र से ही शुद्ध भावों का उदय होता 
है और उससे चक्रवर्ती की विभूति तथा तीथर्थद्धुरत्व नाम-कर्में तक का बंध. होता 
है। जहाँ तुलसीदास ने केवल-भगवत्क्ृपा से ज्ञान श्रौर मोक्ष को स्वीकार -किया 
है, वहाँ जेंन कवियों ने भगवत्कृपा के साथ-साथ स्व-प्रयास को भी यँंथीचित रूंप 
में मान लिया है । 


मध्यकाल के सभी कवियों ने अपने-अपने आाराध्य को. अन्य देवों से: बड़ा 
माना है। उनका ऐसा मानना राजसिकता का नहीं, अपितु अनन्यता का द्योतक है । 
अपने आराध्य में ध्यान के केन्द्रित होने से ही उन्हें श्रन्य देव फीके जंचते हैं ।जैन . 
कवियों ने भी जिनेन्द्र को सर्वोत्तम कहा है; किन्तु अन्य देवों के प्रति वे .कटु॒नहीं 
हो सके हैं । सूरदास ने 'हय गयंद उतरि कहा गर्दंभ चढ़ि धाऊँ कहकर श्रन्य देवों 
को 'गधा' तक बना दिया है । भूधरदास ने केवल इतना कहा-“कंसे करि केतकी 
कनेर एक कही जाय, आक दूध गाय दूध अन्तर घनेर है।' इसी भाँति भगवान्‌ 
को उपालम्भ देने में भी जैन कवियों ने उदारता का. परिचय दिया है । सुरदास 


.. की फटकार यद्यपि मधुरंता से श्रोत-प्रोत है, किन्तु कहीं-कहीं उन्होंने भक्ति की _ 
मर्यादां का अतिक्रमण किया है | एक उंदांहरण देखिएं-- ' 


. पतित पावन हरि, विरद तुम्हारो, कौनें नाम धरुयो। 
_ हां. तो दीन, दुखित, श्रतिं दुरबल, द्वारें रटत परयो॥। 


किन्तु, द्यानतराय के उपालम्भ में कैसी शालीनता है-- 


तुम प्रभु कहियत दीनदयाल । 

आपन जाय मुकंति में बैठे, हम जु रलत जग जाल ॥। 
तुमरों नाम. जपें हम नीके, मन बच तीनों काल । 
तुम तो हमको कंछू देत नहिं, .हमरो कौन हवाल || : 


. तुलसी और जैन कवि दोनों ने ही भगवात्र्‌ के लोकरंजनकारी रूप की 
महत्ता स्वीकार की है । रूप लोकरंजनकारी तभी हो सकता है, जब सौंदये के 
साथ-साथ शक्ति और शील का भी समन्वय हो । जिनेन्द्र में राम के समान ही 
सौन्दर्य और शील की स्थापना हुई है, किन्तु शक्ति-सम्पन्नता में अन्तर है। राम 
का शक्ति-सौन्दर्य असुर तथा राक्षसों के संहार में परिलक्षित हुआ है,किन्तु जिनेन्द्र 

का अष्टकर्मों के विदलन में । दुष्टों को दोनों ने जीता है, एक ने वाहुबल से और 
दूसरे ने अध्यात्मशक्ति से । एक ने असत्‌ के प्रतीक मानव को समाप्त किया है 
और दूसरे ने उसे सत्‌ में बदला है । 


| जैन कवियों के मध्यकालीन काव्य में शांत-भाव प्रधान है । जैन आचार्यों 
ने नौ रसों में श्र गार के स्थान पर 'शांत' को रसराज कहा है । उनका कथन है 
कि अनिर्वेचनीय झ्राननंद की सच्ची अनुभूति राग-ह्ष नामक मनोविकार के 
उपशम हो जाने पर ही होती है । राग-ह ष से सम्बद्ध अन्य आठ रसों के स्थायी 
भावों से उत्पन्न श्रानन्द में वह गहरापन नहीं होता, जो 'शांत' में पाया जाता है । 
स्थायी आ्ानन्द की दृष्टि से शांत ही एकमात्र रस है । कवि वनारसीदास ने 
नाटक समयसार' में 'नवमों सान्‍त रसनि कौ नायक” माना है। उन्होंने तो झराठ 
' रसों का अन्तर्भाव भी शांत रस में. किया है'.। डॉक्टर भगवानदास ने भी अपने . 
'रस-मीमांसा' नाम के निबंध में, अ्रनेकानेक संस्कृत उदाहरणों के साथ शांत को 
रसराज' सिद्ध किया है। भक्ति के क्षेत्र में तो अजेन आचार्यों ने भी शांत को ही 
प्रधानता दी है। उन्होंने श्रपती भक्ति-परक रचनाओं में प्रेम और सौन्दर्य का भी 
प्रयोग किया है, किन्तु प्रधानता शांत को ही दी है । कवि वनारसीदास ने शांत 


रस के स्वाद को कामधघेनु, चित्रावेलि और पंचामृत के समान आनन्ददायक माना 


है ।* भैया भगवतीदास, भूधरदास, द्यानतराय, विनयविजय श्रादि की शांत भाव. - 


को द्योतित करने वाली मनमोहक रचनाएं उपलब्ध हैं ! 


भाषा की दृष्टि से मध्ययुग के जैन हिन्दी-कवियों की रचनाएँ दो भागों 


में विभक्त की जा सकती हैं--पहला भाग वि० सं० १४००-१६०० आर दूसरा 
६००-१८०० । पहला भाग “अपश्रंश' के निकट है भ्रौर उसमें हिन्दी का क्रमश: 
विकास सन्निहित है । उस पर गुजराती और राजस्थानी का प्रभाव भी स्पष्ट है. । 
दसरे भाग में हिन्दी का पूर्ण विकास देखा जाता है । इस युग के जन हिन्दी-कवियों . 
की विशेषता यह हैं कि वे संस्कृत श्रीर फारसी दोनों के जानकार थे | उस समय 
फारसी राज-भाषा थी । व्यापार तथा काम-काज की दृष्टि से उसका जानना 


आवश्यक था| इसके साथ जन शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए संस्क्रत का ... 


ज्ञान भी अनिवार्य था। जैन हिन्दी-कवियों ने श्रपनी रचनाश्रों में उद्द -फारसी के 
केवल शब्दों का ही नहीं, अपितु वाक्‍्यों का भी सफल प्रयोग किया है। भेया 
भगवतीदास फारसी के विशिष्ट जानकार थे । उनके कवित्तों में यदि . एक ओर 
संस्कृत के तत्सम शब्दों की वहुलता है, तो दूसरी श्रोर फारसी के शब्दों के प्रयोग 
से अनेक़ कवित्तों का टोन' ही फारसीमय हो गया है । 'मान यार मेरा कहा दिल 
की चशम खोल, साहिब नजदीक है तिसको पहिचानिये”', जेसे अनेक कवित्त .. 


उपयु क्त कथन के हृष्टान्त रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं | डाँ० हीरालाल जैन ., 


ने बनारंसीदास की भाषा पर उद-फारसी का प्रभाव स्वीकार किया है ।* 


:..--+-जने केवि विविध छंदों के प्रयोग में भी निपुण थे । उन्होंने अ्रनेक नये छंंदों 
का प्रयोग किया है | उनमें वस्तु, आभानक, रोडक, करिखा, वेसरी, पद्मावती 

नरेन्द्र शर व्योमवती प्रमुख हैं । कवि वनारसीदास ने 'पदमावती' में वलाघांत के 
द्वारा लयात्मकता उत्पन्न की है और भूधरदास ने नरेन्द्र तथा व्यो मवती का,संगी ते 


-+- 4७ -४--- कल ज 
४ .्आनुली की केलि यहै कामघेन चित्रावेलि। 
दा झंचूमो। को स्वाद पंच अमृत को कौर 





्ापप गाए 7 +जतारसीदास, नाटक समयसार, वम्बई, उत्थानिका, 
#जकंह एई १९६ वां यद्य, पू० १७-१८ । 

इन 9 फू : | 
हु री कैशानक संशोधित संस्करण, वम्वई, १६५७ ई०, भूमिका, अ्र्थकथानक की मापा, 


> «5 अं हीरालाल-लिखित, पृ० १६ । 


... . की लय के साथ, प्रयोग किया है। जैन कवि मानों पदों के राजा थे । उनके पदों 
में यदि एक ओर भावुकता है, भक्ति है, कवित्व है, तो दूसरी श्रोर संगीतात्मकता 


.. अलंकारों के क्षेत्र में जैत कवियों को 'चित्र-बंध' से विशेष प्रेम था । उन्होंने . 
. इतने कठिन अलंकारों का प्रयोग आसान और स्वाभाविक ढंग से ही किया है । 
- उन्हें यह परम्परा संस्कृत काव्यों से मिली थी । इसके अतिरिक्त वे यमक, रूपक 
-उत्प्रेक्षा ओर विरोधाभास के प्रयोग में तो असाधारण रूप से सफल हुए हैं । उनके 
' भ्रलंकारों में स्वाभाविकता, कुशलता और कवि-प्रतिभा तीनों का ही समन्वय है । 


जेन कवियों की मुक्तक और प्रवंध-दोनों प्रकार की रचनाश्रों में प्राकृतिक 
* हश्यों का सरस चित्रण देखने को मिलता है । जेन कवि, जो मुनि या साधु थे 
प्रकृति के सन्निधान में ही रहते थे, श्रतः उन्हें प्रकरृति-गत सुक्ष्म जानकारी भी थी. 
और प्रकृति से प्रेम भी था। उनके प्रकृति-वर्णान में जो सौंदर्य, आ सका है, इस 
: युग की भ्रन्य रचनाश्रों में नहीं देखा जाता । 





कवि बनारसीदास की 
भक्ति-साधना 


वनारसीदास सत्तरहवीं शताब्दी के एक सामथ्यंवान कवि थे । उन्हें कवि- - 
प्रतिभा जन्म से ही प्राप्त हुई थी। उन्होंने १५ वर्ष की आयु में 'तवरस रचना नाम... 
के ग्रन्थ का प्रशयन किया था। आज वह रचना उपलब्ध नहीं है। वतारसीदास .. : 
ने उसे स्वयं गोमती के खर प्रवाह में वहा दिया था। जब उन्होंने ऐसा-किया, .. 
मित्रगण हा-हा करते रह गये ।* उसमें 'विसेस श्रासिखी का वरनन' था ।* और 
श्रव बतारसीदास ने भानुचन्द्र नाम के साधु से शिक्षा लेना आरम्भ किया था, 
जिसके परिणामस्वरूप उनका रूप बदल चुका था। वे उस 'नवरस रचना' को 
श्रपने ऊपर एक कलंक मान रहे थे, फिर तो जल-मग्नता के रूप में उसकी 
परिण॒ति होनी ही थी । इस कृति में एक हजार दोहा-चौपाई थे | कोई मामूली 
रचना न थी । इससे सिद्ध है कि प्रणेता भले ही किशोर वालक हो, किन्तु वह 
महान्‌ कवित्त्व शक्ति का घनी था । 


१. अरेकथानक, नाथूराम प्रेमी सम्पादित, संशोधित संस्करण, पद्य २६७-६८, पृष्ठ 
३०-३१ । | 
२. 'तामँ नवरस-रवना लिखी । प॑ विसेस वरनन आसिखी” वही, प्य १७६ वाँ। 


ह उनका दूसरा ग्रन्थ 'वनारसी विलास है ।" इसमें बतारसीदास को ५० 
- रचनाश्रों का संकलन है । सभी मुक्तक हैं ।. उनमें “कर्म प्रकृतिविधान' नाम की 
“अन्तिम कृति भी है, जो फागुन सुदी ७, वि० सं० १७०० को समाप्त हुईं थी। 

, 'सुक्त मुक्तावली' संस्कृत के सिन्दूर प्रकरण का पद्मानुवाद है। इसमें कुछ पद् 
वनारसीदास के मित्र कुअरपाल के रचे हुए हैं । 'ज्ञान वावनी' पीताम्वर नाम 

: के किसी कवि की रचना है। उसमें वनारसी का ग्रुण-क्रीत्तेन किया गया है। 
 श्रवशिष्ट पूरे रूप से वबनारसीदास की रचनाएँ हैं। इस ग्रंथ का संकलन आगरे 
' के दीवानंजगजीवन ने वि० सं० १७०१ में किया था। समस्त भारतंवप के 

'जैन॑ सरस्वती भण्डारों में बनारसी विलास' की हस्तलिखित प्रतियाँ 

उपलब्ध होती हैं। ऐसा लोकप्रिय था यह ग्रन्थ । आज भी उसकी ख्याति 

अक्षुण्ण है । 


नाठक संमयसार' वबनारसीदास की एक समर्थ रचना है ।* यद्यपि यह 
आचार्य कुन्दकुन्द के समयसार (प्राकृत) और उस पर रचे गये अमृतचन्द्राचार्य 
के संस्कृत कलशों को आधार वनाकर लिखा गया है, किन्तु उसकी- मौलिकता 
भी सनन्‍्देह से परे है । मैं इस विपय पर अपने निवन्ध३ 'नाटक सेमयसार' में 
पर्याप्त रूप से लिख चुका हूँ । इसका अतः अनुपम था तो वाह्य भी केमे सुन्दर 
से था। दोनों गुलाव की सुगन्धि और पंखुड़ियों से एक-दूसरे के पूरक हैं । 
वनारसीदास की लेखनी में शक्ति थी। “नाटक समयसार' उसका सच्चा निरदर्शन 
है । उन्होंने नाममाला', 'मोह-विवेक-युद्ध', 'माकका' आदि श्रन्य कृतियों का भी 
निर्माण किया । इधर उनके रचे कुछ नये पद्म भी भंडारों में उपलब्ध हो 
. भमोह-विवेक -युद्ध वनारसीदास की रचना है या नहीं, एक विवाद-पग्रस्त प्रश्न है । 
अभी तक वह बनारसीदास की कृति ही मानी जाती है। मेरी दृष्टि में वह 
-वनारसीदास की क्ृति नहीं है । पृथक निवन्ध का व्रिपय है, फिर लिखूगा। 


उस समय आगरे में एक अरध्यात्मियों की सैली (गोष्ठी) थी, जिसमें सदेव 
अध्यात्म-चर्चा हुआ करती थी | वनारंसीदास उसके सदस्य बने । उनके ५ साथी 


१. हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, वम्बई और नानूलाल स्मारक ग्रंथमाला, जयपर से 
प्रकाशित हो चुका है। ... 
पं० नाथराम प्रेमी के सम्पादन के साथ बम्बई से और स्व० पं० जयबचन्द्रजी की 
भापा-टीका के साथ, सस्ती ग्रन्थमाला, देहलीं से प्रकाशित हुआ 
- सम्मेलन पत्रिका, वर्ष ४६, भाग इ-४, पृष्ठ ४८७-७१॥। 


कर 


नशा 


थे--पं० रूपचन्द, चतुर्भ ज, भगवतीदास, कु अरपाल, और धमदासं ।१ आचार्य ._ 
कुन्दकुन्द के 'समयसार' की राजमल जी कृत वाल-बोध. टीका पढ़कर उन्हें 


अध्यात्म-चर्चा में रुचि उत्पन्न हुई थी, वह वि० सं० १६६२ में पाण्डे रूपंचन्द ग 


जी से गोम्मटसार पढ़ने के उपरान्त परिष्कृत हुई। परिणाम-स्वरूप वे अध्यात्म मत . 
के पक्के समर्थक वन सके । किन्तु इन्होंने 'श्रात्मा' पर केवल चिन्तन और मनन 


नहीं किया, अ्रपितु उसे अपनी अनुभूति का विषय बनाया | उनकी दृष्टि में . . 


आत्मा अनुभव थी और उसका रस पंचामृत-जंसा स्वादिष्ट । वे मुलतः साहि 
त्यिक थे। उन्होंने अश्रध्यात्मवाद' को भावोन्मेष के सांचे में ढाला । श्रतः वे . 
ज्ञान-क्षेत्र के आ्राध्यात्मवादियों से पृथक्‌ रहे । उन्हें श्रात्मा का रस प्राप्त करने के . 
लिए अपना मन किसी ब्रह्मरन्ध्र पर केन्द्रित नहीं करना पड़ा । वे न योगी थे, न. 
तपी और न ध्यानी । उनमें अनुभूति प्रमुख थी । उसकी अन्तश्चेतना ने अ्रध्यात्म 
और भक्ति को सन्निकट ला दिया था | यदि यह कहें कि वनारसीदास आध्या- 
त्मिक भक्ति के प्रणेता थे, तो अनुपयुक्त न होगा । 


आध्यात्मिक भक्ति का श्र्थ है, आत्मा को श्राधार मानकर की गई भक्ति। 
जेनदर्शन में आत्मा ज्ञान को कहते. हैं। इसका तात्पय निकला कि वनारसीदास 
ज्ञानमुला भक्ति मानते थे। ज्ञान-भक्ति का जेसा समन्वय जैन काव्यों में निभ 
सका, अन्य किसी में नहीं । इसका कारण है कि निराकार, अ्रहृश्य और श्ररूपी 
आत्मा तथा साकार और रूपी तीर्थंकर या केवलज्ञानी मुनि में, जैन आचार्य 
कोई तात्त्विक भेद नहीं मानते । यहाँ जो ब्रह्म ज्ञान-क्षेत्र का विषय है, वह ही... 
भाकनक्षेत्र का भी । दोनों के रूपों में कोई अन्तर नहीं है । दूसरी वात है कि जैन . 
दाशेनिक 'सुश्रद्धा के समर्थक रहे हैं । 'सुश्रद्धां उसी को कहते हैं, जो परीक्षा- . 
प्‌्॒वेक की जाती है। आचाये समन्तभद्र ने जिनेन्द्रदेव की भली भाँति परीक्षा की -. 
थी, तब उन्होंने जिस श्रद्धा के फूल चढ़ाये, वह सुश्रद्धा ही थी। यहाँ सिद्ध है 


१. रूपचन्द पण्डित प्रथम, दुतिय चतुभ्रुज नाम । 
तृतीय भगौतीदास नर, कौंरपाल ग्रुन धाम ॥। 
घधर्मंदास ये पंच जन, मिलि बेंठें इक ठौर। 
परमारथ चरचा करें, इनके कथा न और ॥ ||: ५ 
--नाटक समयसार, वम्वई, अ्रन्तिम प्रशस्ति, दोहा २६-२७॥ 

 अनुमी की केलि यहै कामंधेनु चित्रावेलि 
अनुभी को स्वाद पंच अमृत को कौर है। 
वही, पृ० १७। 


ह्। 


कि 'सु' शब्द ज्ञान का द्योतक है। और श्रद्धा का घनारूप ही भक्ति कहलाता है । 
श्रत: सुश्रद्धा' में यदि एक ओर ज्ञान समाता है तो दूसरी शोर भक्ति। ज्ञान 
और भक्ति का समन्वित रूप ही हिन्दी भक्ति-काव्य की श्रन्‍्तश्चेतना का मुख्य 
स्वर हैं । वनारसीदास तो उसके निदर्शन ही हैं । 


जिस आत्मा की वात ऊपर कही गई है, वह परमात्म रूप धारण कर 
चुकी है। जैन शास्त्रों में श्रात्मा के तीन रूप. माने गये हैं--वहिरात्मा, अन्त- 
. रात्मा और परमात्मा । इनमें वहिरास्मा नितांत मिथ्यात्वः से. ओत-प्रोत रहती 
है | उसमें परमात्मा को भी देखने की शक्ति नहीं होती । अन्तरात्मा शुद्ध होती 
१ उसे 'परमात्मपद' के सन्निकट ही समभिये । परमात्मा आत्मा का विशुद्ध- 
'तमं रूप है । उसको ब्रह्म भी कहते हैं। योगीन्दु ने उसको “निष्कलब्रह्म' की 
संज्ञा से अभिहित किया हैं। जैन हिन्दी भक्ति-काज्य' में वही ब्रह्म श्राराध्य है 
. और साधारण आत्मा भक्त । श्रर्थात्‌ एक ही आात्मन्‌ के दो रूपों में एक सेवक 

' है तो दूसरा सेव्य, एक भक्त है तो दूसरा भगवान्‌, एक पुजारी है तो दूसरा 
पूज्य । यहाँ उपनिषदों की भाँति आत्मा परमात्मा का खण्ड अंश नहीं है, अपितु 
वह स्वयं विशुद्ध होकर परमात्मा बन जाता है | फिर भी उसके रूपों में तो भेद 
है ही । इंसी कारण उनमें भक्त और भगवान्‌ वाली संघटना बन पड़ती है । 
वनारसीदास ने “अध्यात्मपद पंक्ति! * में आत्मा और परमात्मा को इसी रूप 

में प्रस्तुत किया है । 


ह भक्ति-प्रेम और श्रद्धा का समन्वित रूप .है.। .बनारसीदास ने भक्ति के 
. श्रद्धा वाले पहलू को ही नहीं, किन्तु प्रेम को भी समरूप से ही अपनाया । उन्होंने 
आत्मा को पत्ती और परमात्मा को पति वत्ताकर दाम्पत्यरति का रूपक घटित 
किया है | जब दो में प्रेम होता है तो एक-दूसरे का वियोग श्रसह्य हो जाता है । 
वियोग के दिन तड़फते-तड़फत्ते ही बीतते हैं। वनारसीदास के 'अ्रध्यात्मगीत' में 
इस तड़फन का एक चित्र ही उपस्थित किया गया है। श्रात्मा रूपी पत्नी 
परमात्मा रूपी पति के .वियोग में इस भाँति तड़फ रही है, जैसे जल के बिना 
मछली । ३ उसके हृदय में पति से मिलने का चाव निरन्तर बढ़ रहा है । वह 


१. परमात्मप्रकाश, योगीन्दु, डा० ए० एने० उपाध्ये सम्पादित, रायचन्द्र ग्रन्थमाला, 
वम्बइ, १।११११४५, पृ० २०-२४ | ४ 
२. देखिये वनारसीविलास, जयपुर, पृ० २९२ ।' 
३. मैं विरहिन पिय- के आधीन। 
:'«, यों तल्नफों ज्यों जल बिन सीन ॥ . :- ; ही! “ले 
. #“अ्ध्यात्मगीत, तीसरा पद्म, बनारसीविलास, जयपुर, पृ०. १५६ । 


अपनी 'समता' नाम की सखी से कहती है कि पति के दर्शन पाकर मैं उसमें इस . 
तरह लीन हो जाऊँगी, जैसे वू द दरिया में समा जाती है। मैं: अपनप्रा. खोकर 
पियसू' मिलूगी, जैसे शोला गलकर पानी हो जाता है ।* अन्त में पति तो उसे . 
घर में ही मिल गया और वह उससे मिलकर इस प्रकार एकमेक हो गई कि ... 
द्विविधा तो रही ही नहीं । उसके एकत्व को कवि ने अनेक सुन्दर दृष्टान्तों से पुष्ट - 

किया है। वह करतूृति है और पिय कर्त्ता, वह सुख-सींव है और पिय सुख- 
सागर, वह शिवनींव है और पिय शिव-मन्दिर, वह सरस्वती है और पिय॑ ब्रह्मा, 
वह कमला है और पिय माधव, वह भवानी है और पिय शंकर, वह जिनवाणी 
है और पति जिनेन्द्र । हे 


पिय मोरे घट मैं पिय माहि | जल तरंग ज्यों दुविधा नाहि ।। 
पिय मो करता मैं करतूति | पिय ज्ञानी मैं ज्ञान विभूति॥ -: 
पिय सुख-सागर मैं सुख-सींव | पिय सुंख-मन्दिर मैं शिव-नींव ।। .. 
पिय ब्रह्मा मैं सरस्वति नाम। पिय माधव मो कमला नाम ।। 
पिय शंकर मैं देवि भवानि । पिय जिनवर मैं केवल बानि ॥४* 


एक दूसरे स्थान पर वनारसीदास ने 'समति” को पत्नी और “चेतन” को 


पति बनाया है । दोनों में प्रेम है--अट्ट, एकनिष्ठ । एक बार चेतन कहींगया तो .: / 


भटक कर रह गया । वहुत दिनों तक घर न लौटा । समय की सीमाएँ टूट गई । .. 
पथ निहा रते-निहारते लोचन क्षोण हो गये । विरह॒ की श्रसह्य दशा कंसे सही 
जाय ? अन्त में पत्नी चल पड़ी पिय की खोज में । वह किसी मार्ग-दरशक के अभाव 
में रुकी नहीं । जो पत्ति को ढूं ढने के लिए राजसी वस्त्र उतार कर केंथाघारण ... 
कर सकती है, उसे रास्ता दिखाने वाले की क्‍या आंवश्यता | यदि उसके 


१. होंहुँ सगन मैं दरसन पाय, ज्यों दरिया में बूद समाय। 
पिय को मिलों अपनपों खोय, ओला गल पाणी ज्यों होय ।। 


प वही, € वाँ पद्म, .प० १६०.। 
« देखिये वही, पृ० १६१ । 


फारि पटोरहि, पहिरों कंथा । जो मोहि कोउ दिखाबे पंथा ।। न के 
बह पथ पलकन्ह जाइ वोहारों । सीस चरन के तहाँ सिधारों ।। ह 
जो ग्‌रु अगवा होइ, सखि मोहि लाचे पश्र माँहा । 
तन मन धन वलि वलि करों, जो रे मिलाव॑ नाहा ॥॥ 


जायसी ब्रन्यावली, पं० रामचन्द्र शुक्ल सम्पादित 'पदमावत, पदुमावती-नागमंती 
विलाप खण्ड, चौथी चौपाई, पृ० २६५। आर ४ 


नए 


५ 


अभाव में रुक सकती है; तो एक बहाना-मात्र है । जब साधक की लोौ ब्रह्म की 
ओ्ोर मुड़ गई -तो फिर किसी- गुरु या सदुयुरुकी जरूरत नहीं । वह स्वयं वहाँ 
'तंक॑ पहुँच जायेंगा, भले ही.विपत्तियों के अम्बार टूट पडें । उसे विश्वास होता है 
वहाँ पहुँचने का । यदि ऐसा न हो तो कहाँ टिके उसकी साधना । बनारसी की 
नायिका भी ऐसी «ही प्रतीति वाली है । उसने खोजा तो खोज लिया । पिय 
सिला भयावह कान्‍्तार में । उसे देखते ही परायेपत की गागर फूट गई, दुविधा 
का आंचल हट,गया और समृची लज्जा पलायन कर गई । पत्ती का यह तादात्म्य 
- का भाव शील-सना है, तो सुन्दर भी कम नही है | उसके विना तो 'देखना 
सार्थक ही नहीं हो सकता  ॥ यंदि साधक ब्रह्म को केवंल देखकर रह जाय 
उसमें लीन होने का भाव न जागे, तो द्वंध' कैसे हटे । देखने के साथ तादात्म्य 
होने की भावंना तीत्रगति से बढ़ती है। बनारसी की नायिका का स्पन्दन इस 
दिशा में हुआ । 


: . वालम तुहूँ तन चितवन गागरि फुटि 
'अ्रचरा गो फहराय सरम गे छूटि, बालम ।। १॥। 
'पिउ सुधि पावत बन. में :पेसि पेलि। . 

. छाडत राज डंगरिया भयउ अकेलि, वालम।॥२॥ . . 

5 काय नगरिया भीतर चेतन कभ्रूप, 
. कंरम लेप लिपटा बल ज्योति स्वरूप, वालम ॥३॥। 
चेतव बूृक्ि विचार 'धरहु संतोष 

: राग दोष दुइ वन्धन छूटत मोष, बालम ।॥॥४॥* 


कभी-कभी ऐसा हुआ कि सुमति खोजने नहीं गई-न जा सकी । किस्तुं 

इसका अ्रर्थ यह नहीं था कि उसकी विरह-वेदना श्रल्प थी अथवा उसका प्रेम-- 
सान्द्र नहीं था। इसके विपरीत विरह ने उसे मार-मार कर लड्ज बना दिया 
था। वह चलने में भी समर्थ नहीं थी । वेचेनी और आकुलता बढ़ गई थी । विरंह 
- में प्रेम और भी प॒ष्ट हो गया था। यदि प्रेम सच्चा है तो उसके आकर्षण में 
असीम शक्ति होती है | सुमति कां प्रेम भी ऐसा ही था । भटका हुश्रा पति स्वयं 
लौटा, या उसे स्वयं लौटना पड़ा । यदि न लौटता तो आकर्षण की चुम्बकीय 
शक्ति सन्देहास्पद वन जाती । भगवान्‌ को भी भक्त के पास जांना पड़ता है। 


५ 


भक्त की अनुरक्ति उनको खींचे बिना नहीं रहती । भगवान भाते हैं तो संमाँ हूँ 


.१. अ्रध्यात्मपद पंक्ति, १० वाँ राग-विरवा, वनारसी बिलास, पृ० श्श्८.] 


दूसरा हो जाता है | भक्त का दिल तो खुश होता ही है, चारों ओर की- हवा भी _ 
खुशी का पैगाम ले दौड़ उठती है । कवीर की वहुरिया के घर, उसके पंति- राजा 
राम स्वयं आये, तो उसके पुलक का ठिकाना न रहा । प्रकृति महक उठी, मंगल ' .. 
गीतों की घ्वनियाँ निनादित होने लगीं |” सुमति के प्रिय भी आये । वे निरंजन- 
नाथ कहे जाते हैं--कामदेव-से सुन्दर औरं सुधारस-से मधुर हैं | उनके आते ही - 
सुमति आल्हादित हो उठी. | खज़्जन-जैसे उसके चपल तयन स्थिर हो निरखने लगें. 
रूप के समुद्र को । ऐसा लगा ज॑से कि प्रकृति मधुर गीतों से भर गई है । मय और 
पाप रूपी मल, जिसकी दुर्गन्धि अन्तः से वाहर तक विस्तृत होकर अपवित्रता 
का संचार करती ही रहती थी, न जाने कहाँ विलीन होगया । 


“फहारे प्रगटे देव निरंजन । | 
अटकौ कहा सर भटकत कहा कहूँ जन रंजन ॥१॥। 
खंजन हग-हग नयनन गाऊंँ चारऊं॑ चितवत रंजन 

सजन घट अन्तर परमात्मा सकल दरित भय खंजन ।॥। २ ॥! 

वो हीं कामदेव होय कामघट वो ही सधारस मंजन । 
आर उपाय न मिले वबनारसी सकल करमषय खंजन ।। ३ ॥* 


जायसी का रतनसेन भी जब लौटा तो जो पवन नागमती के शरीर को 

भूने डाल रहा था, शीतल होकर वहने लगा । सब संसार हरा-भरा हो यया, नदी / 
और तालाव जल से आपूर भर गये, स्थान-स्थान पर जमी -हुई दूब 
देखकर ऐसा लगा, जैसे पृथ्वी हषें-मग्न हो लहक रही हो । दादुर, मोर और 
कोकिल सब बोल उठे ।३ अभी तक न जाने कहां अलोप हो गये थे । जब 'मानसर' : 
को उसका पिय पदुमावती के रूप में मिल गया तो “देखि मानसर रूप संहावा - 
-हिय हुलास पुरइन होइ छावा | अ्रन्धियार रेनि मसि छूटी, भा भिनिसार किनर 
रवि फूटी ॥ *उस शशि रेखा को देखकर कुमुद विकसित हो गये । उसने जहाँ 
देखा चमक फल गई, “नयन जो देखा कवल भा निरमल नीर सरीर | हँसत 
जो देखा हंस भा, दसन-जोति नग हीर” ॥॥* अर्थात्‌ उस तालाब का अ्रंग-अंग 

१ . कबीर ग्रन्थावली, डा० श्यामसुन्दरदास सम्पादित, का० ना» प्र० सभा वाराणसी, चतुर्थ 

संस्केरगु, पद नाग, पहला पद्च, पूृ० ८७3 । 

» वनारसी विलास, जयपुर, पृ० २४० क। 
- पदमावत, चित्तौड़नआगमन खण्ड, तीसरी चौपाई, पृ० १८७ । 


ल्ध 


धन्य 
- वही, सात झमुद्र खण्ड, दसवीं चौपाई, २-३ पंक्ति, पुृ० ६७ | 
- वही, मानसरोदक खण्ड, ८ वीं चौपाई का दोहा, पृ० २५१ 


स्द छ छा 


. पझ्रानन्द-विमोहित हो उठा । जैन कवि द्यानतराय की आत्मारूपी दुलहिन ने ज्यों 
- ही ब्रह्म के दर्शन किये कि चारों ओर फूला हुआ बंसन्त देखा, जिसमें उसका मन- 
मधुकर सुखपूर्वक रमने लगा ।* पिय के साथ ही वसन्‍्त के आने श्रौर चतुदिक में 
सुगंध के विकीर्ण होने की वात वनारसीदास ने अध्यात्मफागु' में भी लिखी है । 


“विषम विरष पूरो भयो हो, आयो सहज बसन्‍्त। 
प्रगटी सुरुचि सुगन्धिता हो, मन मधुकर मयमन्त ।।”* 


बनारसीदास का प्रेम भाव आध्यात्मिक विवाह के रूप में भी प्रस्फुटित 
हुआ है । ये विवाह दो तरह के होते हैं-एक तो जब किसी आचाये का दीक्षाग्रहण 
के समय दीक्षाकुमारी या संयमश्नी के साथ सम्पन्न होता है और दूसरा वह जब 
आत्मारूपी नायक के साथ उसी के किसी ग्रुण रूपी कुमारी की गाँठें जुड़ती हैं । 
प्रथम प्रकार के विवाहों का वर्णान करने वाले कई रास 'ऐतिहासिक काव्य संग्रह? 
में संकलित हैं । दूसरे प्रकार के विवाहों-में सबसे प्राचीन जिनप्रभसूरि का 'अन्तरंग 
विवाह प्रकाशित हो चुंका है | इसी के अ्रन्तर्गत वह दृश्य भी श्राता है जबकि आत्मा 
रूपी नायक 'शिवरमणी' के साथ विवाह करने जाता है ।॥ श्रजयराज पाटणी का 
'शिवरमणी विवाह' १७ पदों का एक सुन्दर रूपक काव्य है।* कवि 
वनारसीदास ने भी तीथ्थद्भधुर शान्तिनाथ का शिवरमणी से विवाह दिखाया है। 
'शान्तिनाथ “विवाह मण्डप' में आने वाले हैं । होने वाली वधू की उत्सुकता दवाये 
नहीं दवती । वह श्रभी से उनको अपना पति -मान उठी है। वह अ्रपनी सखी से 
'कहती है, “हेसखी ! आज का दिन श्रत्यधिक मनोहर है, किन्तु मेरा मन-भाया 
अभी तक नहीं आया । वह मेरा पति सुख-कन्द है, और चन्द्र के समान देह को 
घारण'करने वाला है, तभी तो .मेरा,मन-उदथि. आनन्द से आन्दोलित हो, उठा 
है । और इसी कारण मेरे नेत्र-चकोर सुख का अनुभव कर रहे हैं । उसकी सुहावनी 
ज्योति की कीति संसार में फंली हुई है । वह दुःख-रूपी अन्धकार के सम॒ह को 
नष्ट करने वाली है । उनकी वाणी से अमृत करता है। मेरा सौभाग्य है जो 
मुझे ऐसे पति प्राप्त 


१. तुम ज्ञान विभव फूली वसनन्‍्त, यह मन मधुकर सुख सों रमन्त । 
चानत पद संग्रह,जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ५८ वाँ पद, पुृ० २४ । 
२. आध्यात्मफाग, दूसरा पद्म, वनारसी विलास, जयपुर, पृ० १५४-। 


३. जन ऐतिहासिक काव्य संग्रह” श्री अगरचन्द नाहटा द्वारा सम्पादित होकर कलकत्ता 
से वि० सं० १६६४ सें प्रकाशित हुआ था । 


४. इसकी हस्तलिखित प्रति, जयपुर के श्री वधीचन्द जी के जैन मन्दिर के गठका च० 
१४८, वेस्टन नं० १२७५ में निवद्ध है । 


“सही ए री ! दिन आज सुहाया मुझ भाया आया नहीं घरे। 
'सहि ए री ! मन उंदधि अनन्दा सुख-कन्दा चन्दा देह घरे॥ 
चन्द जिवां मेरा वललभ सोहै, नेन चकोरहिं सुक्ख करे। 
जग ज्योति सुहाई कीरति छाई, वहु दुख तिमिर-वितान हरे ॥। 
सहु॒ काल विनानी अमृतवानी, श्ररु मृग-लांछन .कहिए। 
श्री शान्ति जिनेश नरोत्तम को प्रभु, आज मिला मेरी सहीए ॥”! 


जगराम, देवातब्रह्म, कुमुदचन्द्र, द्याततराय और रूपचन्द श्रादि के 'पद- 


साहित्य में ऐसे 'विवाहला' बिखरे हुए हैं। उनका संकलन मैंने किया है। हे 


गुजराती श्र राजस्थानी के जैन साहित्य में भी इस प्रकार के अ्रनेक विवाह-काव्य. 
रे गये । गुजराती के प्रसिद्ध लेखक मोहनलाल दुलीचन्द देशाई के जैन गुर्जर 
कविश्नी' में ऐसे अनेक 'विवाहलों' की चर्चा की गई है। इस विवेचन से, पं०. 

परशुराम चतुर्वेदी की यह मान्यता कि भारतीय मधुरोपासना में उपासक 


आऔर उपास्य केवल प्रेमिका और प्रेमपात्र वाले रूप तक ही सीमिंत थे, उंसंमें ' हर 


वध विवाह आवश्यक नहीं माना जाता था,* निराधार प्रमाणित हो जाती 
हैं। यहाँ तो सुमति का चेतन से विवाह ही नहीं हुआ, अपितु. उसने 
एक पतितब्रता-सा जीवन भी विताया। दोनों में भावात्मक पहलू पर अंधिक : 
वल दिया गया है, किन्तु इससे पति-पत्नी वाले सम्बन्ध का निराकरण - 
नहीं हो जाता | के कल आओ 


वनारसीदास ने जिस प्रेम की प्रतिष्ठा की, वह नितान्‍्त अहैतुर्के था। 
अहैतुक' का अर्थ है-विंला शर्ते का समर्पण । ऐसा किये बिना परमात्मा: मिलता 
नहीं । एक बार वंसन्त ने एक साथु से पूछा--मंहात्मनच्‌ ! यदि भगवान का स्व 
जगह संचररा है तो हमें उसकी पद-ध्वनि क्‍यों सुनने को नहीं मिलती ? साबुं ने 
उत्तर दिया कि वह चींटी के पर से भी श्रधिक धीमी होती है। और, तुम में कहीं: 
कोयल कूकती है, कहीं अमर गू जते हैं, कहीं हंस किलोलें करते हैं तथा कंहीं 
कलियाँ चटखती हैं, इस शोर-गुल में तुम भगवान्‌ को कैसे सुन सकते हो । इस 
सवकी वन्द करो । भगवान्‌ की पद चापें, तुम्हारे कानों में आने लगेंगीं। बसन्‍्त 
ने कहा-साधो! इस श्रायोजन की समाप्ति तो मेरा श्रन्त है । इनसे मिलकर ही तो 
जन्मा हूँ। इनके विना मैं क्या हूँ-क्या रहुँगा ? तो साधु ने मुसुकुरा कर कहा-जव तुम 


१, श्री शान्ति जिन स्तुति, प्रथम पच्य, वनारसी विलास, जयपुर, पृ० १८५९६। 
२. देखिये, “रहस्यवाद',पं० परशुराम चतुर्वेदी,पु० ८५,विहार राष्ट्रमापा-परिपद्‌,पटना--४ । 
के शय जे 


.. कुछ न रहोगे, अर्थात्‌ जब तुम्हारा अहं मिठ जायेगा, तभी तो भगवान्‌ को पा 

: सकोगे। तात्पय है कि चिला शर्ते के पूरा समर्पण हो तभी परमात्मा मिल 
सकता है, अन्यथा नहीं । कवीर ने भी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिये सन को 
'विसमिल' करने श्रौर सिर देने की वात स्वीकार की थी। उन्होंने सिर दिया 
और नाना प्रकार से दिया। कभी कहा 'सीस उतारे भुइ घरे, तब पेठे घर 
माहि”, तो कभी बताया कि प्रभ्न॒ का प्रेमरस रसायन की भाँति रसीला होता है, 
किन्तु, “कबीर पीवरा दुलेभ है, मांगे सीस कलाल ।” कलाल की भट्टी जल रही 
है, उस पर प्रभु-मक्ति रूपी मदिरा तैयार हो रही है, वहुत जन श्राकर बेठ गये 


' हैं पर, 'सिर सॉपे सोई पिचे, नहीं तो पिया नहीं जाय ।”” सिर सौंपने का अर्थ 


.. है कि दिव्य वस्तु पाने के लिये निःशेष हो जाना, फिर 'शत्त तो स्वत्त: ही 
रह गई । उसके लिये स्थान ही नहीं बचा । 


. ब्रनास्सीदास की आत्मा भी अपनपा खोकर ही .पियसों मिली । ऐसे 
मिली जेंसे ओला ग़लकर पानी में .मिल .जाता-है । ऐसे मिली- जैसे वृ द दरिया'में 
समा जाती है। ओला ते अपना अस्तित्व खोया और बूद ने भी। ऐसा किये 
विना वे उसमें न समा पाते । उनमें समाने की चाहना ही मुख्य थी । वहाँ बदले 

' की भावना कभी न थ्रा पाई । उन्होंने यह कभी न कहा कि हम अपना कुछ अंश 

: तुम्हें देते हैं उसके बदले में हे शिव ! तुम हमें सांसारिक सुख दे दो। सांसारिक 
सुख तो जहाँ-तहाँ रहा, उन्होंने तो मुक्ति भी न माँगी । भव-भव में भक्ति की ही 
याचना की, अर्थात्‌ भव-भव में अ्रपना पूर्ण समपण ही उन्होंने करना चाहा। 
यह वांत केवल वनारसीदास ने ही नहीं, अपितु हिन्दी के श्रन्य जेन कवियों ने भी _ 
' कही.। “उपाध्याय .जयसागर (१५ वीं शती) ने “चतुर्विशति जिन स्तुति में 
भगवान्‌ महावीर से प्रार्थना की है, “करि पसाउ मुझ तिम किमई, महावीर 
. जिणराय । इस्ि भवि अहवा अज्न भवि, जिस सेवउंतु पाय* ॥।'- कवि जयलाल 
(१६ वीं शी) ने तीर्थंकर विमलनांथ की स्तुति में लिखा है, “तुम दरसत मत 
-हरषा, चंदा जेम चकोरा जी.। राजरिधि मांगऊं नहीं, भवि-भवि दरसन तोरा 
जीउ ॥।” भूघरदांस भगवान्‌ को देखकर ऐसे सुग्ध हुए कि भंव-भव में भक्ति की 








१. कबीर ग्रस्थावली, डा० श्यामसुन्द्रदास सम्पादित, का० ना० प्र० सभा, वारारासी, 
. १३६, ४५१६, ६२, ह३ । 
. २. जैन गुजर कविश्नों, तीजो भाग, पृष्ठ १४७६ | 
...३. मुनि जयलाल, विमलनाथ स्तवन, १३ वाँ पद्य, श्री कामता प्रसाद जैन के संग्रह की 
हस्तलिंखित प्रति । 


ही याचना की, “अब होउ भव-भव भक्ति तुम्हरी, कृपा ऐसी कीजिये । कर जोरि 
भूधरदास विनवे, यही वर मोहि दीजिये* ।।” तुलसी की विनय पत्रिका श्र सूर- * 
दास के सूरसागर का मूल स्वर भी यह ही है । | के 


जैन काव्य में अहैतुक आत्म-समर्पणा का अवसर अधिक था। यहाँ 


जीवात्मा को समर्पण करने कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ा | उसमें जब यह भाव . 


प्रादुभू त हुआ, तभी वह परमात्म रूप में परिणत हो गई । जैसे सूर्य के प्रतापवोन 
होने पर घन-समूह को विदीर्ण होना ही पड़ता है श्रौर सूर्य निराबाध ज्योतिवन्त . 


हो उठता है, जैसे द्वितीया के चन्द्र के आगमन की इच्छा होते ही अरमा की निशा 
को मार्ग देना ही पड़ता है और उसकी शीतल किरणों चतुर्दिक में विकीर्ण हो 


जाती हैं, जैसे नदी की धार में मरोड़ आ्राते ही पत्थरों को चूरा-चूर होना ही ... 


पड़ता है और वह एक स्वस्थ प्रवाह लिये वह उठती है, वैसे ही आत्मा में 
'समपंण' के भाव के उगते ही परमात्म-प्रकाश उदित हो उठता है। ऐसा नहीं. 
है कि अपना समर्पण करने के लिये उसे किसी अन्य ब्रह्म के पास जाना पड़ा हो 
जब समपंण के सहारे आ्रात्मा स्वयं ब्रह्न वत सकती है तो उसे श्रपना समर्परं 
सहैतुक बनाने की क्या आवश्यकता । सहैतुक तो वहां हो जहाँ द]ित्त्व हो, भेद . 
हो, पृथक्‍्करण हो । यहाँ तो एक ही चीज है । 'स्व' के प्रति 'स्व' का यह सम- 
पेणा जितना 'अहैतुक' हो सकता है, श्रन्य नहीं । यदि यह कहा जाय कि 'पर- 
मात्मा' जीवात्मा से किसी न किसी रूप में तो भिन्न है ही, भरत: 'स्व' का 'स्वा 
के प्रति अहैतुक समर्पण कसा ? तो आप जिनेन्द्र को जीवात्मा से प्रथक्‌ 
मानिये, फिर भी अहैत॒क समर्पण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। जिनेन्द्र : 
वीतरागी हैं, वे किसी से राग नहीं करते, अ्रर्थात्‌ न किसी को पुत्र देते हैं, न धन 
और न मोक्ष । ऐसे भगवान्‌ से जो प्रेम करेगा, वह यह सोचकर ही करेगा कि - 
प्रेम के उपलक्ष्य में भगवान्‌ से लौकिक अथवा पारलौकिक किसी भी प्रंकार की 
उपलब्धि न हो सकेगी । यहाँ दोनों ओर प्रेम पलता है” वाली वात नहीं निभ 
पाती | प्रेमी प्रेमास्पद की वीतरागता पर रीक कर ही प्रेम करेगा ।९ उसे बदले 
में कुछ न चाहिये । न कोई शत्तें होगी, न कोई स्वार्थ । तो जैन परम्परा के मूल 
में ही कुछ ऐसा दर्शन सच्निहित है, जहाँ.सहैतुक प्रेम को स्थान ही नहीं है । यहाँ... 
प्रेमी का प्रेम एकान्तिक है-एकनिष्ठ है । किन्तु प्रश्न तो यह है कि जब आालम्बन 


१. भूधरदास, दर्शन स्तुति, चौथा पद्य, वृहज्जिनवाणी संग्रह, पं ० पन्नालाल वाकलीवाल 
सम्पादित, सम्राट संस्करण, मदनगंज, किशनगढ़, सन्‌ १६४५६ ई०, पृष्ठ ४० हे 
२. देखिये जैन मक्ति काव्य की पृष्ठ भूमि', प्रथम अध्याय, पृष्ठ १७।. 


निष्क्रिय है तो प्रेम में उद्दीपन कंसे हो .? उसमें वह गुण तो है, जिस पर प्रेमी का 
प्रेम टिका है अर्थात्‌ वीतरागता .। वह प्रकाश-पुञ्ज के अलातचक्र की भाँति प्रेम 
को- उमंगित बनाये रखेगा । 


._ परमात्मा रूपी पति के आने से आत्मा रूपी पत्नी को प्रसन्नता होती है । 
प्रसन्नता. होना. तो स्वाभाविक ही है; किन्तु ज्ञातव्य तो यह. है कि पति-आगमन 
. के लिये पत्नी अपने घंर को निर्मल वनाती है या जैसा हैं वेसा ही पड़ा रहने 

* देती है ? कुछ ने कहा कि जब तक अपने घट रूपी घर को शुद्ध न करोगे 
- परमात्मा नहीं श्रायेगा ।. विहारी का विचार है, “तौ लग्रु या. मन सदन मैं हरि. 
आवबे. किहि वाट.। विकट जटे जौ लग्रु निपट .खुलें .न॒ कंपट-कपाट ॥।” किन्तु 
कवीर.की कुछ दूसरी ही मान्यता प्रतीत होती है। उन्हें यह शर्तें रचिकर न 
थी.। वे शर्ते के घेरे में बंधने वाले जीव नहीं थे । उन्हें हढ़ विश्वास था कि राम 
के आते ही.मलीमस स्वतः ही हट जायगा ।" ,कवीर से वहुत-बहुत पहले श्राचार्य 
 योगीन्दु ने लिखा था कि जो ,मन शास्त्र-पुराण और तपश्चरण से शुद्ध नहीं 
हुआ, वह परमात्मा के झ्राने से निमेल हो दमक उठा ।*. परमात्मा के श्राने से 
मेल स्वत: हट जाता. है, यदि त हठे. तो वह परमात्मा ही. क्या ? मुनि रामसिंह 


' - के निरञ्जन देव भी ऐसे ही हैं, उनके धारण करने से चित्त के भीतरी भाग में 


जमी-मेल़ की परतें विलीन हो जाती हैं ।? वनारसीदास .पर अपभ्रंश की इसी 
परम्परा का प्रभाव है | जव (साजन झ्राया तो सजनी का भय-पराप रूप मलीमस 
हट गया ।४ अद्ा नक्षत्र के लगते ही शुष्क वृक्ष स्वत्त: .पलुहा उठते हैं | मूछित 
.. लतायें लहलहा उठती हैं । जायसी की नागमती तो इसी श्राश्वासन पर जीवित 


१. “निरगमुन ब्रह्म कथो रे भाई। जा सुमरि सुधि बुधि मति पाई ॥” कबीर ग्रन्थावली 
काशी, पद ३७५ । ५ ०22 


२. अप्पाणिय मणि खिम्मलठ णियमें वसइ खा जासु। 
सत्त्यथ पुराणाइ तव चरणु मुक्खु वि करहि कि तासु ॥ 
परमात्म प्रकाश, १।€८, पृष्ठ १०२। 
अ्व्मितर चित्ति वि मइलियइ बाहरि, काइ नवेण ।... 
चित्ति णिरंजणु को वि. धरि मुच्चई जेम मलेण ॥ ... 
ह पाहुड़ दोहा, ६१ वाँ दोहा, पृष्ठ १८ । 
४. “सजन घट अन्तर परमात्मा , सकल दुरित भयभंजन ।” वनारसीविलास, जयपुर, 
पृष्ठ २४० के | । 


ज्प्ण 
+ 


रही ।* उसे विश्वास था कि रतनसन के अाते ही मेरा वियोग-जन्य केलुप मिट 
जायगा । वनारसीदास को इस परम्परा का स्तम्भ कहना चाहिग्रे | 


वनारसीदास ने केंवल प्रेम की ही नहीं श्रद्धा को भी वात कही । उन्होंने 
जिस श्रद्धा को संजोया वह अंब नहीं थी । श्रर्थात्‌ उसमें देखने वाली श्रांख थी । 
आचार्य समन्तभद्र ने उसे सुश्रद्धा कहा है । इसका उल्लेख ऊपर हो चुकां है 
वनारसीदास की सुश्रद्धा सदबृद्धि की पर्यायवाची थी | उन्होंने लिखा कि जिंन- 
वाणी को बुद्ध देख सकता है, दुरवुद्ध नहीं--' बुद्ध लखन लखे दुरव॒ुद्ध । सदा जग 
साहि जगे जिनवानी ।।”* 'ब॒द्ध/ का अ्रर्थ है 'वद्धि सहित! । वबंद्धि अच्छे श्र 
बरे दोनों ही प्रकार के तन्तुओ्रों से बुनी जा सकती है, किन्तु यहाँ 'बुद्ध' में सन्नि- 
हित बद्धि से ध्वनित होता है कि उसका निर्माण सुश्रद्धा से हुआ है । जिनवाणी 
विश्व-व्यापी है श्लौोर सदेव जगमगाती रहती है, किन्तु उसे देखने के लिए एक 
आँख' चाहिए, वृहे जिसके पास नहीं है, वह नहीं देख सकता । यह अ्राखि सुश्रद्धा 
की वनी होती है । सुंश्रद्धा की श्रेष्ठ लगन भी कहते हैं, उसका स्वभाव है कि 
जिसके प्रति होती है, उससे श्रॉश्लिषण्ट और धनाश्लिप्ट होती जाती है 4 ऐसा 
करने से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है । यह ही वह श्रांख है जों जिनवाणी 
देखंती है । देखकर ही नहीं रह जाती, तन्‍्मय हुए बिना उसे चेन नहीं मिलता । 
अनुखन माधवं-माधव सुमरते राधा, माधव के दंशन-मात्र से ही तृप्त नहीं हुई 
अपितु माधव हो गई ।? श्रद्धा की भावभूमि पर, साधक और साध्य तेथा 
प्रेमी और प्रेमास्पद एक होते रहे हैं-होते रहेंगे, उन्हें कोई शक्ति रोके नहीं 
सकंती । * 


4 


. जिंनि श्रस जीव॑ करसि तू बारी । 
यह॒तरिवर पुनि उठहिं सँवारी ॥। 
दिन दस विनु जल सूखि विघंसा । 
पुनि सोइ सरवर, सोइ हंसा ॥। 
मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकम मेंटि गहंता । 
तपनि भृगसिरा जे सहँँ, ते अ्द्रा पलुहंत ॥। 
पदुमावत्त, नायमती-वियोग खण्ड, तीसरी चौपाई, अन्तिम पंक्तियाँ, पृष्ठ १५२ । 
नाटक समयसार, जीव द्वार, तीसरा पच्च । 
“अनुखन मावव-माधवं सुमरहइत सुन्दरि भेलि मधाई 


“विद्यापति का अमर काव्य, गुणानन्द जुयाल सम्पादित कानपुर 
४० वा पद, प्रृष्ठ ४५। 


ल्‍्प् 


नह 


सश्रद्धा ही दिव्य दृष्टि है। जिन्हें वह प्राप्त नहीं, के ब्रह्म को पाने में भी , 
समर्थ नहीं. । दिव्य दृष्टि की भूमिका में ज्ञान महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है 
. किन्‍्त वह भी सश्चद्धा से समस्वित होता ही है, ऐसा हुए विना ज्ञान 'सम्यक्‌' पद 
: का अधिक्कारी नहीं हो पाता । . सम्यक' ही 'दिव्य' है, यदि. वह है तो वह है 
 - वह नहीं तो वह भी नहीं । दोनों एक हैं। जैन दशन के प्रसिद्ध सूत्र 'सम्यर्दर्शन 
ज्ञानचा रित्रारिंस मोक्षमार्ग:' में 'सम्यग्दर्शन' पहले -है, 'सम्यकनज्ञान' वाद में । 
दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता और दर्शन का अर्थ है श्रद्धान्‌ । अतः: श्रद्धा के 
विना ज्ञान नहीं होता और सुश्रद्धा के बिना सुज्ञान नहीं । सुज्ञान ही दिव्य हृष्टि 
है । ऐसे ज्ञान की बात. महात्मा तुलसीदास ने भी स्वीकार की थी। उन्होंने 
गीतावली में लिखा है कि रावण -के साथ युद्ध में घायल जटायु को गोद में रख 
कंर रामः विलाप.कर उठे । राम चाहते थे कि पितृ-तुल्य जठायु जीवित रहे । वे 
उसे अधिक जीवन-दान देने को तैयार थे । किन्तु जटायु ने कहा, “जिस भगवान्‌ 
को, वंडे-बड़े वेदाघ्यीती-ज्ञानी मुनि, योगी और शत-श॒त वर्षों से तप में निरत 
-तपी अपने ध्यान में एक क्षण को भी नहीं देख पाते, उसे मरते समय प्राप्त करना 
मुभ-जैसे जन के लिये दुर्लभ ही है, श्रतः भुझे मृत्यु श्रेयस्कर है ।”" और वह 
जटायु भगवान्‌ के अश्रु-जल से अ्भिषिक्त होता स्वर्ग की राह लगा | इससे स्पृष्ट 
है कि एक हीन जाति का जीव भगवान को पाने में समर्थ. हो सका, जव॒कि उच्च . 
वर्ण के मुनि उंसे एक पल के लिये ध्यान में भी न ला सके । इसका तात्पये है कि 
जो पावन श्रद्धा जटायु में थी वह ज्ञानी-ध्यान्ती मुनियों में नहीं थी, इसी कारण 
. वे ज्ञान की गरिमा और तप की ऊष्मा के बल पर भी आराध्य को उपलब्ध न 
. कर सके। सुश्रद्धा के अ्रभाव में उनका ज्ञान कोरा प्रमाणित हुआ | उसकी 
: निरथ्थकता स्पष्ट ही है । यहाँ पर भी वनारसी का “बुद्ध लखे न लखे दुरबुद्ध' 
.. जैसे मुखर हो उठा-है । कबीर का “पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ पण्डित भया न 
. कोइ” में 'पण्डित” वनारसी के “बुद्ध! का पर्यायवाच्री है।पोथियाँ पढ़कर कोई 
' पण्डित नहीं हो सकता । पण्डित बनने के लिये. “राम के दो आखर दिल में लाने 
होंगे । इस प्रकार कवीर ने भी सुश्रद्धा की ही वात की है । 


वनारसीदास ने 'सद्बुद्धि को “राधिका” कहा है। राधा कृष्ण की प्रेमिका 
थी । वह उन्तके साथ रासलीला रचाती थी, गौयें चराने बन में जाती थी, मुरली- 
वादन में शामिल होती थी । जब कृष्ण मथुरा चले गये तो विरह-प्रपीड़िता 
राधा दिन-रात कृष्ण-कृष्ण की सुध में बे-सुध रहने लगी। विरह ने उसके प्रेम 


१. देखिये तुलसीकृत गीतावली । 


को और भी पुष्ट किया । राधा रस की प्रतीक ही थी । उसके नाम पर न-जाने 


कितने रस-पंथों और ग्रन्थों की रचना हुई । चैतन्यचरितामृत्त, गीतगो विन्द, 
विद्यापति की पदावली और सूरसागर राधा के जयगीत हैं | रीतिकाल के अनेक _: 


कवियों ने अपनी श्वद्भारपरक रचनाश्रों का प्रारम्भ राधा की चरणा-बन्देना से - 


ही किया । बिहारी के “मेरी भव-वाधा हरो राधानागरि सोइ” से सव परिचित 
हैं । राधा को सन्त कवियों ने 'श्राध्यात्मिक सुपमा' के रूप में स्वीकार किया है। 
उनकी सुन्दरी राधा, उनके हृदय में स्थित राम के साथ रमणा करती हैं। वे. 


दोनों एक हैं | श्रतः राधा 'निरवानी' है, श्रर्थात्‌ निर्वाण की अ्रलौकिकता को 


चिह्न है । जब तक राधा अबोध है, रीकी नहीं, तव तक उसे राधा नहीं कहा 
जाता श्रर्थात्‌ राधा तभी राधा है, जब वह राम पर रीक कर तनन्‍्मयता की 
धुनि में मूच्छित हो-हो उठे | तदुरूप हुए बिना उसे चेन न मिले | गोकूल में, 
ऊधौ ने ऐसी ही वेचेन राधा के दर्शन किये थे । उसी को सन्त कवियों ने 'सुमति* 
की संज्ञा से अभिद्वित किया है। 'सुमति और 'सद्वुद्धि' पर्यायवाची हैं । इसका 
श्र्थ हुआ कि राधा की भाँति सदवुद्धि उसी को कहा जायेगा, जिसकी शक्ति 
राम-मय होने में तल्‍लीन रहती हो । यदि ऐसा नहीं हैँ तो वह बुद्धि तो कहला 
सकती है; किन्तु उसका सदुविश्लेषण निरर्थक ही रह जायेगा। थाराध्य के 
चरणों में चढ़ने से ही उसकी क्ृतार्थता है। वनारसीदास इसी मत के समर्थक थे 
उनकी राधा की एक भलक देखिये-- 


“धाम की खबरदार राम की रमन हार, 

राधा रस पंथनि में ग्रन्थनि में गाई है। 
सन्‍्तन की मानी निरवानी रूप की निसानी, 

यातें सदवुद्धि रानी राधिका कहाई है ॥' 


मैया भगवतीदास” ने भी सद्वुद्धि को मस्तिष्क का विलास नहीं, अपितु 
भक्ति-रस का प्रतीक माना है | बनारसीदास की सद्वुद्धि की भाँति वह भी मोह 
ओर काम को विडार कर राम की रट लगाया करती है। वह कर्म रूपी घठाओं 
4 फाड़कर चन्द्ररूपी राम से सुधामयी हो गई है। उसने सतत श्रद्धा-प्रसून सम- 

त कर जिनेश की प्र प्तत कर ली है और स्वयं नन्‍्द वन 
है।* पश्छित दोलतरास ने आध्यारम वारहेढ़ी में इसी उद़दाक को तथा 
्‌ हखड़ी' में इसी सद्वुद्धि को 'राधा 





१. नाटक समयसार, सर्वेविशुद्धिद्वार, १४ वाँ पद । 
२. प्राचीन हिन्दी जैन कवि', पं० मूलचन्द्र वत्सल, दमोह, पृष्ठ १४२ । 


_ कहा है | वह भगवान्‌ के चररों में लौ लंगाये रहती है | लो लगाने से उसे तृप्ति 
मिलती है । और इस प्रकार वह श्रपने जीवन को सार्थक समझती है ।" कवि 
जगराम के अनेक पद सुमति रूपी राधा की जिनेन्द्र-निष्ठा को प्रगट करते हैं । 
उनकी राधा जिनेन्द्र के साथ रंमणा करती है। इसी कारण उन्हें 'राधा-रौन 
कहा जाता है ।* राधा-रौन की वात कंवि वनारसीदास ने भी की है। उन्होंने 
. अ्रब अन्तरगति भई हमारी; परचे रांधा-रोन सौं'३ लिखकर 'राधा-रौन' से 
'परिचित होना स्वीकार किया है। इससे सिद्ध है कि वनारसीदास के आराध्य 
राघधारमण' थे । केवल राधा का नाम उन्हें अ्रभीष्ट नहीं था। उन्होंने राधा 
की सार्थकता इसी में समझी कि वह कृष्ण के साथ रमरंग करे । रमरणा का भ्रर्थ 
--द्वित््व मेट कर एंकत्त्व स्थापित करे । यह तभी सम्भव है, जब वह एकमेक 
होने की ' भावना भाये । इसी को भंक्ति कहते हैं । भक्ति का प्रतीक बने बिना 
सुमति' की सुष्ठु मंति भी निरर्थक ही है। अत: सद्वुद्धि वह ही है जो भक्ति की 
धार पर सध सके । । 


वनारंसीदास ने सुमति' को राधा ही नहीं, सीता, भवानी और गंगा भी 

कहा । '“यहे राम रमणी सहजरूप सीता सती ४” के द्वारा उन्होंने सीधे-सीधे 
' ही. सती सीता की सार्थकता राम के साथ रमण करने में स्वीकार की । उनकी 
एक पंक्ति, “यहै भवभेदिती भवानी शम्भु घरनी”* में भवानी का शम्भु को घर- 

वाली होना ही प्रमुख है। “यहै गंगा त्रिविध तीरथ की धरनी”$ से स्पंष्ट प्रगठ 

है कि गंगा की महिमा त्रिविध तीथ धारंण करने में ही है। इसे (जिन सहिसा ९ 

कहकर वनारसीदास ने माना कि 'समति' का सौन्दर्य तभी है, जव जिनेन्द्र उसे 

अपनी महिमा के रूप में अगीकार कर सके | जिन-शासन में वह इसी रूप में 

विख्यात है । “जिनेन्द्र की महिमा' कहलाने का गौरव उसे जिनेन्द्र की कृपा के 

बिना न॑ मिला होगा, यंह सनिश्चित है। और भगवान्‌ की कृपा भक्ति के बिना 


१, पं० दोौलतराम: आध्यात्म वारहखड़ी, दि० जैन पंचायती मन्दिर, बड़ौत की पाण्ट्र- 
लिपि, पृष्ठ २५३, १७ वाँ पद्म । ह । के 
' पद संग्रह, दि० जैन पंचायती मन्दिर, बड़ौत की पाण्ड्रलिपि, पृष्ठ १७,5 वां पद । 
आध्यात्मपद पंक्ति, १४ वाँ पद, बनारसी विलास, पृष्ठ २३२ ॥। ह 
नव दुर्गा विधान, ७ वाँ पद्य, वतारसी विलास, जयपुर, पृष्ठ १६६ । 
वही, आठवाँ पद्य, पृष्ठ १७० । न 
' वही, झ्ाठवाँ पद्य, पृष्ठ १७० । 
वही, € वाँ पद्च, पृष्ठ १७० । 


पे 


ढ़ द य्द ह एप 


कहाँ मिलती है ? इसीलिये सुमति 'जिन महिमा तभी कहलाई जब पहले ज़िन- ह 
भक्ति बन सकी । जिन-भक्ति ही 'जिन महिमा है। पक ले " 


समृति ने भक्ति बनकर जिस आराध्य को साधा वह. निराकार था ओर 
साकार भी, एक था और अनेक भी, निग णा था और सगूण भी | इसी कारण 
जैन कवियों ने सूरदास की भाँति 'सगुण' का समर्थन करने के लिये 'निगु ण' का 
खण्डन नहीं किया और निगु णा की श्रराधना के लिये सगुण राम पर रावण की 
त्या का आरोप नहीं लगाया । वे निद्द न्द्व हो दोनों के गीत गा सके । कवि 
वनारसीदास ने “निराकार चेतना कहावे दरसन गरा, साकार चेतना शुद्ध ज्ञान 
गुरा-सागर है | चेतना अरह् त दोड चेतन दरव माहि, सामान्य-विशेष सत्ता ही 
को गुणसार है” ।" कहकर एक ही चेतन को दर्शन गण से युक्त होने के कारण 
निराकार और ज्ञान गुण-सागर होने से साकार माना । उन्होंने दूसरे स्थान-पर 
“त्ाना रूप भेष धरे भेप को न लेस धरे, चेतन प्रदेस धरे चेतना को खंघध है ।”* 
लिखते हुए भी वह ही वात कही । उन्होंने ब्रह्म के 'एकानेक' वाले पहलू 
को तो अनेक हृष्टान्तों से पुष्ट किया है| उन्होंने लिखा कि जैसे महि मण्डल में 
नदी का प्रवाह तो एक ही है, किन्तु नीर की ढरनि अनेक भाँति की होती है, 
जैसे श्रग्नि तो एक ही है, किन्तु तृन, काठ, बांस, आरने और श्रन्य ई धन डालने 
से वह नाना आकृति धारण करती है, जेसे नट एक ही है, किन्तु नाना भेष 
धारण करने से वह नानारूप दिखाई देता है, ठीक वेसे ही एक “आत्म ब्रह्म' 
पुद्गल के संयोग से अनेक रूप धारण करता है |? इसी भाँति उन्होंने एक ही 
व्रह्मै की “निगु ण॒ रूप निरञ्जन देवा सगुण स्वरूप करें विधि सेवा ।”४ लिख 
कर निगुं ण कहा और सगुरा भी । इन्हीं को आचार्य योगीन्द्रु ने 'निष्कल' और 
'सकल' की संज्ञा से श्रभिहित किया था। निष्कल वह है जो 'पञ्चविध. शरीर 
रहित” हो, सकल वह है जो कुछ समय के लिये ही सही, शरीर सहित हो । 
भगवान्‌ सिद्ध “निष्कल' हैं ओर अहेन्त (सकल' ब्रह्म । ब्रह्मत्व की दृष्टि से दोनों 
१. नाटक समयसार, मोक्ष द्वार, दसवाँ पद्म, पृष्ठ पर । 

वही वंबह्ार, ५४ वाँ पद्य, पृष्ठ छ८ । 
वही, वन्च द्वार । ३५, जीव द्वार । ८ और सोक्षद्वार । १४। 
४. शिव पच्चीसी, ७ वाँ पद्म, बनारसी विलास जयपुर, पृष्ठ १५० । 


५. 'पंचविध शरीर रहित: निष्कल:,' ब्रह्म देव की टीका, योगीन्दु कृत परमात्मगप्रकाश 
१२४, पृष्ठ ३२ । 





न्प्जै 
+ 


न्श्छ 
+ 


श कर वन अज मे आस 
हि इज त+_+__+++++++“+7 शा 5 रे 


' में अ्रन्तंर नहीं है, किन्त अ्रधातिया कर्मो के क्षय होने तक अंहेन्त' को संसोर 


सशरीर रुकना पड़ता है । उनका परम औदारिक शरीर होता है शअ्र्थति अन्तिम 


स्थूल शरीर, इसके उपरान्त उन्हें फिर कोई शरीर धारण नहीं करता पड़ता 


अहँन्त' ही अधातिया कर्मों के क्षय होने पर 'सिद्ध' अ्रवस्था को प्राप्त हो जाः 

। एक ही जीव अभ्रपती साधना से पहले 'सगुण ब्रह्म बनता है, फिर निग्ुण 
दशा को प्राप्त कर लेंतो है । जो. एक बार “निगु शश' बैन गया, वह फिर कर्म 
किसी रूप में अवतार नंहीं लेता--लींला और माया के कारण भी नहीं । अनेक 
जीव “सगुरंए! वनकर “नियु ण' बनते रहते हैं। जन सिद्धान्त श्रनेक ब्रह्म *े 
विश्वास करता है | स्वरूप-मूलरूंप की दृष्टि से वे एक ही हैं, वंसे अनेक हैं 


: सूर श्रौर तुलसी ने जिस सगुरा ब्रह्म की आराधना की, वह “निंगु ण' से एकदम 
: तिराला. था, वारसीदास तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने 


“निगु ए' की भक्ति की और 'समग्रुण' की भी.। दोनों में कोई अंन्तर न माना 
बनारसीदास से पूर्व श्रत्य जँत कवि भी ऐसा ही करते थे । मैंने अंपने ग्रन्थ “हिंन्द 
जन भक्ति काव्य और-कंवि' में उंनके अनेक ह्टान्तं दिये हैं। यहाँ हम केंवर 


विवेचन के लिये, पहले वंतारसीदास कीं 'सिद्ध भक्ति' को और फिर 'अहंम्त-भत्ति 


को लेंगे । 


बंनारसीदासं ने जिस “सिद्ध की अंराधना की, वह केवल अ्रविनाशी औः 


_ अ्रविकार ही. नहीं है, अपितु परमरंस का भी धांस है। रस और आनन्द पंयायि 


वाची होते हैं, अतें: उसे 'परमानेन्द' कहना उपयुक्त ही होगा । वह सर्वोड्-सुन्दर 


. है और सौन्दय्य भी ऐसा-वेसा नहीं-प्राकृतिक, सहज और स्वाभाविक । उस पः 


योगीजन ध्यान केन्द्रित करते हैँ । वह मंचमोहन है और उसके द्वारा योगियों वे 
मन मोहे जाते रहे हैं, जाते रहेंगे । तभी तो वे उस पर दिन-रात अपने ध्यान को 
लगाये रखने में समर्थ हो पाते हैं । वह भगवान्‌ श्रनादि है और अनस्त,है । अन्नादि 
का अर्थ है कि उसका आदि नहीं और अनन्त का तात्पयं है कि उसका श्रन्त 
नहीं । वह आदि और अन्त से, अर्थात्‌ःज॑न्मं और मेरंण से परे है-ऊपर है | वह 
शुद्ध बुद्ध तो है ही, अविरूद्ध भी है । यह ही बड़ीं विशेषता है । अविरुद्ध का अथ 
'है.कि वह विरोधों से रहित है- उसमें किसी प्रकार का विरोध समाहित ही नहीं 
हो पाता । वह देव क्‍या जिसकी अन्य देवों से विरोध हो, वह धर्म क्या जिसक 
अ्रन्य धर्मो से पृथकक रण हो और वह संत्ये क्यों जो अन्य सल्यीं से मिले ने पात। 
हो । सत्य वही है जो सर्वे जगह सत्य हों, येदि दूसेरे संत्यों से उसका विरोध है 
तो वह सत्य नहीं, असत्य है । बनारसीदास ने ऐसे भगवान्‌ की भंक्ति की जो इस 
कसौटी पर खरा उत्तरता हो, इसी कारण उन्हींनें अविरुद्ध' का प्रयोग किया । 


उनका भगवान्‌ ऐसा है, इसलिए जगत-शिरोमरणि है, समूचा जगत -उसकी.“ज॑ 
के गीत गाता है-- श 5 2282 


“ग्रविनासी भ्रविकार परम रस थाम है 
समाधान सरवंग सहज अभिराम है । 


शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनन्त है 
जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवन्त:है ।। 


बनारसीदास की एक प्रसिद्ध कृति है 'शिव पच्चीसी” ।* इसमें पच्चीस 
पद्य हैं। उस समय पच्चीसी, छत्तीसी और बहत्तरी आदि -रचे .जाने को प्रथा 
थी । वनारसीदास की यह रचना भी उसी परम्परा में. गिनी जायेगी। इसमें 
नहोंने सांगरूपक प्रस्तुत किया है, अर्थात्‌ सिद्ध को शिव- बनाया है और शिव 
के समचे गुण सिद्ध में घटित किये हैं। शिव को सिद्ध कहने की प्रथा प्राचीन 
है । संस्क्ृत के अ्रनेक जेन कवियों ने सिद्ध को शिव संज्ञा से अभिहित किया है। 
गोगीन्दु से भी पूर्व आचाये मानतुग ने (तीसरी शती) भक्तामरस्तोत्र' में 
“त्वं शंकरोईसि भुवनत्रयशंकरत्वात्‌” ३ श्नौर श्रांचार्य श्रकलंक ने अकलंक- 
स्तोत्र' में “सर्ववित्तनुभृतां क्षेमंकर: शंकर:” ४ लिखकर जिनेन्द्र को स्पष्ट रूप से 
ही शंकर कहा है । बनारसीदास के जिनेन्द्र की करुण-रस-वाणी ही सुर-सरिता, 
सुमति गौरी, त्रिगुणभेद॑ नयन-विशेष, विमल भाव समकित-शशि लेखा, सुग्रुरु-. 
सीख श गी, नयव्यवहार वाधम्बर, विवेक-वेल, शक्ति-विभूति श्र गंच्छवि; तीन 


१. “नाठक समयसार, सस्ती ग्रन्थमाला, दरियागंज, देहली, प्रारम्भिक .स्तुतियाँ, चौथी 
स्तुति, पृष्ठ र।...॥ का 
२. . शिव पच्चीसी, बनारसी विलास, जयपुर, पृष्ठ १४६ पंर.संकलित है। “ 


के “बुद्धस्त्वमेव विवुधाचित वुद्धिबोधात्‌ 
॥ त्वं शंकरोइसि भुवनत्रयशंकरत्वात्‌ । 
धातासि धीर ! शिव मार्ग विधेविधानाद . 
 व्यक्तं त्वमेव मगवन्‌ पुरुषोत्तमो5सि ॥ 
४. “दग्धं येन पुरत्रयं शरभुवा तीत्राचिषा वहिना । 
यो वा . नृत्यति मत्तवत्पितृवने - यस्थात्मजोवाग्रह: ॥। 
सोधष्यं कि मम शंकरो मयतृषारोपात्ति मोहक्षय हक 
कृत्वा यः स तु सर्ववित्तनुभृता क्षेमंकर: शंकर: ॥२॥।” ..... 


मिशन नक मा“ 622200४0४७४७एएएश/ कक के ढक के के आज अं कक 3 अर: हज 4० +ड 25 
'लककन >-न्शान नह जा ल+ इलटचल हर - ; हे था 


मिलन तर 


: “गुप्ति त्रिशूल, कंठ विभाव, विषम-विष और सजम ही जटायें हैं ।: जिनेन्द्र शंकर 
'की भाँति ही सहज सुख का भोग करने वाले हैं। जिस भाँति शंकर दिगम्बर 
योगी कहलाते हैं, वैसे ही जिनेन्द्र भी हैं। उनका ब्रह्मसमाधि-वध्यान ही शंकर 


का घर है | वहाँ निरन्तर अ्नाहत॑ नाद होता है, वही मांनों डमरू बजता रहता 


: है। * ऐसे जिनेन्द्र रूपी शिव की भक्त पूजा करता है। उसका समरसी भाव 


ही अभिषेक करने का जल है, उपशम ही घिस-घिस कर लगाने का चन्दन रस 
है । सहजग्रानन्द पुष्प हैं, जिनसे गरुथी जयमाला भगवान्‌ के चरणों में सदेव 
समपित की जाती है; ज्ञान ही दीप-शिखा है, स्याद्राद घन्टा की भनकार है, 
क्षायक भाव: धृप है, निश्चय दान अध्यंविधि है, सहजशीलग्रुण अक्षत हैं 
भगवान्‌ के रस में पगना ही नेवजों का चढ़ाना है और विमल भाव फल हैं ।* 


- इस सामग्री के साथ जो ध्यान-मग्न होकर, अपने को तल्‍लीन कर, शिव की 
“ पूजा करता है, वह प्रवीण साधक इस जग में. शिव-स्वरूप हो जाता है, श्र्थात्‌ 


स्वयं शिव वन जाता है । जिस प्रकार विद्यापति की राधा तादात्म्य की दशा में 


. कृष्ण बन गई, वेसे ही भक्त भी तल्‍लीनता के कारण स्वयं शिव वन जाता है । 


“जो ऐसी पूजा करे, ध्यान मग्त शिव लीन । 
शिव स्वरूप जग में रहे, सो साधंक परवीन ॥”3 


'एंक दूसरे स्थान पर भी उन्होंने शिव रूप जिनेन्द्र की वन्दना की है। बह 


 वसवधान' पर रहता है श्रर्थात्‌ उसने शिवत्व प्राप्तककर लिया है और वह अपने 
: प्रकाश से प्रकाशवन्त है । उसका श्रेपना प्रकाश श्रात्म-ज्योति है, जिसे दिव्य 
. प्रकाश भी कहते हैं। इसके कारण वह सव पदार्थों में मुख्य माना जाता है। 
' कलेंक तो उसका स्पश भी नहीं कर पाता । निष्कलंक होकर ही वह शिव-लोक 


का वास प्राप्त कर सका है। उसे परम सुख उपलब्ध है। कलंक दुःख का 
कारंण हैं, जब वह ही न रहा तो दुःख भी कैसे रह पाता। दु:ख का नितान्‍्त 
श्रभाव ही सुख हैं। सुख और शिव पर्यायवाची हैं | वह अन्तर्यामी भी है, श्र्थात्‌ 


: विश्वंव्यापी है । जीव श्रौर अजीव सबके घट-घट की जानता है। ऐसे शिव की 


वन्दना करने के लिये पात्रता की आवश्यकता है । भ्र्थात्‌ भक्त को शिवगांमी होना 
चाहिए । इसके लिए एक विशेष परिभाषिक शब्द है-भव्य | वही जीव भव्य होता 


१.: शिंवपच्चीसी, पद्य १९-१६, वनारसीविलास, जग्रपुर, पृष्ठ १५०-४१। 
२.: वही; पद्य ५-१०, वनारसीविलास, जयपुर, पृष्ठ १५० | 
३. वही, १५ वाँ दोहा, पृष्ठ १५० । | 


है जो सप्रिकट नविष्य में मोक्ष प्राप्त करें । उसे मोौक्षगामी भी बाह़ते £ं | ऐसा 

जो होगा वह 'शिव झूप' को देखकर अवश्य ही नमेगा, समे बिना रहँगा नहीं, सुक- 
भवा जायेगा | इसका तात्पर्य यह्ट भी हुआ कि शिव रूप' को देखदार सिक्षगानी 
ही कक सकता है, दूसरा नहीं | बना रसीदास वा यह पद्च हे 


जो अपनी दति आप विराजत 
है परक्षान पदार्थ नामों। 
सतन अका सदा निवानंक 
महासुखसागर की बिसरामी।। 
जीव - अश्रजीव जिसे जग में 
तिनका युन-ज्ञायक श्रन्तरजामी । 
सो सित्र रूप बसे सिव-धान 
ताहि बिलोकि नर्म सिवगामी ।/* 


यहां 'शिव-रूप' को देखकर 'सिवगामी' भुकता है, यह तो ठीक है; किन्सु 
वह देखने में समर्थ कंस हो पाता हैं, प्रश्न यह है । ऐसी सामथ्य के लिए किस 
विशेष प्रयास की झ्रावश्यकता नहीं है । केवल शिव-महिमा हृदय में बसी हो। 
“शिव रूप के दर्शन हो ही जायेंगे। दर्शन ही नहीं वह स्वयं भी शिवरूप हो जायेगा । 
वनारसीदास ने लिखा है 'शिव-महिमा जाके घट बासी, सो शिवरूप हुआ 
श्रविनासी ।/* पहले भक्त आराध्य की महिमा से झआकपित भर होता है, फ्रिर 
उसका थ्ाकर्पण घनीभूत ब्रह्म में वदल जाता है श्रीर महिमा उसके चित्त में दृढ़ 
प्रासन जमा लेती है | तुलसी ने विनयपत्रिका के अनेक पदों में राम-महिमा के 
ही गीत गाये हैं । उनकी दृष्टि में राम से अधिक राम-महिमा है । उसके झहारे 
ही राम प्राप्त होते हैं, तो वह श्रधिक क्यों न होगी । गोपियों ने कृष्ण-महिमा को 
समझा था। उनके हृदय से क्ृप्ण क्षण भर को भी इधर-से-उध्र नहीं गये, 
यदि जाते तो ऊधो क्षणमात्र के लिए ही सही, निग रा ब्रह्म को बसा अवश्य देते । 
यदि गोपियों ने क्ृप्ण-महिमा को न समझा होता तो उनका ऐसा .विश्व-त्यापी 
विन्ह सही-सही न उत्तर पाता । सभी जानते हैं कि क्ृप्ण-महिमा के बद्धमुल हो 


१. जीव द्वार । २, नाठक समयसार, पु० ११। 
र्‌. “शिव स्वरूप भगवान्‌ अवाची । शिव-महिमा श्रनुनव मति सांची ॥ 
शिव-महिमा जाके घट सासी। सो शिवरूप हुआ अविलासी ॥ 
“शिव पच्चीसी, वीसरा पद्म, वनारसी -विलास, जयपुर, पृ० १४६ । 


* जाने से ही राधा कृष्ठा वंन गंई थी, फिरं उसके विरह ने दुतरफा मार की हो, 
. इंसकी उसनें चिंन्‍्तां भी न की ।१ बनोरसीदास नें आराध्य की महिमा के अचुक 
प्रभाव को जाना थां, इसी कारंण उनका उपयु क्त वाक्य समूचे 'वनारसी विलास 
में एंक 'जय गीत' की भाँति जड़ा है । । 


शिव-महिमा को सतत बनाये रखना श्रासान नहीं है। यह संसार मधु- 
मक्खियों के छत्ते की भाँति है, जो इसको भोगने की चाह करता है, मधुमक्खियाँ 
 उड़कर उससे चिपट जाती हैं श्रोर वह एक अ्रसह्य वेदंना से कराह उठता है । 
'शिव-महिमा एक श्रोर पड़ी रह जाती है | हाँ, शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति, जिसके लिए 
एक जैन पारिभाषिक शब्द है-सम्यक्त्वी, इस उपाधि--मधुमक्खियों के श्राक्रमण 
को समाधिष्ठ की भाँति मेल लेता है । सहज का कवच पहने और मन में उमंग 
भरे वह इस विपत्ति के मध्य भी सुख की राह बनाता निकल जाता है श्रौर उसकी ._ 
दशा किचिन्मात्र. भी उद्दे गजनक नहीं होती । कहने का तात्पये यह है कि जीव के 
श्रात्मन में उत्पन्न हुई शिव-संत्ता तभी बत्ती रह सकती है, जब जीव ने सम्यकत्व 
रूपी शक्ति उपात्तं करंली हो । मेरी दृष्टि में सम्यकंत्व एक पवित्र भंकाव हैं-जिनेनद्र . 
की ओर या झ्ात्म ब्रह्म की ओर | यह एक ऐसा भूकाव है, जो एकबार जिधर भूक 
... गया फिर उधर से मुड़ता नहीं । इस भुकाव को तानने के लिए अ्रनेक विक्ृत उपाय 
- कारगर हों सकते हैं, और कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हो सकता हैं कि वह 
-भुकाव अब हट गया,. किन्तु वास्तव. में ऐसा होता नहीं । दुनियावी कार्यों में 
संलग्न रहते हुए.भी वह जीव उनसे नितान्‍्त असंपृक्त रहता है। उसकी लगन 
. आत्म-ब्रह्म की ओर होती है । जसे कुछ ग्राम-बधुए' कुए से जल भर कर घर को 
चलीं, सिर पर तीन-तीन भरे घट धरे हैं, आपस में हँस-खेल भर इठला रही हैं, 
किन्तु उनेका ध्यान सत्तत घड़ों में लगा रहता है। जैंसें गौ वन में घास चरने जाती 
: है, नदी में पानी पीती है, इधर-उधर घूमती-फिरती है; किन्तु उसका मन अपने 





“राघासयें जब पुनतहि' माधव मावव सय॑ जब राधा । 
दासत प्रेम तवहिं नहिं हृुटत वांढ़त बिरहक बाधा || 
दुहुँ दिसि दारु-दहन जंसे दगवई आकुल, कीट परान। 
. ऐसन वल्लभ हेरि सुधासुखि कवि विद्यापति भान ॥ 


0 


“:-विद्यापति का अ्रमंर काव्य, गृणानन्द जुयांल संम्पादित, 
कानपुर प्रकाशन, ७० वाँ पद, अन्तिम पंक्तियाँ, पृ० ४५ । 


वछड़े में रखां रहता है,” ठीक ऐसे ही यह जीव. संसार के नाना #त्यों में उलक- 
कर भी अपने चित्त का स्वर ब्रह्म की शोर रख सकता है । जो उधर को मुड़ गया 
है, वह हटता नहीं । इसी मोड़ में शक्ति है और इस मोड़वाला ही शक्ति-सम्पन्न 
कहलाता है । 'जिनेन्द्र की ओर मोड़” को जिनेन्द्र-भक्ति कहते हैं । वनारसीदास ने 

उसका श्रेष्ठ ढँग से प्रतिपादन किया है-- 


“जैसे काहु देस को बसेया वलवन्त नर ओर , 
जंगल में जाइ मधु-छत्ता को गहतु है।. 
वाकां लपटाय चहुँ ओर मधुमक्षिका पे, , ह 
कम्बली की ओट सों अ्रडंकित रहतु है ।। 
तेसे समकिती शिव-सत्ता को सरूप साधे 
उदे की उपाधिकों समाधि-सी कहतु 
पहिरे सहज को सनाह मन में . उछाह, 
ठाने सुखराह उद्वेग न लहतु है ।।”* 


जन शास्त्रों में श्रात्म-त्रह्म को चेतन, चिदानन्द या चिन्मृत्ति भी कहते हैं ॥. 

यहाँ चेतन का तात्पय शुद्ध चेतन से है, ऐसा हुए बिना तो उसमें ब्रह्म संज्ञा घटित 
ही नहीं होती । यह चेतन स्वानुभूति से दमकता रहता है, अर्थात्‌ श्पने को अपने 
से प्रकाशित करता रहता है। प्रकाश के दो श्रथ हैं-ज्ञान और श्रानन्द । ज्ञान को 
प्रकाश और अज्ञान को अधघकार अजेन आचारयों ने भी कहा है । तुलसीदास ने 
“विनय पत्रिका” में एकाधिक स्थानों पर ज्ञान को प्रकाश लिखा है । स्वानुभूति ही 
ज्ञान रूप होती है। इसका अर्थ निकला कि ज्ञांन स्वत: अपंनी शक्ति से ही दीप्ति 
वन्त होता है। स्वानुभूति का प्रकाश हीं आनन्द भी है | ज्ञान और आनन्द. में 
श्रन्तर नहीं है । पूर्ण ज्ञान ही चरम आनन्द है। अम्ृतचन्द्राचार्य का “नम: समयं- 
साराय स्वानुभूत्या चकासते' में 'स्वानुभूति' ज्ञान की द्योतक है और-“चकासंते” 


१. सात पांच सहेलियाँ रे हिल-मिल पाणीड़े जायेँ। 
ताली दिये खल हँस, वाकी सुरत गगरुआ मायेँ ।। 
उदर भरण के कारणों रे गउवां बन में जायें। . 
चारो चरें चहुँ दिसि फिरें, वाकी सुरत वछरुआ माय ॥” 
“भातन्दघन पद संग्रह, श्रीमद बुद्धितागर कृत गुजराती भावार्थ सहित, अध्यात्म 
ज्ञान प्रसारक मण्डल, वम्बई, वि० सं० १९६६, पद ६५, पृ० ४१३-१५ | 
४. निजेराद्वार | ३४, नाटक समयसार, पृ० ५४-५५ । 


प्रकाश, का । इसका अर्थ हुआ. कि ज्ञान ज्ञान से प्रकाशित होता है। तात्पय॑ 
निकला कि ज्ञान से. परम आनन्द मिलता है।. तो वह चेतन ज्ञान और आनन्द 


“दोनों रूप हैं। दोनों रूप' का अर्थ है--प्रकाशं रूप है। चेतन प्रकाश है।. 


बनारसीदास के “पन्ना के पकाये जेसे कंचन विमल होत, तेंसें शुद्ध चेतन 
... प्रकाशरूप. भयौ है” में भी चेतन के इसी प्रकाश रूप” की बात है । 
श्रत: उसकी अनुभूति में ज्ञान है और परम आनन्द भी.। आतन्द और रस पर्यायवाची 
 हैं.। बनारसीदांस का मतः है, “चेतन कौ अनुभो अ्राध जग तेई- जीव, 
. जिन्‍्हकौं अखण्ड रस चाखिबे की. क्षुधा है ।”* यहाँ अखण्ड-रस' में परमानन्द. 
की ही वात है । 'परमात्मप्रकाश' के टीकाकोर ब्रह्मदेव ने चिदानन्देकरूप 
. परमात्मप्रकाश और सिद्धात्मा को एंक ही माना । उनकी वन्दता करते हुए 
.. लिखा, “चिदानन्देंक रूपाय जिनाय परमात्मने.। . परमात्मप्रकाशाय नित्य 
' सिद्धात्मने नमः ।। यह चेतन घट रूपी मन्दिर सें रहता है | बनारसीदास ने 
उसकी वन्दना की है, “सोहै घट-मंदिर में चेतन प्रगर्ट रूप, ऐसो जिनराज ताहि 
बंदत बनरसी ।? उन्होंने चेतन के माहात्म्य की वात अनेक बार कही । कभी तो 
.  “चिद्रूप स्वयम्भू चिसुमू रति धरमवंत, प्रानंवंत्त, प्रानि जन्तुमूत भवभोगी हैं * 

. कहा और कभी “निराबाध चेतन अलख, जामे सहज .सुकीव । अ्रचल अरनादि 

अनन्त नित, प्रगट जगत में जीव ॥ * लिखा । तुंलसी ने भी विनय पत्रिका में 

“'चिदानन्द' के सुंधारस का पान करने के लिए मंत्र को प्रेरित किया हैं। उनकी 

इृष्टि में संसार रविकर-जल के समान है, उसकी ओर दौड़ने से कुछ प्राप्त नहीं 

हो सकता, श्रत: मन को 'चिदांननन्‍्द” की ओर मोड़ने से ही लाभ है। जैन कवि 
 भेया भगवतीदास भी 'चिदानन्द' के ही आराधक थे । उन्होंने वार-बार कहा कि 

चिदानन्द' की. भक्ति करने से ही संसार के माया-जाल से मुक्ति मिल सकती 
अन्यथा नहीं.-। ह ह 


जन ब्रह्म निरञ्जन भी है। “भी” यह प्रमाणित करने को लिखा कि 
_ निर|ञड्जन शब्द केवल अजन पारिभाषिक शब्द नंहीं है, वह जैन पदावली में 
समाहित होता है.। आ्राचाये श्रकलंक ने 'अकलंक-स्तोत्र' में लिखा है. “सोउस्मा- 


« जीव द्वार ।. ३४, नाटक समयसार, पृ० २० । 

. अजीव द्वार । ११, ताटक समयसार, पृ० २३ । 

जीव द्वार ।२६, वही, पृ० १६-। ४ 

-« नाटक समयसार, प्रारम्भिक स्तुतियाँ, २३ वाँ पद्चय, पृ० ८न 
- अजीव हार । १०, नाटक समयसार,-पृ० २२१ 


अप ० | 


श््द रू -चए 


नपातु निरझ्जनो जिनपति: सर्वत्र यूक्ष्म: शिव: ।7? आचार्य बोगिन्दु ने 'परात्म 
प्रकाश' और 'योगसार' दोनों ही ग्रन्थों में “निरञझ्जन का एकाधिक वार प्रयोग 
किया। उन्होंने निरंजन की परिभाषा लिखी,''जांसु रा वण्णु ण गन्धु न रसु जासु खा 
सद्गुणा फासु । जासु न जम्मंणु णा वि शाउ निरंजणु तासु ।* अर्थात्‌ जिसके 
वर्ण होता है, न गन्ध, न रस, न शब्द, न स्पर्श, न जन्म और न मरण, वह 
निरञ्जन कहलाता है । इससे मिलती-जुलती वात मुनि रामसिह ने 'पाहुड्दोहा' में 
कही है, वेण्णविहणउ णाणमउ जो भावइ सब्भाउ। संत निरंजण सो जि सिंठ तहि 
किज्जइ अ्र॒गुराउ ।३ इसका तात्पय हैँ कि जो वर्णा-विहीन है, ज्ञानमय है, संदुभाव 
को भाता है, वह संत और निरंजन है, वही शिव कहलाता है, उसी में अनुराग 
करना चाहिए | यहाँ मुनि जी ने शिव श्र निरंजन! को एक ही माना है। मुल 
स्वरूप की दृष्टि से दोनों में कोई भेद है भी नहीं । जैसे 'शिव' का व्यान लगाने 
से चित्त का मेल दूर हो जाता है, वसे ही “चित्ति खिरंजणु को वि धरि मुच्चहि 
जेम मलेण ।”* निरंजन शंब्द का श्रर्थ ही 'मलरहित' है । “कल्प सुंबोधिका' में 
लिखा है, “रंजन रागाद्युपरञ्जनं तेन शुन्यत्वात्‌ निर०्जनं ।” स्थानांग सूत्र में 
भी “रंजन रागाद्युपरञ्जनं तस्मान्निर्गत:” को निरंजन कहा है ।* श्ररूजन का 
अर्थ है मेल । राग भी मैल ही है, अ्रत: उससे छुटकारा पाने वाला निरंजन है । 
मनि कनकामर ने भी 'करण्ड्चरिउ में जिन दो तीन स्थानों पर 'निरंजन! शब्द 
का प्रयोग किया है, वह भी इसी अर्थ में है। इस सबसे स्पष्ट है कि उस भगवातच्‌ 
को निरंजन कहो, सिद्ध, शिव या निग्रु शा एक ही वात है । अ्रपश्रंशं-साहित्य में 
जिस शब्द का सबसे अधिक प्रयोग हुआ, वह निरंजन है । है 


वनारसीदास इसी परम्परा से प्रभावित थे । उन्होंने भी निरंजन को सिद्ध 
के रूप में ही स्वीकार किया है । यह वात उनके द्वारा निरूपित सिद्ध के स्वरूप 
से प्रमाणित है । उन्होंने “अश्रलख श्रमुरति अ्रूपी श्रविनासी श्रज, निराधार 





अकलंक स्तोत्र, १० वाँ इलोक । 

परमात्मप्रकाश, १।१६, पृ० २७ । 

मुनि रामसिंह, पहुड़दोहा, डाँ० हीरालाल जैन सम्पादित, कारंजा (बरार), वि० सं० 

१६६०, रे८ वाँ दोहा, पृ० १२। 

४. श्रव्मितरचिति वि मइलियइ बाहिरि काईं तवेणव / 

चित्ति रिरंजणु कोवि धरि मुच्चाहि जेम मलेणा॥। ढ 

देखिये वही, ६१ वां दोहा, प्ृ० १८ । 

५. अभिवान राजेन्द्र कोश, चतुर्थ भाग, पृ० २१०८। 


ली 
५ ७ 


नर 
ह 


' पतिगम निरंजन निरंध है ।*” कह कर. सिद्ध का ही प्रतिपादन किया है। उनकी 
दृष्टि में यह निरंजन चिदाकार, निराकार, निरधार, निर्वाचक, निर्मम, तिरजोग 
और चरित्रधाम हैं. * यहाँ .निर्मम का अर्थ क्र नहीं है, अहिंसा के प्रतीक 
' जिलेन्द्र में उसकी सम्भावना नहीं हो सकती । निर्मम का “मम” ममता का द्योतेक 
हैं और ममता मोह को कहते हैं, अर्थ हुआ कि निरंजन मोह-रहित है । जैन 
_ सिद्धान्त के आठ कर्मों में 'मोहनीग़र' एक 'प्रवलतम' कर्म माना जाता है। उसका 
- घात क़रना कठित है | सांध्रक को समृची सांधना खपानी होती है । मोह के क्षीण 
'हुए विना ज्ञान का प्रकाश प्रदीप्त चहीं हो सकता | तो निरंजन .निर्मेम है 
इसका अर्थ इतना ही है कि वह ज्ञान के अनिवेचत्तीय रस से संयुक्त है । वनारसी- 
द्वास ने 'शिव पच्चीसी” में. 'तिग़ु णा रूप निरंजन -देवा' लिखकर “निरंजन” को 
-निग्नु णःमाना और साथ ही सग्रुणा स्वरूप करे विधि सेवा के द्वारा उसे समुरा 
'भीकहा ३ निंगंण ही मख्य है, सगणा तो उसके भावलिंग की म॒ति है, ज़ो 
'अव्यापक दीप॑ से (दपिंत तो रहेगी ही..] सगण के महान्‌ उपासक तुलसी -भी ब्रह्म” 
. को मल रूप 'निग्ग ण' ही स्वीकार करते हैं । यदि सूक्ष्म -हष्टि से देखा जाय-.न्‍तो 
“उनकी 'विनय पत्रिका का मूलस्वर निगु ण-परक है । वनारसीदास ने निरंजन 
: को 'परमगुरु', 'परमपुरुष' और 'सगवान्‌' भी .कहा | भगवान्‌ भय -भज्जन होता 
है और उनका “निरंजन”. भी ऐसा ही है । .'परमसमाधिगत' उस निरंजन की 
वनारसी ने श्रद्धापूर्वक वन्दता की है ।! उनका मत है कि संतोष को साधे बिना 
_ निर|ञज्जन की श्राराधना नहीं हो सकती ॥९ संतोष को साधने का श्र्थे है-- 


१. बंघ द्वार ५४, ताटक समय सार, पृष्ठ छघ । | 
२. - चरित्रधास चित्‌ चमत्कार | -चरनातम रूपी चिदाकार । 
'निर्वाचक निर्मम तिराधार । निरजोग निरझजन निराकार ॥ रे 
। “ए्रसहेखनाम, २३ वाँ पद्म, बनारसीविलास, पृ० ५ 
३. भाव लिंग सो मूरति थापी । जो उपाधि सो सदा अब्यापी । 
... तिग्ने ण्‌ रूप निरंजन देवा । .सगुरा स्वरूप करें विधि सेवा |। | 
0 --शिव पंच्चीसी, ७ वाँ पद्च, वनारसी विल्मस पु० १५०. 
, ४, प्ररसनिरण्जन .पंरमगुरु, परुमपुरुष परधान। 
... बन्‍्दहुँ परम समाविगत, भंय-भमंजन भगवान्‌ ।। 
कि कस छत्तीसी, पद्म १, वतारसीविलास, पृ० १३६ | 
पर, साधि सन्तोप अराधि .निरंजन 
देइः सुसींख न लेइ अदन्ता 7 


नम 


'निजजेरा द्वार । .१०, नाटक समयसार, प्ृ० ४८ 


मनन 


तृष्णाश्रों पर विजय प्राप्त करना । अर्थात्‌ तृप्णाश्रों पर विजय पाना अनिवार्य 
है । उसके विना कोई “निरञ्जन' की भक्ति चाहकर भी नहीं कर सकता । संसारा 
जीव के राग-हू प का मुख्य कारण है--मन की दुविधा । यदि 'दृविधा' हट जाय 
तो मन को निरञ्जननाथ पर केन्द्रित किया जा सकता हैं । जब भक्त अपने मन को 
भगवान्‌ पर ठिकाने के लिए वेचेन हो उठे, तो समक लो कि उसकी मन की 
दविधा चली ही जायगी । बनारसीदास की “दविधा कब जेहे यथा मन की । कब 
निजनाथ निरणझ्जन सुमिरों तज सेवा जन-जन की ।” “अ्रध्यात्मपद पंक्ति से यह 
स्पष्ट ही है ।" 


जन परम्परा के अनुसार जिनेद्ध और निष्कलंक आत्मा में कोई अन्तर 
नहीं है | आ्रात्मा के कलंक-रहित होने पर यदि कोई अपने आपको जिनेन्द्र कहने 
लगे तो असत्य न होगा । वनारसीदास ने 'परमार्थ हिण्डोलना' में स्व को 
“निरञ॥जननाथ' मावा और उसे 'अ्रवन्ध' अदीन” तथा 'अशरशण' कहा। यहाँ 
अशरण से उनका तात्पर्य अशरण शरण ' है। जो अ्रनाथों को शरण देता हैं, 
उसका स्मरण और जाप सभी करते हैं, वनारसी ने-भी किया ।* वबनारसीदास 
की आत्मा और निरण|्जननाथ पर्यायवाची हैं। दोनों के स्वरूप में साम्य है.और 
दोनों की भक्ति में कोई भेद नहीं है । म 


चाहे जैन अ्रपश्रंण साहित्य हो या हिन्दी काव्य, किसी में भी बीद्धों के 
सिद्ध साहित्य और निरंजनियाँ सम्प्रदाय की भाँति निरब्जन के विक्वृत 
रूप के दर्शन नहीं होते । डॉ० द्विवेदी ने 'कबीरदास' में लिखा है कि श्रागे चलकर 
निरञज्जन एक पुरुष भर रह गया, जिसके चारों ओर जादृ-टोना और धामिक 
आवररा में व्यभिचार मजबूत कदमों से शान के साथ चलने लगा । यह हुआ तभी 
जब 'िरण!्ज्जन' अपने निगु रा ब्रह्म के पद से नीचे गिर गया और विक्ृत सिद्धियों 
के केन्द्र के रूप में पूंजा जाने लगा। पहले जो सात्विकता का प्रतीक था, अब 
राजसिकता का प्रत्तीक हो गया । अ्रव उसके सहाय्य से साधारण मानव की 
लेंगिक और आर्थिक आाकांक्षायें सनन्‍्तुष्ट हो उठीं। अब उसकी आराधना सहख- 
सहस्र कण्ठों और सहखत्र विधियों से सम्पन्न होने लगी । क्रिन्तु जेन साहित्य का 
कोना-कोना भांकने के वाद भी निरञ्जन का यह रूप कहीं उपलब्ध नहीं हुआ । 


१. आध्यात्मपद पंक्ति, पद १३ वाँ, बनारसीविलास, प्रृष्ठ २३१ । 
२. कवहूँ अवंध अंदोन अ्रशरन, लखत आपहि आप । 
कवहुँ निरज्जन नाथ मानत, करत सुमरन जाप ।। 


परमार्थ हिण्डोलना, ६ठा पद्च, वनारसीविलास, पृ० श३८। - 


बह. निष्कल जअंहा ही वना रहा और इसी रूप में उसकी साधना चलती रही । 
जैन साहित्य में भी मन्त्र और जादू दोनों की बातें हुईं । मन्त्र बने, उनकी 
क्रियायें रची गईं और तत्सम्बन्धी पुस्तकों का निर्माण हुआ । इन मन्त्रों के 
_श्रारांध्य देव और देवियों का विवेचन मैंने 'जैन भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि' में 
किया है ।" किन्‍्त वहाँ निरञझजननाथ का नाम भी नहीं है । अन्य देव-देवियाँ हैं 
. सभी शालीन- और उच्च भावभूमि- पर प्रतिष्ठित । वहाँ व्यभिचार-जैसी बात तो 
पनप ही नहीं सकी । ६ 5३ 


यद्यंपि वनारसीदास के काव्य में ग्रध्यात्म-मूला भक्ति ही प्रमुख है, किन्तु 
_अ्रहेन्त-भक्ति -के रूप में सगुण-भक्ति के हप्टान्त भी अल्प नहीं हैं। बनारसी ने 
नाटक समयसार' में 'नवधा-भक्ति' का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, 
“श्रव॒न की रतन चितवरन सेवन वन्दन ध्यान । लघुता समता एकता नौधा भक्ति 
प्रवान ॥।7* इसमें लघुता मुख्य है | जेंव तक भक्त अ्रपने को लघृतम और आराध्य 
“को महंत्तम न मानेगा, उसमें भक्ति का निर्वाह संम्भव नहीं है । 'तंंलसी की भक्ति 
« में पं० रामंचन्द्र शुक्ल ने ऐसी मान्यता को भक्ति का प्रथम और अनिवार्य सोपान 
कहा हैं । वनारसी के काव्य में लघता का रूप ही मुख्य है। श्रपनी लघ॒ृता और 
आराध्य की महत्ता अविनाभावी है। एक-दूसरे के बिंता नहीं चल सकेती । 
: प्रभु की' महिमां का बखान करते हुए. वनारसी ने लिखा, “प्रभु का स्वरूप 
अत्यधिक श्रगम्य श्रौर श्रथाह है, हमसे उसका वर्णान नहीं हो सकता, जैसे दिन 
में अन्चा' हो जाने वाला::उलुक-पोत रवि-किरन के उद्योत्त का वर्सान नहीं कर 
सकता ।२” एक दूसरे स्थान पर वनारसी का कृथन है--/जेसे बालक अ्रपनी 
- भुजा फैलाकर भी सागर-को पार करने में श्रसमर्थ है, वेसे ही मैं मतिहीन होने 
के कारण प्रभु के असंख्य निर्मल ग्रुणों का वर्णन कैसे करू ?”४ तीसरी जगह 


, १. जुन, भक्ति. काव्य की पृष्ठभूमि", भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, १६६३. ई० 
पृ० शचर-श्ध्द ।.... 
२. नाटंक समयसार, हिन्दी भ्रन्यरत्नाकर कार्यालय, वम्बई, पृ०. २७७ । 
३. प्रभुंत्वरूप श्रति श्रगम श्रथाह्‌ । क्‍यों हमसे यह होइ निवाह । 
ज्यों दिन-श्रन्ध उलोको पोत । कहि न सके रवि-किरन उदोत ॥| 
कल्याण मन्दिर स्तोत्र माषा, ४था पद्य, वनारसीविलास, पृ० १२४ । 
४. तुम. असंछ्य निर्मल 'गरुणुखानि | मैं “ मतिहीन' कहाँ निंजवानि ॥| 
ज्यों. वालक निज वबांह पसार | सागर परिमित कहे विचार ॥। 


“वही, .६ ठा पद्य, वनारसी विलास, प्ृ० २४. 


वनारसी का भक्त असमंजस में पड़ा हुआ है कि “प्रभु के भारी ग्रुणों की भक्ति 
का वोभ हलके-से दिल पर कंसे धारण किया जाये, किन्तु प्रभु की. महिमा 


अपरम्पार है, जिसके कारण यह जीव लघ होकर ही संसार को पार . कर सकता 


है ।१” इस भाँति भक्त की लघुता और प्रभु की महिमा के अ्रनेकानेक उदाहरण 
बना रसी-काव्य में छिटके पड़े हैं । 


बनारसी के अराब्य की सबसे बड़ी विशेषता है, उसकी उदारता | उदा- 
रता भी ऐसी-बेसी नहीं--परले सिरे की । एक वार स्मरण करने मात्र से पापी- 
से-पापी के सब दुःख दूर हो जाते हैं । दुखों में मुख्य है भय । पापात्मा, भयभीत 
हो काँपता रहता हैं। उसकी तड़फन, जो श्रभिव्यक्त नहीं हो पाती, उसे कोंचती 
ही रहती है । जिसके स्मरण से भय निमू ल हो जायं, वह भगवात्र्‌ बहुत बड़ा है 
श्रौर उतनी ही बड़ी है उसकी उदारता । ऐसे प्रभु के सहारे टिक पाता है भक्त 
का अटूट विश्वास और झ्राशा की श्वांसों में वह जीवित रहता है । वनारसीदास 
प्रारम्भ से ही भगवान्‌ पाश्वेनाथ के भक्त थे। वे जैन परम्परा में २३ वें तीथे कर 
भाने जाते हैं । उनका जन्म ईसा से 5०० वर्ष पूर्व बनारस में हुआ थो | उनका 
शरीर सजल जलद की भाँति था। उनके सिर पर सात फँण वाले सर्प का मुकुट 
सुशोभित रहता था | उन्होंने कमठ के मान का दलत किया था। वे मदन के 
विजेता और धर्म के हितेषी थे । वनारसीदास के समृचे भय, उनका नहीं, उनकी 
भक्ति का स्मरण करने से ही दूर हो गये-- 


“मदत-कदन - जित परम धरम हित, 
'सुमिरति भगति भगति संब डरसी। 
सजल - जलद - तन सुकुट संपर्त फन, 
कमठ - दलन जिन नमंत बनरसी ॥।”* 


जो प्रभु भक्त को श्रभय न दे सका, वह सले ही शील-सना हो और भले ही 
सोन्दर्य का अधिष्ठान हो, एकनिष्ठ श्रद्धा का अ्रधिकारी नहीं हो पाता । भक्त 
किसी-भी कोटि का हो, भगवान्‌ की शक्ति-सम्पन्नता पर ही .रीकता: है । जिनेन्द्र 
सें शोल-सौन्दर्य ही नहीं, शक्ति भी होती है। उन्हें 'अंनन्‍्त वोरंज' का घनी भी 


१. तुम अनन्त गरुवा गुण लिये। क्योंकर भक्ति धरूँ निज हिये ॥। 
हूँ लघुरूप तिरहि संसार । यह प्रग्नु महिमा अकथ . अपार ॥। 


“वही, १३ वाँ पद्य, बनारसी विलास, पृ० १२५। 
२. पाश्वेताथ स्तुति, नाटक समयसार, दिल्ली, पृ० १। 


कहा जाता है । तभी तो वे बादल के समान पाप रूंपी धूल को हरने में समर्थ 
'होते हैं। उनके भक्त को संसार के श्रांवागमन का भय नहीं रहता । वे यम को 
दल डालते हैं और नरक-पद को तो .समाप्त ही कर देते हैं। उनका भक्त अगम्य॑ 


... और अतट भव-जल को तैर कर पार कर जाता है। उन्होंने स्वयं. मदन-रूपी-वन 


गे शांकरीय अग्नि के ताप से भस्म कर दिया है। ऐसे प्रभ के जे-जे के गीतों से 
सब दिशायें ध्वनित हो उठती. हैं । बनारसी ने भी उन्तकी चरण-वन्दना करते 
_ हुए लिखा है-- ह | ह 

- वर अ्घ रजहर जलद, 

... _ सकल जन-ंत भव-भय-हर | 
 जम-दलन नरकपद-क्षयं--करन ' 

' अगम अ्रतट भव--जल-तरन ।। 

, वर सबल-मदन--वन-ह रवहंन 
*... जय--जय परम अभय करन ॥।”* 


 बनारसी का आंराध्यदेव देव ही नहीं हैं, अपितु देवों का देव है । इन्द्रोदिक 
उनके चरणों का स्पर्श कर धन्यभाग्य बनते हैं। ऐसे करने से मुक्ति स्वयं प्राप्त 
हो जांती है ।* प्रयास नहीं करना पड़ता, तप नहीं तपन्ा पड़ता, साधना नहीं - 
साधंनी पड़ेती । वह मुक्ति जो चरणों का स्पेश करते ही संध जाय, सच्ची मुक्ति 
है + उसमें ज्ञान की ऊष्मा नहीं, भाव-भीनी शीतलता होती है । यह ही मुक्ति भक्त 
कवियों की अनुभूति का विषय है। मुक्ति, जिसे कबीर ने 'ब्रह्मलोक' कहा; संदेव 
दिव्य ज्योति से प्रकाशवन्त रहती है । बनारसी का देव भी सूर्य के समान प्रभा-मेंडल 
से व्याप्त है। उसके प्रभाव से मिथ्यात्व-रूपी अन्धकार जड़-मूल से नष्ट हो जाता 
है और प्रकाश सतत छिटका रहता है ।* मुक्ति उसी का प्रकाश पा <देदीप्यमान 
वनती है। ऐसा देव दीनदयालु होता ही है । उसके इसी गुण के सहारे भक्त द॒:ख़ 


१. वही, दूसरी स्तुति, नाटक समयसार, पृ८ १-२। 
२. जगत में सो देवन को देव । ' 
जासु चरन परे इन्द्रादिक होय मुकति स्वयमेव॑ ॥। 
“+-अध्यात्मपदपक्ति, १५ वाँ पद्य, वनारसी विलास, पू० र३२।१ ह हा 


* सूर समान उदोत है, जग तेज प्रताप घनेरा। 
देखत मूरत  भावसौं, मिट जात मिथ्यात अर घेरा ।। 


' ; --वेही, २१ वाँ पद्य, बिलास, प० २३६ । 


न्चा 


और संकट से छुटकारा प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है । बनारसी का 
कथन है-- 5 


“दीनदयालु निवारिये, दुख संकट जोनि वसेरा। 
मोहि अ्रभय पद दीजिये, फिर होय नहीं भव-फेरा ॥/* 


ऐसे 'भगवन्त' की 'भगति! बनारसीदास के हृदय में बच्ती :है। 
भक्ति कृत्रिम नहीं है, उसमें सहज भाव है । सरल हृदय में कृत्रिमता 
नहीं होती । वह दिखावे से दूर रहता है । बनारसी की भक्ति 
भी स्वाभाविक ही थी। यह वात और भी पुप्ट हो गई जब यह बिदित हुआ 
कि 'कुमति' कहीं चुपचाप विलीन हो गई झौर 'सुमति' न-जाने कब श्रा विराजी 
है । वह हृदय, जो तमसाच्छनन रहता था, अभ्रव विमल ज्योति से जगमगा 
उठा है। जो हृदय करता की उप्ण उसांसों से तप्तायमान था, अ्रव दया 
की मन्द-सुगन्ध पवन से शीतलता का अनुभव कर रहा है। लालसा शअ्रव 
भी जन्म लेती है, किन्तु वह भगवान के दर्शन के अतिरिक्त और किसी 
की नहीं होती । यदि भक्त हृदय भगवान्‌ के सम्मुख जा आरती करने को 
ललकता है, तो उसमें सन्निहित लालसा भगवदपरक होने के वगरण दिव्य 
ही ठहरायी जायगी । उद्दाम भक्ति-भीने भाव हृदय में समाते नहीं, तो 
उमंगित हो, तटों को तोड़ बाहर फूट पड़ते हैं । उचका यह बलात्‌ विस्फोट 
भक्ति का पावन चित्र है। सूरदास का 'शोभा-सिन्धु न अन्त लही री' इसका 
निदर्शन हैं और वतारसी का “कवहों सुभारती हूं वाहिर वगति है” में भी वह 
ही बात है ।* 


० 
+ 


आध्यात्म पद पंक्ति, २१ वाँ पद्य, वनारसीविलास, पृ० २३६ | 
२. कबदहों सुमति छ्व कुमति को विनाश करे, 
कवहों विमल ज्योति अन्तर जगति हैं । 
कबहों दया द्वौ चित्त करत दयाल रूप, 
कबहों सुलालसा हूं लोचन लगति है ।॥ 
कवहों आरती ह्व॑ के प्रभु सनमुख आावे, . 
कवहों सुभारती ह्व वाहरि बगति हैँ । 
बरे दसा जैसी तव कर रीति तँसी ऐसी, 
हिरदे हमारे सगवन्‍्त की भगति है।॥.. 
नाटक समयसार, १।१४;, पृष्ठ ५ । 


वनारसी का आराध्य 'सुख-सागर' था। श्रर्थात्‌ उसका सुख ऐसाः था, 
जिसमें जन्म-मरण, लाभ-हानि और लीन-विलीन, का अ्रस्थै्य नहीं था; वह सहज 
था। अर्थ है, स्वाभाविक था, दिव्य था, एकतान था। उसमें ज्ञान का उजाला था, 
वह भी सहज- ही था, प्रयत्नपुर्वेक कहीं से .लाया नहीं गया था । श्रर्थात्‌ वह आत्मा 
का स्वाभवरूप स्वतः ही खिल उठा था। जब शभ्ज्ञान की परतें हट जाती 
तो ज्ञान 'राधज्यंधकार' के उपरान्त जगमगाती ऊषा की भाँति स्वत: दमक 
उठता -है। जिसमें उसका यह सहज शुभागमन हो चुका है, वह 
सहज सुख-सागर है | वनारसी ने नाटक समयसार' में उसे “ज्ञान 
. को उजागर सहज सुख-सागर” कहा है.। किन्तु यह सहज सुख तभी. उत्पन्न 
हुआ, जबकि वह देव .पहले से ही श्रेष्ठ शुरा रूपी रत्नों का आगर था। 
श्रेष्ठ गुण के दो मोड़ होते हैं--एक संसार की ओर मुड़ता है और दूसरा दिव्य 
लोक की श्रोर । बिना श्रेष्ठ गुणों के सांसारिक वैभव उपलब्ध नहीं होते, यहाँ 
श्रेष्ठ गुणों का तात्पय ऐसे-गुरणों से है, जिनके सहारे यह जीव घनोपाजेन करता 
है और भ्रन्य सांसारिक व्यवंहारों में प्रतिष्ठित मानो जाता है । दूसरा पेरमसुख 
से सम्बन्धित है । यहाँ “श्रेष्ठ गुण का अर्थ आध्यात्मिक युण' से है | उनके 
विना बड़े-से-बड़ा भक्त भव-सागर नहीं तेर सकता और न “ब्रह्मलोक' पाने में 
समर्थ हो पाता है। इस प्रकार श्रण्ठगुण दो शअ्र्थों से समन्वित है, अर्थात्‌ 
इल्ेघपवाची है । इस श्लेष-जन्य द्वंथ को मिटाने के लिए बनारसीदास ने लिखा 
कि वह 'सगुन-रतनागर' तो ' है, किन्तु. “विराग-रस-भरयौ? है । विराग-रस से 
भरा श्रेष्ठ गुण संसार से विरक्ति दिलाने वाला ही होगा । इसका तात्पर्य 
निकला कि उसमें चक्रवर्ती का पद और वेभव दिलाने की क्षमता होगी, किन्तु 
विराग-रस से संलग्न होने के कारण, वेभव-सम्पन्न, वैभवों को त्यागता हुआ . 
' बेन की राह लेगा । धन और घत के प्रति उदासीनता, संसार और संसार के 
प्रति वराग्य, दोनों साथ-साथ चलते हैं | दोनों का यह गठबन्धन जितना पावन 
है, उतना ही आकषेंक | वनारसी का “सग्रुणग-रतंनागर विराग रस भरयों है”* 
इसी का निदर्शन है । | ह 


.. इसी संदर्भ में वीतरागी भगवान्‌ से “वैभव-याचता का श्र्थ समझा जा 
सकता है। अपने-अपने श्राराष्य से भौतिक. कामनाश्रों के पूर्ण होने की प्रार्थना 
: वेष्णव और जेन दोनों ने की । दोनों को सफलता प्राप्त हुई, यह. तथ्यांशों के 





2. वही, १५, प्रथम पंक्ति, पृष्ठ २। 
, २. नाटक समयसार, १।५, द्वितीय पंक्ति, पृष्ठ २। 


रूप में उपलब्ध है । फिर भी दोनों में श्रन्तर था । एक की वेभव-याचना के मुल 
में बीतरागता का स्नेह सचिहित था, दूसरे की विशुद्ध भौतिकता से सम्बन्धित 
थी । एक अपने आराध्य से सांसारिक वेभव मांगता, किन्तु उनसे विरक्त होने का 
भाव, साथ में स्वभावत: चिपका होता, तो दूसरे की वेभव-याचना जीवन-पर्येन्त 
उपभोग के लिए होती । वीतरागी परम्परा में जिन पुण्य प्रक्रतियों से चक्रवर्ती की 
विभूति मिलती, उन्हीं से उसे त्यागने का भाव भी उपलब्ध होता । सम्राट भरत, 
जिन्होंने कैलाश के शिखर पर समूचे विश्व का जयघोष किया था, एक दिन 
वन की राह लेने को मचल उठे । श्रकस्मात्‌ उपयोग” जाग्रृत होता है, और 
चक्रवर्ती सम्राट को भी साम्राज्यों की लक्ष्मी प्रात: की वैश्या-इव फीकी और 
अनाकर्षक प्रतीत हो उठती है। उसे वैभव की चकाचौंध अ्रटका नहीं पाती । वहं 
सबके मध्य नग्न होकर तप साधने चल पड़ता है । खबास खड़े रह जाते हैं, धन- 
धान्य पड़े-के-पड़े ही रहते हैं और पुत्र-पौन्नादिक अड़े ही रहते हैं, किन्तु वह चला 
जाता है, रुकता नहीं । अ्रन्तः की अदम्य प्र रणा उसे रुकने नहीं देती । ऐसी 

होती है जैन भक्त की वेभव-याचना । भौतिकता की पृष्ठभूमि में निलीत 
आध्यात्मिकता की यह गौरवपूर्ण सुषमा विश्व-साहित्य के किस पृष्ठ पर अंकित 
मिलेगी ? इससे जेन भक्ति-परम्परा का एक महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने श्रा जात 
हैं कि राग ही विराग है, यदि उसके साथ 'विरक्ति' का भाव सन्निहित है । परियग्रह 
ही श्रपरिग्रह है, यदि उसके पीछे विरक्ति का आरकेस्ट्रा वजता ही. रहता है ॥ जीवे 
ही ब्रह्म है, यदि उसका मूल स्वर विरक्ति के सांचे में ढला होता है। जैन भक्ति 
का यह एक विशिष्ट पहलू है, जो स्पष्ट होते हुए भी अभी तक अनभिव्यकंत की 
भाँति पड़ा रहा ह 


वतारसीदास ने अपने श्राराध्य के नाम की महिमा सूर-तुलसी की. भाँति 

ही समझी थी । उनको विश्वास था कि जिनेन्द्र के नामोच्चारण में भ्रमित बल 
है । जिस भाँति पारस के स्पर्श से कृधातु स्वर्ण बन जाती-है, ठीक वैसे ही 
जिनेन्द्र का नाम लेने से पापीजन भी पावन हो जाते हैं । विश्व में सुयश से भरा 
नाम दोनों का है-एक तो भगवान्‌ का और दूसरे किसी बड़े श्रांदमी का । भगवान्‌ 
के नाम से भव-सिन्‍्धु तैरा जा सकता है, क्‍योंकि वह स्वयं श्रंनादि अनन्त है 
उनके साथ मरने-जीने की व्याधिं संलग्न वहीं है । किसी बड़े श्रादमी का सुयश 

. विस्तृत अवश्य हुआ है, किन्तु वह अस्थिर है और असत्य । जो मृत्यु और जीवन 
के फैसें से उबर नहीं सका, वह क्या सत्य होगा और क्या स्थिर । भक्त को परा 
विश्वास हूँ कि भगवान्‌ के नाम की महिमा अग्म और' अपांर है । एक वह 


ही समूचे त्रिभुवन का आधार वनने की सामथ्थ्य रखता हैँ ।! वह नाम किसी 
सरोवर के कमलों का स्पर्शकर मंद सगन्ध शीतल पवन की भाँति ग्रीष्म की भयंकर 
जलन का निवारण करता है.।* विश्व के संघर्ष ही ग्रीष्म की तपन हैं। मगवात्‌ 
के नाम से यह जीव उनमें विजय प्राप्त कर शांति और शीतलता का: अनुभव 
कर पाता हैँ । नाम-मात्र से संघर्षों की . यह जीत कितनी शानदार और शालीन 
हैं। तुलती की विनयपत्रिका और सूरदास का सूरसागर “नाम-महिमा' के ही 
'निदंशेन हैं । वहाँ शत-शत पद केवल नाम की महत्ता मुखर हो-होकर घोषित 
करते हैं । इसका अर्थ यह नहीं हैं कि ववारसीदास इन वेष्णव कवियों की सांम- 
मूला भक्ति से प्रभावित थे | उनके पीछे अपनी ही एक समृद्धतर परम्परा थी। 
आचार्य समन्‍्तभद्र (दूसरी शत्ती वि० सं०) ने लिखा कि तीर्थ कर अजितनाथ 
का नाम लेने से घट में बिराजे आतमराम' श्र्थात्‌ ब्रह्म' के त्रन्त दर्शन हो 
जाते हैं ।? आचार्य 'मेरतु ग! (वि० सं० सातवीं शती) का विश्वास है कि 
भगवान्‌ का नाम एक ऐसा मन्त्र हैँ, जिसमें असीम वल होता हुँ । उसके 
उच्चारण से आपादकण्ठमुरुश खलवेष्टितांग:' अर्थात्‌ पेर से-कण्ठ तक॑ शत ख- 
लाओं से जकड़े और 'गाढ़ बृहन्रिगडकोटिनिध्ृृष्टजंघा:” अर्थात्‌ मोटी-मोटी लोहे की 
जंजीरों से घिस गई हैं जंघायें जिनकी, ऐसे मंनृष्य शीघ्र ही वंधनमुक्त होजाते हैं।* ' 
आचार्य सिद्धसेन (वि०स० ५ वीं शती ) ने भी भगवन्‌ के नाम की अचिस्त्य महिमा 


१. “अनोदि अनंत . भगवन्त को सुजस., नाम, 
.. भव-सिन्यु. तारण-तरण  तहकीक हैं। 
' अंबेतरे मरे भी. घरे . जे .फिर-फिर देह, 
लिनलको सुजस नाम अथिर अलीक है ।॥” - 
.._'ताम निर्णय विधान, तीसरा कवित्त, वनारंसीविलास, पृष्ठ १२४-। 
. २: तुम जस महिमा अगम अपार । नाम एक त्रिभुवन आधार ।। 
अब पवन पदससर होय । ग्रीपम तपन निवार सोय ॥ 
कल्यारामन्दिर स्तोत्र मापा, ८ वाँ पद्म, बनारसीवबिलास, पृष्ठ १२४ | 


३. देखिये स्वयम्भूस्तोत्र, दूसरा श्लोक, वीर-सेवा मन्दिर, दिल्ली ; 


४. आपादकण्ठमुरु्नंखलवेष्टितांगा, ग्राढंवृहन्निगडकोटिनिश्ृष्टजंघा । 
त्वन्ताममच्त्रमनिश्श॑ मनुजा: स्मरंत:, सद्या: स्वयं वियतबन्धभयाः मवन्ति । 
मक्तामरस्तोत्रं, मानतुगाचाय, ४६ वाँ श्लोक । 


को स्वीकार किया है। * जैन, प्राकृत, संसक्षत और अपंभश्रंश के विपुल साहित्य, 
जैन पुरातत्व श्र इतिहास में जिनेन्द्र की नाम-महिमा के शतश: उल्लेख अर कित 
हैं । इसी महिमा को लेकर अनेक संहखनामों की रचना हुई । उनमें भगवज्जिन- 
सेनाचार्य (वि० सं० €वीं शती), आचार्य हेमचन्द्र (वि० सं० १२-१३ वीं शती ) 
ग्रौर पं० आशाधर ( १३ वीं शती वि० सं० ) के सहख्ननाम ख्याति. प्राप्त हैं। 
ऐसी कुछ अन्य कृतियाँ अभी पाण्डुलिपियों तक ही सीमित. हैं । मैंने उनका “जैन 
भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि' में विवेचन किया है| इसी परम्परा से अनुप्रारित्त 
होकर वनारसीदास ने हिन्दी में एक सहस्ननाम लिखा था। वह ललित गुण- 
सम्पन्न रचना है । वनारसीविलास में उसका संकलन है ।* तो इस लम्बी .और 
दर तक फेली परम्परा का बनार॒सी पर प्रभाव था । जेसा, कुछ विद्वान, वैष्णव- 
भक्ति पर बौद्धों की महायानी भक्ति का प्रभाव जताने की चेष्टा करते हैं, वेसी 
बात तो मैं नहीं करना चाहता, किन्तु जेन और वेष्णव भक्ति-काव्यों का तुलना- 
त्मक अध्ययन अवश्य होना चाहिए, उससे अनेक मौलिक तथ्यों के उद्भावन की 
सम्भावना है । हर ु ््ि 
कवि बनारसीदास ने शव गार' के स्थान पर 'शान्त' को रसों का नायक 

कहा है |? काव्य-शास्त्र के मर्मज्ञ इसे विवाद-ग्रस्त मान सकते हैं, किन्तु भक्ति के 
क्षेत्र में उसकी सत्ता का महत्व असंदिग्ध है। जेन और अजैन दोनों ही प्रकार के 
काव्यों में 'भक्ति' श्र 'शान्ति' पर्यायवाची हैं । किन्तु जहाँ भक्ति की पृष्ठभूमि 
हिसात्मक हो, वहाँ शान्ति का पर्यायवाचित्त्व विचारणीय हो सकता है । मध्य- 
कालीन भक्ति का एक पहलू हिंसा-मूलक था-बलि ही उसका-जीवन: था 4 प्रभास- 
पट्टन के प्रसिद्ध मन्दिर से संलग्न 'शक्ति' के श्रधिष्ठान की बात प्राचीन ग्रन्थों 
में उपलब्ध है। वहाँ भाद्रपद की श्रमावस की रात को ११६ कुआरी, सुन्दरी 





फ१.,  आस्तामचिन्त्य महिमा जिनसंस्तवस्ते 
नामापि पाति मवतों मवती जयन्ति ॥ 


“कल्याण मन्दिर स्तोत्र, ७ वाँ श्लोक, काव्यमाला, सप्तम गुच्छकं, निर्शयसागर 
प्रेस, वस्वई, पृ० ११। 


देखिए बनारसी विलास, जयपुर, प्रृ० ३-१६ ' 

३. प्रथम सिंगार वीर दूजी रस, तीजो रस करुना सुख़दायक 

हास्य चतुर्थ रुद्र रस पंचम, छट्ठम रस बीमच्छ विभायक ॥। 

सप्तम भय अष्टंम रस अद्भुत, नवमो सांत रसंनिकी-नायक |. 

ए नव रस एई नव्‌ नाटक, जो जहूं मंगन सोइ तिहि लायक 

“नाटक समयसार, हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १०।१३३, पृ० ३६१ । 


ट्‌ण 


... कम्याओं की वलि ही उत्तम श्रद्धांजलि थी। वज्यानी तान्त्रिक सम्प्रदाय का 
: भक्त श्मशान में मुर्दे की पीठ पर आसीन होकर, मदिरा के नशे में ध्वस्त, कपाल- 
पात्र में सद्य: जात नर-रुघिर का पान करता हुआ. जिन मन्‍्त्रों का उच्चारण 
करता है, वे भक्ति के संबेत्कृष्ट उदाहरण थे । किन्तु इस सबके पीछे भी परब्रह्म 
: का दर्शन ही मुख्य था, जो चिर शान्ति का प्रतीक है। श्र्थात्‌ भक्त इन हिसात्मक 
साधनाओं के परिपेक्ष्य में भी शान्ति चाहता था । उसे -अ्रपन्ते प्रयास के ढंग की 
ता नहीं थी, भले ही वह . उपहासास्पद रहा हो । उसे शान्ति प्राप्त न हो 
.  संकी, क्योंकि उसके प्रयत्न गलत थे | अरशान्त साधनों से शान्ति की खोज मृग- 
मरीचिका है । यह वेसा ही है, जैसा रुधिर से धोकर किसी वस्त्र को धवल रूप में 
प्राप्त करने की अ्रभिलाघा-और कीचड़ से मंलकर किसी वर्तेन की निर्मलता में 
विश्वास करना | वनारसीदास का जन्म विशुद्ध अहिंसक परम्परा में हुआ था; 
. वे हिंसा की बात सोच भी नहीं सकते थे । वेसे मध्यकालीन जैन, संस्क्ृत-प्राकृत 
साहित्य मन्त्र-तन्त्र से प्रभावित हुआ । उनकी देवियाँ मन्त्राधिष्ठात्री बनीं, शक्ति 
का अवत्तार मानी गई । वे भी दुर्जनों के लिए कराला और साधुझों के लिए 
उदारमना थीं ।* किन्तु उनमें हिसात्मक प्रवृत्ति नहीं पतप सकी, कंसे, यह एक 
लम्बा विपय है। जहाँ तक जैन हिन्दी कवियों का सम्बन्ध है, उन्होंने उस देवी 
की अधिक आराधना की, जो मन्त्र-तन्त्र से नितान्त अ्रस्परश्य॑ थी। वह थी देवी 
सरस्वती । जैन हिन्दी के श्रधिकांश काव्यों का प्रारम्भ सरस्वती-वन्दना से हुआ । 
महांकाव्यों और खण्ड काव्यों के मध्य 'सरस्वती' को प्रतिष्ठित स्थान मिला । 
मुक्तक रूप में. भी उसकी स्तुतियों की रचना की गई। उन्होंने प्राचीन जैन पुरातत्व 
और संस्क्ृत-प्राकृत के स्तोत्रों की ही भाँति सरस्वती को शुक्लवर्णा, हंसवाहना, 
चतु भुजा, वरद कमलान्विंतदक्षिणकरा और पुस्तकाक्षमालान्वितवामकरा के 
गीत गाये । बनारसीदास का 'शारदाष्टक' उसका प्रतीक है ।* उसमें १० पद्च हैं । 
आगे की सभूची सरस्वती-वन्दनाश्रों पर उसका प्रभाव है । उससे भूधरदास भी 
अ्रछूते नहीं बच सके हैं। यद्यपि झ्राज तक भारत के प्रत्येक जैन मन्दिर में भूधरदास 
की सरस्वती-वन्दना' का अधिक उच्चारण होता है, किन्तु इसका कारण -उसका 
अधिक प्रचांर श्रौर प्रकाशन ही कहा जा सकता है। जहाँ तक संगीतात्मक लय 
का सम्बन्ध है, वह बनारसी में ही अधिक है । एक उदाहरण देखिये-- - 
“४ भ्रकोपा अमाना श्रदम्भा अलोभा 
श्र्‌ तज्ञान-रूपी . मतिज्ञान शोभा। 


१. देखिए मेरा ग्रस्थ, 'जेन भक्तिकाव्य की पृष्ठभूमि”, पृ० १४१-१८२ । 
२. बनारसी विलास, जयपुर, पृ० १६४५-६७ । ् ० 


महापावनी भावना भव्यमानी, 
नमो देधि वागीश्वरी जैनवानी || 
अशोका मुदेका विवेका विधानी, 
जगज्जस्तुमित्रा, विचित्रावसानी । 
समस्तावलोका. निरस्तानिदानी, 
नमो देवि वागीश्वरी जैनवानी ॥”* 


वनारसीदास ने आचायें कुन्दकुन्द श्रौर उनकी टीकाश्रों का तलस्पर्शी 
ग्रध्ययन किया था। अ्रत: उनमें अ्रध्यात्म रस की प्रधानता हो गई थी । 'नाटक - 
समयसार' उनकी श्रात्मानुभूति का ही दीपस्तंभ है। श्रात्मा भले ही ज्ञान रूप हो, 
किन्तु उनकी अ्रनुभूति भाव का विषय है, और उसका भावोन्मेष साहित्य का 
प्राण है। इसी कारण 'समयसार' दर्शन का ग्रन्थ था और “नाटक समयसार' 
साहित्य का उत्तम निदर्शन माना गया है। वनारसी का पाठक यह स्वीकार 
करेगा ही कि उनमें भाव-तस्तु प्रधान थे और इसी कारण वे एक सफल व्यापारी 
नहीं वन सके । उन्होंने ज्ञान को भी भाव की 'टार्च!ं से देखा । उनका ऐसा देखना 
उमास्वाति के 'सम्यक्‌-दर्शनज्ञानचारित्राशि मोक्षमार्ग, के अनुकूल ही था। 
दर्शन का प्रथम सन्निवेश भाव की प्राथमिकता को बताता है। इसके साथ ही 
यह भी सत्य है कि भाव ने ज्ञान को देखा निरन्तर । ज्ञान के बिना भाव चेतन्य* 
हीन होकर वालुका के कणा-जैसा निस्पन्‍न्द रह जाता । ज्ञान के सतत प्रकाश ने 
भाव को जायूत रखा । दोनों एक-दूसरे के होकर जिये । इसी कारण-वनारसी 
का काव्य ज्ञान-मुला भाव और भाव-मूला ज्ञान का प्रतीक है। अतः उनकी 
भक्ति कोरी भाव-मूला नहीं, अपितु ज्ञान ममन्विता भी थी । उसे लोग भले ही 
ज्ञान-मूला भक्ति कहें । भाव-मार्गी उसे भक्ति पूलक ज्ञान भी कह सकते हैं । 
. तात्पये है कि उनकी भक्ति में आत्म-ज्ञान का पुट मिला रहा | इसी कारण वह 
पुष्ट हुई, यह॒ वात बनारसीदास के काव्य से स्पष्ट ही है । यदि भक्ति शांति की 
पर्यायवाची है तो आत्मज्ञान उसका सहचर है । दोनों का अविनाभावी संबंध 
है। इस सम्बन्ध से वनारसी की भक्ति में जेसा आकर्षण उत्पन्न हुआ, 
मध्यकालीन अन्य किसी.-हिन्दी कवि में नहीं । और इसी कारण उन्हें हिन्दी के 
भक्ति-साहित्य का मान-स्तंभ कहना चाहिए । 


१. शारदाष्टक, ईठा और ध्वाँ पद्य, बनारसीबिलास, पृ० १६६-६७। 


मध्यकालीन जैन हिन्दी कवियों 
... की शिक्षा-दीक्षा 


ह कवि सधारु ( वि० सं० १४११ ) ने श्रपने प्रद्युम्नचरित्र में लिखा है 
“मैंने एरछ नगर में वस कर यह चरित्र सुना और मैं इस पुराण की रचना में 
समर्थ हो सका । जो कोई मनुष्य इसे पढ़ेगा वह स्वर्ग में देव होगा और वहाँ से 
चुयकर मुक्ति रूपी स्त्री वरेगा.। जो सुनेंगे उनके भी श्रशुभ कर्म दूर हो जायेंगे । 
इससे स्पष्ट हैं कि उस समय जैन शिक्षा के प्रमुख केन्द्र जेन मन्दिरों में होने वाले 
'शास्त्र-प्रवचन थे । इन प्रवंचनों में ऐसे श्रोता भी श्राते थे जो न पढना जानते थे 
श्रौर न लिखना, केवल श्रवरा-मात्र से ही वे जेन सिद्धांत में नेपुण्य प्राप्त कर लेते 
_ थे। जो श्रोता पढ़े -लिखे होते थे, वे पण्डित. ही बनते थे । पद्य-मय पुराणादि के 
सुनने से उनमें कवित्व. शक्ति का भी उन्मेष होता था। सधारु ने भी ऐसे ही 
किसी शास्त्र-प्रवचन में प्रद्यम्त चरित्र सुना था । 


बवेताम्बर आचाये होनहार बालकों को कम उम्र में ही दीक्षा देकर साधु 
बना लेते थे. साधु बालक की शिक्षा संघ में ही आरम्भ होती थी। वहाँ वह 
' विद्वान्‌ भी बनता था और संयम का आचरण भी करता था | हिन्दी के प्रसिद्ध 
कवि मेरुनन्‍्दन उपाध्याय ने कम उम्र में ही, श्रपने गुरु जिनोदय  सूरि से दीक्षा 
ली थी। जिनोदय सूरि भी केवल ८ वर्ष की उम्र मेंजवकि वे समरा कहलाते 
-थे, श्री जिंनकुशल सूरि के पास दीक्षित हुए थे । सोमसुन्दर सूरि ने ७ वर्ष की ही 
वय में जयानन्द सूरि के पास दीक्षा धारण की थी । अपने-अपने गुरुओं के संघ 
में इन नव दीक्षित बाल साधुओं का अध्ययन चला । यह परम्परा ब्राह्मण आश्रमों 
की भाँति थी, किन्तु अ्रन्तर इतना ही था कि श्राश्रम.का विद्यार्थी २५ वर्ष के 
' उपरान्त गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, जबकि जैन दीक्षित बालक के लिए 
यह अवसर संदा-सवेदा के लिए बन्द हो चुका रहताथा। 


हल 


सूरियों में विद्धत्ता की परम्परा चली आ रही थी। वे स्वयं तो प्राकृत- 
संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान होते ही थे, अपने शिष्यों को भी वैसा ही बनाने का 
प्रयास करते थे । सोमसुन्दर का जन्म वि० सं० १४३० में हुआ था । उन्होंने 
१४३७ में साधु पद धारण किया और वि० सं० १४५० में वे एक ख्याति प्राप्त 
विद्वान्‌ माने जाने लगे थे । वि० सं० १४५७ में श्राचाय पद पर प्रतिष्ठित होते 
ही उनका यश चतुर्दिक में व्याप्त हो उठा। अर्थात्‌ उन्हें प्रकाण्ड विद्वान बनने 
में २० वर्ष लगे । नन्दिरत्त गणि आदि अनेक थिद्वांनों ने उनका श्रद्धापूर्वक 
स्मरण किया है । वे जो कुछ बने अपने गुरु और संघ में रहकर ही । 


वह युग वाद-विवादों का था । राज दरवारों में उन्हीं का सम्मान होता 
था जो विजयी होते थे । सूरियों के शिष्यों की प्रतिष्ठा समृचे भारतवर्ष में थी । 
कहा जाता है कि उपाध्याय जयसागर के शिष्य सुर-गुरु को भी पराजित करने 
में समर्थ थे । यह उनकी ग्रखण्ड साधना.के अनुकूल ही था । ये साधु-संघ में छोटे- 
छोटे वालकों को अनवरत परिश्रम के साथ संयम और विद्या के क्षेत्र में अनुपम 
बना देते थे । श्राज समूचे विश्व की कोई शिक्षा-संस्था ऐसा नहीं कर सकती । 
आज यदि कोई विद्वान वन भी जाता है, तो या तो चरित्र-हीन होता है या 
श्रहंकारी । आधुनिक चरित्र की परिभाषा केवल सभा-परिपदों की शिष्टता तक 
ही सीमित रह गई है । भारतीय शिक्षा संस्थाओ्रों में अ्नुशासनहीनता चरित्र की 
कृत्रिम परिभाषा स्वीकार कर लेने से हुई है। मध्यकाल के जैन साथु-संघों में 
अनुशासन की कोई समस्या नहीं थी। यद्यपि आश्रमों के रहने वाले शिष्य 
कभी-कभी विद्रोही भी. हो. जाते थे, जैसा कि 'भूलापारीय जांतक' में लिखा है कि 
एक आश्रम के शिष्यों ने अध्यापकों की समानता का दावा करते हुए उनकी 
विनय करना त्याग दिया था। किन्तु जेन संघों के शिष्य विनय की मूर्ति ही होते 
थे। वहाँ एक ऐसा अनुशासन का वातावरण रहता था, जिसमें कोई शिष्य 
विरोधी विचार ला ही नहीं पाता था । | 


कलियुग का प्रभाव विद्या-कैन्द्रों पर पड़ा था । गुरु के प्रति विद्यार्थी रोष 
दिखाते थे शोर अपने हठ पर ही चलते थे । हीरानन्द सूरि ने कलिकालरास का 
निर्माण विं० सं० १४८६ में किया था। उसमें तत्कालीन विद्यार्थियों और विंद्या- 
केन्द्रों को हीनदशा का वर्णन है । किन्तु उस समय भी जैन संधों- के वॉल सांधु 
अ्रत्यधिक विनय और श्रद्धा के साथ विद्या ग्रहण में संलरत थे । हीरानन्द सूरि 
जैसे चरित्र निष्ठ विद्वाव्‌ जिस संघ में बने थे, उसकी परम्परा पर, कलियुग का 
प्रभाव नहीं था । हीरानन्द एक उत्कृष्ट कोटि के कवि भी थे । उन्होंने वस्तृपाल 


तेजपालरास; दशार्णभद्गवरास, जम्मू स्वामी विवाहला: और स्थुलभद्रबारहमासा 
का निर्माण किया था । 


भट्टारक और उनके सम्प्रदाय भी शिक्षा के जीवन्त केन्द्र. थे । वे अपने 
 शिष्यों को सूरियों की भभाति ही व्युत्पन्न बनाते थे । वे जैन दर्शन साहित्य और 
' सिद्धांत के साथ-साथ अपने शिष्यों को मन्त्र, ज्योतिष और वेद्यक विद्या.भी 
' प्रदान करते थे । भट्टारक्क सकलकीति संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने 
संस्कृत में १७ ग्रन्थ लिखे हैं | वे हिन्दी के सामथ्यंवान्‌ कवि थे । उन्होंने 
आराघना प्रतिवोधसार, शमोकारफलंगीत,नेमीश्वरगीत,और मुक्तावलीगीत भ्रादि 
अनेक मुक्तक कृतियों का निर्माण किंया है । वे मन्त्र विद्या में पारंगत थे | सकल- 
कीति के छोटे भाई ब्रह्म जिनदास ( वि० सं० १५२० ) भी बहुत बड़े विद्वान थे । 
उन्होंने हिन्दी में अनेक प्रवन्ध काव्यों का भी निर्माण किया है। उन्हें समची 
'शिक्षा-दीक्षा भट्टारक संकलकीत्ति से ही मिली । ब्रह्म जिनदास ने अपनी प्रत्येक 
. रचना में अपने बड़े भाई को “गुरु भी कहा है।यह सच है कि भ्रट्टारकों की : 
शिष्य परम्परा अक्षुण्ण गति से चलती रही । उनका सरस्वती गच्छ' सरस्वती 
प्रदान करने में सदेव प्रसिद्ध रहा । उनके विद्यार्थी आध्यात्मिक चिन्तन और 
कवित्व शक्ति के केन्द्री भूत प्रमाणित होते रहे हैं 


उस समय शिक्षा, दीक्षा और विद्या देने वाले गुरु पृथक-पुथक होते थे । 
: दीक्षा बंही दे सकता था जिसने विद्या और चरित्र को समान रूप से अपने जीवन 

उतार लिया हो । उसे आचार्य कहते थे । सूरि और भट्टारक दोनों. ही . दीक्षा 
देने का कार्य करते थे | विद्या-गुह को 'उपाध्याय' कहा जाता था. । लघुराज को 
दीक्षा देने वाले थे श्री लक्ष्मीसागर सूरि (वि० सं० १५२६) और विद्या-गुरु थे 
श्री -समयरंत्न .। दीक्षा के समय दीक्षागुरु नवदीक्षित को नया नाम देता था । 
लघुराज दीक्षा के वाद लावण्य समय कहलाये । दीक्षा के समय शिष्य की पात्रता 
की जांच की जाती थी । इस जांच के साधनों में ज्योतिष का प्रमुख स्थान था । 
मुनि समयरत्न ने लघुराज के जन्माक्षेरों पर विचार करके ही कहा था कि 
तुम्हारा पुत्र तप का स्वामी होगा अथवा बह कोई तीर्थ करेगा । 


सूरियों और भट्टवारकों में कवित्व शक्ति का होना भी गौरव का विषय 
. माना जाता था । उनके संघों का वातावरण ऐसा होता था कि दीक्षित बालक 
'यथा समये स्वत: कविता कर उठता था.। थोडा-बहुत प्रयत्न भी भ्रवश्य ही किया 
. जाता होगा. । लावण्पसमय ने एक स्थान पर लिखा है, “सोलहवें वर्ष में मुझ पर 


सरस्वती की कृपा हुई श्रौर कवित्व शक्ति का ज़न्म हुआ ।” संवेगसुन्दर उपाध्याय 
( वि० सं० १५४८) भी ऐसे ही एक कवि थे | उनमें कविंत्व शक्ति का जन्म 
गुरु के सान्निध्य से हुआ था । इनकी कवित्व शक्ति को स्फुरण देने के लिए प्रयत्न 
भले ही हुआ हो, किन्तु वे 'कृच्छ प्रयत्न-साध्य' नहीं थे, ऐसा उनकी कविता से 
प्रमाणित ही है । 


मन्त्र विद्या का शिक्षण सूरिसंघ और भट्टारक सम्प्रदाय की विशेषता-थी । 
यह विद्या १६ वर्ष से कम के विद्यार्थी को नहीं दी जाती थी | ईश्वर सूरि 
(वि० सं० १५६१) ने नाडलाई के मन्दिर की श्रादिताथ की प्रतिमा. का, मन्त्र 
के वल पर ही उद्धार किया था । यह वह प्रतिमा थी, जिसे यशोभद्र सूरि 
(वि० सं० ६९४ में ) मन्त्र शक्ति के वल पर लाये थे। भट्टारक ज्ञानशभूषण को 
जो असीम ख्याति प्राप्त हुई थी, उसका कारण विद्वत्ता और कवित्व शक्ति के 
साथ मन्त्र शक्ति भी थी। उन्हें ये तीनों शक्तियाँ. अपने गुरु भुवनकीति से. प्राप्त 
: हुई थीं। इनके आधार पर ही राजाधिराज .देवराज ने उनके चरणों.की 
श्राराधना की थी | भट्टारक शुभचन्द्र भी इसी परम्परा में हुए हैं । उन्हें तो 
नत्रिविध विद्याधर" और 'पट्भाषा कवि चक्रवर्ती" कहा जाता है। वे भी मन्त्र- 
विशारद थे । दोनों उपयु क्त भट्टारकों की गणना हिन्दी के उत्तम कवियों में की 
जाती है । इन विद्वानों के निर्माण का श्रेय गुरु को तो है ही, किन्तु संघों के उस 
वातावरण को भी है, जिसके निर्माण में परम्पराएँ खप गई होंगी । विद्यार्थी को 
प्रेरणा मिलती थी और वह अ्धिकाधिक जिज्ञासा के साथ श्रागे बढ़ता ही 
जाता था । । 


विद्वानों की विद्या-प्राप्ति में राजात्रों के हस्तलिखित संग्रहालयों का 
महत्वपूर्ण योगदान रहा है । उन्होंने इन संग्रहालयों में वेठकर विद्याध्ययन किया 
और नवीन कृतियों का निर्माण भी किया । कहा जाता है कि आचार्य कुन्दकुन्द 
ने अपना प्रसिद्ध शोध ग्रन्थ 'नमयसार' एक राजपुस्तकालय में ही बैठकर पूरा 
किया था । हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि विनयचन्द्र मुनि ( वि० सं० १५७६) ने 
अपना ख्याति प्राप्त काव्य 'चूनड़ी! गिरिपुर के नरेश अजयराज के राजविहार 
में वंठकर लिखा था। 


हस्तलिखिंत ग्रन्थों का संग्रह राजपुस्तकालयों के अ्रतिरिक्त प्रत्येक जेन 
मन्दिर के सरस्वती -भण्डारों में भी रहता था | श्राज भी-जैन मन्दिर सरस्वती - 
भण्डारों के बिना अंघूरे ही माने जाते हैं। उस समय बड़े-बड़े नगरों. के प्रमुख 
सन्दिरों- के. सरस्वती-भण्डारं .ऐसे हस्तलिखित -ग्रन्थों. से भरे रहते थे । उनसे 


जनसाघारणं तो लांभान्वित होता ही था, विद्वाच्‌ और मुनियों-की खोजें भी 
उन्हीं पर श्राधारित थीं। कवि- ठकुरसी ने चम्पावती के पाश्वे. जिन मन्दिर में - 
बैठकर ही अनेक काव्यों का निर्माण किया था। चम्पावती धन-धान्य से पूर्ण 
नगरी थी । उसके वैभव का वर्शान अन्तगडदसाश्रों' में किया गया है | वहाँ का 
जैन साध्वी विद्यालय प्रसिद्ध था । इसी विद्यालय में महाराज श्रेरिक की पत्नी 
काली और सुकाली ने जिन-दीक्षा लेकर अ्ध्ययन्त किया था। इसकी आचार्या 
अज्जा-चन्दना' थी । ब्रह्म अजित (१६ वीं शती) ने भडौंच के जन मन्दिर के 
सरस्वती भंण्डार में रहकेर ही संस्कृत में 'हनुमच्चरित्र” की रचना की थी । इसमें . 
२००० श्लोक हैं | भडौोंच भी व्यापारिक कनद्र होने के कारण एक समृद्धिशाली 
नगर था । इसी भाँति कुशललाभ (वि० सं० १६१६) ने जेसलमेर के रावल 
हरराज के प्रसिद्ध जैन मन्दिर में बैठकर “पृज्यवाहणंगीतम्‌ आदि भक्ति परक: 
मुंक्तक काव्यों का निर्माण किया था.। जैसलमेर भारत का प्रमुख शिक्षा 
केन्द्र था । 


. कवि बनारसीदास के अर्धक्थानक' से स्पष्ट है कि उस समय जौनपुर 
जेसे समृद्धिशाली नगर में भी कोई विशाल जेन विद्यालय नहीं था। उनके पिता 
खड़गसेनं . ने एक चटशाला में शिक्षा पाई थी । बनारसीदास भी उसी में पढ़े थे । 
उसके मुख्य विषय अक्षर-ज्ञान और गणित थे । श्रौर श्रधिक शिक्षा लेने के लिएं 
वनारसीदास को पं० देवदत्त के पास भेजा गया.। इन पडितों के घर हायर 
. सेकैण्डरी स्कूल का काम करते थे । पं० देवदत्त के यृह-स्कूल के मुख्य विषय-कोष, 
ज्योतिष, साहित्य और धर्म के साथ-साथ कोकशास्त्र भी था | इससे प्रतीत 
होता है कि अनिवाये विषयों में कोकशास्त्र की गणना थी। इसके श्रध्ययन से 
वालक मानव की मूल और प्रमुख मनोवृत्ति को सही रूप में समझ पाता था । 
वनारसीदास आसिखवाज बने थे, वह कोकशास्त्र का नहीं, श्रपितु उनकी संगति 
का प्रभाव था | किसी भी विषय की सही जानकारी, जीवन को सही मोड़ देती 
है, गलत नहीं । । 


उपयु कक्‍त कथन से स्पष्ट है कि पं० देवदत्त की शिक्षा भी कॉलिज-स्तर की 

नहीं थी । वनारसीदास को पंडित “वबनाने-का श्रेय उस .'सैली' को है, जिसके 
वे स्थायी सदस्य थे । 'सैली' का अर्थ है 'गोष्ठी” । आगरे में एक ऐसी गोष्ठी थी 
जिसमें निरन्तर आध्यात्मिक चर्चा हुआ करती थी-। इंस चर्चा को सुष्ठु रूप देने 
के लिए, गोष्ठी के सदस्य अपने व्यापारिक कृत्यों को छोडक़र भी अव्यात्म संबंधी 
थों का अध्ययन करेते थे। बनारसीदास श्रौर उनके साथियों ने पहले समयसार 


की राजमल्लीय टीका पढ़ी और उससे वे कुपथगामी हो गये। जब पाण्डे रूपचन्द्र 
जी वहाँ श्राये तो उनसे गोम्मटसार पढ़ने के उपरान्त उनका ज्ञान निर्मल हुश्ना । ' 
वनारसीदास ने इस गोष्ठी में पढ़ा, सुना और मनन किया । परिणाम-स्वरूप . 
वे पंडित बन गये । कवित्व शंक्ति-तो उन्हें जन्म से ही मिली थी । इस पाण्डित्य 

के समन्वय से उनकी रचनाएँ “भावसंकुल ज्ञान' की प्रतीक हैं । 


यह 'सेली' आगे चलकर 'वाणारसिया सम्प्रदाय के नाम से अ्रभिव्यात 
हुई | इस सम्प्रदाय की विशेषता थी आध्यात्मिक कविता. । बनारसीदास के 
उपरान्त कुअरपाल प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने इस आध्यात्मिक परम्परा को . 
विकसित किया । महामहोपाध्याय मेघविजय जी ने अपने थुक्ति प्रवोध' में 
उनकी चतुर्दिक में व्याप्त ख्याति को स्वीकार किया है। कुश्ररपाल की प्रेरणा 
से ही हेमराज ने 'सितपट चौरासी बोल' की रचना की थी | जगजीवन भी इस 
सेली' के गण्यमान्य व्यक्ति थे । उनके प्रोत्साहन से हेमराज ने पंचास्तिकाय की 
भाषा टीका लिखी थी । श्रागे चलकर वि० सं० १७८१ में भूधरदास भी इसी . 
सम्प्रदाय के सदस्य बने । उन्होंने आ्राध्यात्मिक चर्चा में रस लिया और प्रसाद 
गुणा युक्त कविता भी रची । मनराम को तो वनारसीदास का सान्निध्य प्राप्त 
हुआ था। 'मनराम विलास' में भाव-गर्भित आध्यात्मिकता ही श्रभिव्यड्जित 


हुई है । 


कवि द्यानतराय (वि० सं० १७३३) के समय में आगरे में पं० मानसिंह 
और विहारीदास की 'सैली' चलती थी । मानसिंह की सेली' से प्रभावित होकर 
दानतराय की जैन धर्म में प्रगाढ़ श्रद्धा हुई थी । उस समय दिल्‍्लीं में पं० सुखानन्द 
की सैली मान्य थी । दिल्‍ली आने पर कवि द्यानतराय इस सैली के सदस्य वन गये 
थे। यद्यपि द्यानतराय की पुंजाओ्ों और श्रारतियों में भक्ति का स्वर ही प्रबल है 
किन्तु उनके पद आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं | श्राध्यात्मिकता से युक्त होते हुए 
भी ऐसे सरस पदों की रचना हिन्दी का अन्य कोई कवि नहीं कर सका | हिन्दी 
के इस महत्वप॒र्णा योगदान का श्रेय पं० मानसिंह और पं० सुखानन्द .की सेलियों 
को दिया जाना चाहिए । जयपुर, सांगानेर और बीकानेर में भी ऐसी ही सेलियाँ 
थीं। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि लक्ष्मीचन्द्र सांगानेर की 'सैली' में व्युत्पल्न बने थे । 


सेलियों के अतिरिक्त कहीं-कहीं उच्च जैन शिक्षा देने के लिए .विद्यालय 
भी थे। प्राचीनकाल में तो ऐसे विद्यालय चम्पा, राजयूह, वेशाली, हस्तिनापुर, 
बनारस और श्रावस्ती आदि अनेक नगरों में फैले हुए थे, किन्त मध्यकाल-तक 
आते-श्राते उनका नितान्त अभाव हो गया था । बनारस-जैसे एक दो स्थानों पंर 


.: ही अवशिष्ट रह गए थे । पांडे रूपचन्द्र को जैन दर्शन की अ्रध्ययन करने के लिए 
बनारस भेजा गया था । वहाँ रहकर उन्होंने जेन व्याकरण, साहित्य और दर्शन में 

.... विचक्षणता प्राप्त की थी । बनारसीदास की शुद्ध आ्राध्यात्मिक चेतना पांडे रूपचर 
' की ही देन.है। श्वेताम्बर विद्वान यशोविजय जी उपाध्याय, जिन्होंने हिन्दी में 
_- “जस विलास' का निर्माण किया था, ,एक ग्रृहस्थ से पुरस्कार-स्वरूंप. धन पाकर 
बनारस गये और वहाँ तीन वर्ष तक विविध दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहे । 
, बिनयविजंय जी को भी गम्भीर विद्वत्ता बनारस में अध्ययन कंरने से ही प्राप्त 
हुई थी.।. वितय विजय ने “विनय . विलास” की हिन्दी में रचना की थी। वह 


ह . एक प्रसिद्ध कृति है । 


: मध्यकालीन जैन हिन्दी के कवियों को उदू शौर फारसी का भी अच्छा 
ज्ञान था। विशेषकर उन कवियों को जो दिल्‍ली और आगरा की ओर के रहने 
वाले थे । 'भैय्या' भगवतीदांस के 'ब्रह्मविलास' में अ्रनेक ऐसी कविताए हैं, जिनमें 
. उदू -फोरसी के शब्दों की. बहुलता है । कवि बनारसीदास ने जौनपुर के नवाब ' 
. के बंड़े बेटे. किलिच को संस्कृत उद-फारसी के माध्यम से-ही पढ़ाई थी । 
' ््यानंतराय के पदों में उदृ के शब्द बिखरे हुए हैं । विंनोदीलांलजी का 'नेमजी 

का रेखता' फांरसी मिश्चित उदू में लिखा गया.है। 


. ». इन कंबियों को उद्‌ -फारसी का ज्ञान दो-प्रंकार से. मिला था-एक तो 
मकंतबों और मदरसों से, दूसरे उस्तादों और. मौलवियों. से, जो बहुत कम रुपयों 
पर घर .पढ़ाने चले जाते थे। इतिहास की किताबों में भले ही औरंगजेब को 


. * संकीर्ण विचारों का बताया गया हो, किन्तु यह संच है कि उसने मदरसों और 


मकतबों का जाल-सा विछा दिया था.। उसके द्वारा शिक्षा प्रणाली में भी पर्याप्त 
सुधार किया गया । इसके लिए जैन कवियों ने औरंगजेब की प्रशंसा की है । 
प्रसिद्ध कवि रामचन्द्र और जगतराम ने उसके शासन को सख-चैन से भरा तथा 
न्यायपूर्णा बतलाया है । 


उस समय -मकतब तो नितांत राज्य की ओर से ही संचालित होते थे 
किन्तु मदरसों में श्रधिकांश ऐसे थे, जो धनवंतों के सहयोग पर निर्भर थे । जैन 
श्रीमन्‍्तों ने इन मदरसों को सब-से-अधिक दान दिया था | अकवर ने तो मदरसों 
के अतिरिक्त हिन्दू विद्यार्थियों के लिए अनेक विद्यालयों की भी स्थापना की थी । 
इनमें हिन्दू, जेन शोर बौद्ध साहित्य और दर्शन का अध्ययन होता था। अ्रकवर 
ने आगरा में एक विशाल पुस्तकालय की भी स्थापना की थी । उसमें जैन धर्म 
के ग्रन्थों का भ्रच्छा संचय था। सम्राट अकबर ने वि० सं० १६३८ में श्री हीौर 


विजइ सूरि को इस पुस्तकालय के जैन धर्म सम्बन्धी ग्रन्थ दिखाये थे । श्री 
हीर विजइ सूरि की दिद्वत्ता से प्रभावित होकर सम्राट ने उन्हें गुरु की उपाधि 
से विभूषित किया था । | 


उपयंक्त विवेचन से प्रमाणित है कि जैन हिन्दी कवियों की शिक्षा 
पाठशालाशों, मकतवों, मदरसों, सैलियों, भट्ठारक सम्प्रदायों, मुनि संघों श्र 
व्यक्तिगत गुरुओं के सान्निध्य में हुई थी । अधिकांश जन कवि विद्वान थे और 
सहृदय भी । उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का कुछ ऐसा वातावरण मिला जिससे एक 
ओर तो वे ककंश तर्क और दार्शनिक ग्रन्थों का श्रध्ययन कर सके और दूसरी 
झोर कविता की सरस प्रस्विनी प्रवाहित करने में भी समर्थ हो सके। . 
श्राध्यात्मिक अनुभूतियों का जैसा भावोन्मेष जैन कवियों के काव्य में हष्टिगोचर . 
होता है, श्रन्यत्र नहीं । आचाये कुन्दकुन्द के समयसार नाम के जटिल ग्रन्थ को 
साहित्यक रूप देना बनारसीदास की.- कवि सामर्थ्य का द्योतक है। पाण्डे रूपचन्द्र 
गोम्मटसार जैसे शुष्क ग्रंथ के विशेषज्ञ थे । उन्होंने परमार्थी दोहाशतक, गीत 
परमार्थी, मंगलगीत, नेमिनाथ रासा, खटोलनागीत आदि रस-विभोर बना देने 
वाले मुक्तक काव्यों का भी निर्मार/ किया | यशोविजय और विनय-विजय ने 
प्राकृत भर संस्कृत में शताधिक सैद्धान्तिक ग्रन्थों की रचना की । वे दोनों गुजराती 
और हिन्दी के प्रतिष्ठित कवि भी माने जाते हैं | सरस्वती गच्छ बलात्कारगणा 
की परम्परा में होने वाले भट्टारक सकलकीति, ज्ञानभूषण और शुभचन्द्र आ्रादि 
की विद्वत्ता और आध्यात्मिक कविता दोनों ही में समाच गति थी । 


परम्पराओं ने वातावरण बनाया था और वातावरण विद्वान और कवि 
दोनों को एक साथ जन्म देने में समर्थ हो सका । 


.  मध्यकालीन जैन हिन्दी कवियों की 
हे की प्रेम साधना 


... . भक्तिरस का स्थायी- भाव भगवद्विषयक अनुराग है। इसी को शाण्डिल्य 
ने 'परानुरक्ति:कहाो है। परानुरक्ति: गम्भीर अनुराग की कहते हैं । गम्भीर अनुराग 
ही प्रेम कहलाता है। चैतन्य महाप्रभु ने रति श्रथवा अनुराग के गाढ़े हो जाने को 
ही प्रेम कहा है ।* "भक्ति रसामृत सिन्धु' में लिखा है, “सम्यकः मसूरितत स्वान्तो 
ममत्वातिशयोक्ति: भाव: स एवं साद्धात्मा बुध: प्रेम निगद्यते ।?” हि 


... प्रेम दो प्रकार का होता है--लौकिक और अलौकिक | भगवद्विषयक 
अनुराग अलौकिक प्रेम के अन्तर्गत भ्राता है । यद्यपि भगवान्‌ का ओतार मान कर 
उसके प्रति लौकिक प्रेम का भी आरोपरा किया जाता है, किन्तु उसके पीछे 


- “अलौकिकत्व सदेव छिपा रहता है । इस प्रेम में समुचा आत्मसम्पेण होता है भौर 


प्रेम के प्रत्योग्मन' की भावना नहीं रहती । अलौकिक प्रेम जन्य तल्‍लीनता ऐसी 
'विलक्षण होती है कि दूं ध भाव ही मृत हो जाता है । फिर प्रेम में प्रतीकार का 
भावकहाँ रह सकता है।.. || | आथ+॥र 


'सारियाँ प्रेम कीं प्रतीक होती हैं। उनका हंदय एक ऐसा कोमल और 
सरस थाला है, जिसमें प्रेम भाव, को लहलहाने में देर नहीं लगती । इसी कारण 
भक्त भी कांताभाव से भगवान्‌ की आराधना करने में अपना श्रहोभाग्य समभता 


१ .शाण्डिल्य भक्ति सूत्र, १।२, पृ० १ 

२. चैतन्यचरितामृत, कल्याण, भक्ति अंक, वर्ष ३२, अंक- १, पृ० ३३३ 

३. श्री रूपगोस्वामी, हरिमक्तिरसामृतसिन्धु, गोस्वामी दामोदर-सम्पादित, अच्युत ग्रन्थ- 
* माला कार्यालय, काशी, वि० सं० १६८८, प्रथम संस्करण, १।४।१ 


है । भक्त 'तिया' वनता है और भगवान “पिय” यह दाम्पत्य भाव का प्रेम जैन 
कवियों की रचनाओं में भी होता है । वनारसीदास ने अपने “्रध्यात्मग्रीत' में 
आत्मा को नायक और 'सुमति! को उसको पत्नी बनाया है। पत्नी पत्ति के 
वियोग में इस भाँति तड़प रही है, जैसे जल के बिना मछली । उसके हृदय में 
पति से मिलने का चाव निरन्तर वढ़ रहा है । वह अपनी समता नाम की सखी 
से कहती है कि पति के दर्शन पाकर मैं उसमें इस तरह मस्न हो जाऊंगी, जैसे 
वूद दरिया में समा जाती है । मैं अ्पनपा खोकर पिय सू' मिलूगी, जेसे ओला 
गलकर पानी हो जाता है ।* अन्त में पति तो उसे अ्रपने घर में ही मिल गया । 
और वह उससे मिलकर इस प्रकार एकमेक हो गई कि द्विविधा तो रही ही नहीं । 
उसके एकत्व को कवि ने अनेक सन्दर-सुन्दर दृष्टान्तों से पुष्ट किया है | वह 
करतृति है श्रौर पिय कर्ता, वह सुख-सींव है और पिय सुख-सागर, वह शिवनींव 
है और पिय शिवमन्दिर, वह सरस्वती है और पिय ब्रह्मा, वह कमला है और 
पिय माघव, वह भवानी है और पति शंकर, वह जिनवाणी है और पति 
जिनेन्द्र ।* 





१. मैं विरिन पिय के गभावीन, 
त्यां तलफौं ज्यों जल बिन मीन । 
होंहे मगत मैं दरशन पाय, 
ज्यां दरिया में बूंद समाय। 
पिय सों मिलौं अपनपो खोय., 
झोला गल पाणी ज्यों होय। । 
अध्यात्मगीत, वनारसी विलास, पृ०. १५६-६० - 
- पिय मोरे घट मैं पिय माहि। 
जल तरंग ज्यों दुविधा नाहि।. 
पिय मो करता मैं करतूति । 
'पिय ज्ञानी मैं ज्ञान विनभृति । 
पिय सुखसागर मैं सुख सींव, 
पिय शिवमन्दिर मैं शिवनींव । 
पिय ब्रह्मा मैं सरस्वति नाम, 
पिय माघव मो कमला . नाम |. 
पिय शंकर मैं देवि भवानि 


द 


पिय. जिनवर मैं केवलवानि ॥ ८ 
अध्यात्मगीत, बनारसी बिलास, पृ० १६१ । 


शी 


कवि. ने सुमति रानी को “राधिका” माना है ।.उसका सौंदर्य और चातुर्ये 

'सब कुछ राधा के ही समांन है। वह रूप-सी रसीली -है और भ्रम रूपी ताले को 

खोलने के लिए क्रीली के . समान है। ज्ञान भानु को जन्म देने के लिए प्राची है 

और आत्म स्थल में रहने वाली सच्ची विभूति है। अपने धाम की खबरदार 

और राम की रमनहार है । ऐसी सन्‍्तों की मान्य, रस के पंथ श्र ग्रन्थों में 
प्रतिष्ठित और शोभा की प्रतीक राधिका सुमति रानी है ।१ 


सुमति अपने पति “चेतन” से प्रेम करती है । उसे अपने पति के अ्रनन्‍्त 
ज्ञान, बल और वीय॑ वाले पहलू पर एक निष्ठा हैं । किन्तु वह कर्मों की कुसंगत 
में पड़कर भटक गया है, अतः: बड़े ही मिठास भरे प्रेम से दुलारते हुए सुमति 
कहती है, “है लाल ! तुम किसके साथ और कहाँ लगे फिरते हो । आज तुम . 
ज्ञान के महल में क्यों नहीं श्राते । तुम अपने हृदय तल में ज्ञान-हष्टि खोलकर 
देखो, दया, क्षमा, समता और शाँति-जैसी सुन्दर रमरिणयाँ तुम्हारी सेवा में खड़ी 
: हुई हैं। एक-से-एक अनुपम रूप वाली हैं । ऐसे मनोरम वातावरण को भूलकर 
और कहीं. न जाइये । यह मेरी सहज प्रार्थना है ।९ 


बहुत दिन बाहर भटकने के बाद चेतन राजा आज घर आ रहा है । 
सुमंति के आनन्द का कोई ठिकाना नहीं है । वर्षों की प्रतीक्षा के वाद पिय के 


१. रूप की रसीली भ्रम कुलप की कीली, शील सुधा के समुद्र कील सीलि सुखदाई है । 
प्राची ज्ञान भान की श्रजाची है निदान की,सुराची निरंव्राची ठौर सांची-ठकुराई है । 
घाम की ख़बरदार राम की रमनहार, राधा रसपंथनि में ग्रन्थनि में गाई है। 
सनन्‍्तन की मानी निरवानी रूप की निसानी, यातें सुबुद्धिरानी राधिका कहाई है ॥। 
नाटक - समयसार,. प्राचीन हिन्दी जेन कवि, दमोह, पृ० ७६।॥. 

२. कहां-कहां कौन संग लागे ही फिरत लाल 

, आवी वयों न आज तुम ज्ञान के महल में। 
नंकह विलोकि देखो अन्तर. सुहष्टि, सेती। 
कंसी-कंसी नीकी नारि ठाढ़ी हैं टहल में। 
एक-तें-एक .वनी.. सुन्दर सुरूप घनी, 
- उपमा न जाय गनी वाम की चहल में । 
ऐसी विधि पाय कहूँ भूलि और काज कीजे,... 
एती कह्यो मात्त लीज॑ वीनती सहल . में । 
ब्रह्मविलास, मैया मगवतीदास, वम्वई, द्वितीया वृत्ति, सन्‌ १६२६ ६ई०,शत अप्टोत्तरी 
पद्म २७ वा, पृ०ण ४). 


आगमन की बात सनकर भला कौन प्रसन्‍न-न-होती होगी । -सुमति श्राल्हादित हि 
होकर अपनी सखी से कहती है, “हे सखी देखो श्राज चेतन घर श्रा रहा है.। वह 
श्रनादि काल तक दूसरों के वश में होकर घृमता फिरा, अ्रव उसेने हमारी सुध 

है | श्रव॒ तो वह भगवान जिन की श्राज्ञा को मानकर परमानन्द के ग्रुण गाता 
है । उसके जन्म-जन्म के पाप भी पलायन कर गये हैं | श्रव तो उसने ऐसी युक्ति 
रच ली है, जिससे उसे संसार में फिर नहीं श्राना पड़ेगा । श्रव वह अपने मन 
भाये परम अखंडित सुख का विलास करेगा।* 


पति को देखते ही पत्नी के श्रन्दर से परायेपन का भाव दूर हो जाता है । 
ह्ैघ हट जाता है और श्रद्गनंघ उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ही एक भाव 
. बनारसीदास ने उपस्थित किया है । सुमति चेतन से कहती है, “है प्यारे चेतन ! 
तेरी और देखते ही परायेपन की गगरी फूट गई । दुविधा का अंचल -हट गया. 
ओर समृची लज्जा पलायन कर गई । कुछ समय पूर्व तुम्हारी याद श्राते ही मैं 
तुम्हें खोजने के लिए अ्रकेली ही राज पथ को छोड़कर भयावह कान्तार में 
घुस पड़ी थी । वहाँ काया नगरी के भीतर तुम श्रनन्‍्त वल और ज्योति वाले होते 
हुए भो कर्मों के आवरण में लिपटे पड़े थे । अब तो तुम्हें मोह को नींद छोड़कर 
सावधान हो जाना चाहिए ।* 


१. देखो मेरी सलीये श्राज चेतन घर आवे । 
काल अनादि फिरयो परवश ही 
ग्रव॒ निज सुधहि चितावे, देखो ॥ 
जनम-जनम के पाप किये जे, छिन मांहि वहावे । 
श्री जिन आज्ञा सिर पर घरतो, परमानन्द गुरा गावे ॥ 
देत जलांजुलि जगत फिरन को, ऐसी जुगति बनावे । 
विलर्स सुख निज परम अ्रखण्डित, भैया सब मन भावे || 
देखिये वही, परमार्थ पद पंक्ति, १४ वाँ पद, पृ० ११४। 
२. वालम तुहुं तन चितवन गागरि फूटि। 
अंचरा गो फहराय सरम गे छूटि, वालम० ॥। 
पिउ सुधि पावत वन में पेसिउ पेलि। 
छाड़त राज डगरिया भयउ अकेलि, बालम० ।। 
काय नग्रिया भीतर चेतन अभशभूप, 
करम लेप लिपटा बल ज्योति स्वरूप, वालम० ।। 


चेतन बृकि विचार घरह संतोष। - 
राग-दोष दुइ बन्चन छूटत मोष, वालम० ॥। 


वनारसी विलास, अ्रध्यात्मपद पंक्ति पु० २२८-२६ । 


एक सखि समति को लेकर, नायक चेतन के पास मिलाने के लिए गई। 

.. पहले दतियाँ ऐसा किया करती थीं. । वहाँ वह सखी अपनी बाला समति की 

प्रशंसा करते हुए चेतन से कहती है, है लालच ! मैं अमोलक बाल लाई हूँ, तुम 

देखो तो वह. कैसी अनुपम सुन्दरी है । ऐसी नारी तो संसार में दूसरी नहीं है.। 

झर है चेतन ! इसकी .प्रीति भी तुमसे ही सनी हुई है । तुम्हारी श्रौर इस 

राधे की एक दूसरे पर अनन्त रीभ है । उसका वर्णन करने में मैं पूर्ण 
 अश्रसमर्थ हूँ ।'* 


ग्राध्यात्मिक विवाह . 


ह इसी प्रेम. के प्रसंग में आ्राध्यात्मिक विवाहों को लिया जा सकता है । ये 
“विवाहला', 'विवाह', 'विवाहलउ', और 'विवाहलौ आदि के नाम से अभिंहित 
हुए हैं । इनको दो भागों में विभक्त किया जा. सकता है--एक तो वह जब दीक्षा 
ग्रहणं के समय आचाये का दीक्षाकुमारी अथवा संयमश्री के साथ विवाह 
सम्पन्न होता है, और दूसरा वह जब आत्मा रूपी नायक के साथ-उसी के किसी 
गुण रूपी कुमारी की गांठें जुड़ती हैं । इनमें प्रथम प्रकार के विवाहों का वर्णन करने 
वाले कई रास ऐतिहासिक काव्य संग्रह' में संकलित हैं । दूसरे प्रकार के विवाहों 
में सबसे प्राचीन. जिनप्रभसूरि! का “अंतरंग विवाह' प्रकाशित हो चुका है । 
. उपयुक्त सुमति और चेतन दूसरे प्रकार के. पति और पत्नी हैं । इसी के श्रन्तर्गंत वह 
हृश्य भी झाता है, जवकि आत्मा रूपी नायक 'शिवरमणी' के साथ विवाह करने 
जाता है। अजयराज पोर्टणी के 'शिवरमणी विवाह' का. उल्लेख हो चुका है। 
वह १७ पद्यों का एक सृन्दर रूपक काव्य है। उन्होंने 'जिन जी की रसोई में 
- तो विवाहोपरांत सुस्वादु भोजन और वन-विहार का भी उल्लेख किया है ।* 


ह वनारसीदास ने तीर्थंकर शांतिनाथ का शिवरमणी से विवाह दिखाया 
है । शांतिनाथ विवाह मंडप में आंने वाले हैं | होने वाली बधू की उत्सुकता 


१. लाई हों लालेन वाल अमोलक, देखेंहूँ तो तुम कंसी बनी हूँ । 
. ऐसी कहूँ “तिहुँ लोक -में: सुन्दर, झौर' न -नारि. अ्रनेक 'घन्ी. हैं ;+ 
याहि तें तोहि कहूँ नित चेतन, याहू की प्रीति जु तो सों सनी है । 
तेरी और राघे की रीकि अनंत जु, मो प॑ कहुँ यह जात गनी है.।। 
ब्रह्मविलास, शत श्रष्टोत्तरी, २८ वाँ पद्य, पृ० १४।॥ 
२. देखिये हिन्दी जेन भक्ति काव्य और कवि', भारतीय ज्ञानपीठ काशी, छठा अध्याय 
पुंष्ठ ६५६ । 


दवाये नहीं दवती । वह अभी से उनको अपना पति मान बेठी हैँ । वह अपनी 
सखी से कहती है, “हे सखी ! आज का दिन अत्यधिक मनोहर है, किन्तु मेंरा 

मन-भाया अ्रभी तक नहीं आया । वह मेरा पति सुख-कन्द है ओर चन्द्र के समान 
देह को घारण करने वाला है | तभी तो मेरा मन-उदधि आनन्द से श्रान्दो लित हो 
उठा है और इसी कारण मेरे नेत्र-चकोर सूख का अ्रनुभव कर रहे हैं । उसकी 
स॒हावनी ज्योति की कीति संसार में फैली हुई है। उनकी वाणी से अमृत भरता 
है। मेरा सोभाग्य है जो मुझे ऐसे पति प्राप्त हुए ।*? 


तीर्थंकर श्रथवा आचार्यों के संयम श्री के साथ विवाह होने के वर्णान तो - 
बहुत अधिक हैं । उनमें से 'जिनेश्वर सूरि और जिनोदय सूरि विवाहला' एक 
सुन्दर काव्य है । इसमें इन सूरियों का संयमश्नी के साथ विवाह होने का वर्णन 
है । इसकी रचना वि० सं० १३३१ में हुई थी | हिन्दी के कवि कुमुदचन्द्र का 
'ऋषपभनाथ का आदीश्वर विवाहला' भी बहत ही प्रसिद्ध है । विवाह के समय 
भगवान्‌ ने जिस चनड़ी को श्रोढ़ा था, वेसी चूनड़ी छपाने के लिए न-जाने कितनी 
पत्नियाँ अपने पतियों से प्रार्थना करती रही हैं । १६ वीं शती के विनयचन्द्र की 
“चूनड़ी' हिन्दी साहित्य की प्रसिद्ध रचना है | साधुकी्ति की चूनड़ी में तो संगीता 
त्मक प्रवाह भी है । 


तीर्थंकर नेंमीश्वर और राजुल का प्रेम 


नेमीश्वर और राजुल के कथानक को लेकर जन हिन्दी के भक्त कवि 
दाम्पत्य भाव प्रकट करते रहे हैं । राजशेखर सुरि ने विवाह के लिए राजुल को ऐसा 
सजाया है कि उसमें मृदुल काव्यत्व ही साक्षात्‌ हो उठा है | किन्तु वह वैसी ही 
उपास्य वुद्धि से संचालित है, जैसे राधासुधानिधि में राधा का सौंदर्य । राजुल की 
शील-सनी शोभा में कुछ ऐसी वात है कि उससे पवित्रता को प्रेरणा मिलती है, 
वासना को नद्ों । विवाह मंडप में विराजी वधू जिसके आने की प्रतीक्षा कर 


१. सहि एरी ! दिन आराज सुहाया मुझ साया आया नहीं घरे । 

सहि एरी ! मन उदधि अ्नंदा सुख-कन्दा चन्दा देह घरे । 

चुन्द जिवां मेरा बल्‍लभ सोहें, नैन चकोरहिं सुक्ख करे। 

जग ज्योति- सुह्ाई कीरति छाई, वहु दुंख. तिमिर वितात हरे । 

सहु काल विनानी अमृतवानी, अढ मृग का. लांछन कहिये । 

थी शांति जिनेण नरोत्तम को प्रभु, आज मिला मेरी सहिये । 
वनारसी.-विलास, श्री शांति जिन स्तुति, पद्च १, पृ० १८६ । 


रही थी, वह मूक पशुओं के करुण ऋन्‍दन से प्रभावित होकर लौट गया | उस 
- समय वध की तिलमिलाहट भौर पति को पा लेने की बेचेनी का जो चित्र हेमविजय 
ने खींचा है, दूसरा नहीं खींच सका। हर्षकीति- का 'निमिनाथ राजुलगीत” भी 
एक .सन्दर रचना है । इसमें भी नेमिनाथ को पा लेने की बेचेनी है, किन्तु वेसी 
सरस नहीं जैसी कि हेमविजय ने भ्रंकित की है । 


.... कवि भूधरदास ने नेमीश्वर और राजुल को लेकर अनेक पदों का निर्माण 
. किया है । एक स्थान पर राजुल ने अपनी मां से प्रार्थना की, “हे मां! देर न करो 
मुझे शीघ्र ही वहाँ भेज दो, जहाँ हमारा प्यारा पति रहता है। यहाँ तो मुझे कुछ 
भी अच्छा नहीं लगता, चारों भ्रोर अंधेरा-ही-अघेरा दिखाई देता है। न जाने 
नेमि-रूपी दिवाकर का मुख कव दिखाई पड़ेगा । उनके बिना हमारा हृदय रूपी 
श्ररविन्‍्द मुरकाया, पड़ा है ।”* पिय मिलन की ऐसी विकट चाह है, जिंसके 
कारण लड़की मां से प्रार्थना करते हुए भी नहीं लजाती । लौकिक प्रेम-प्रसंग में 
लज्जा आती है, क्योंकि उसमें काम की प्रधानता होती है, किन्तु यहाँ तो अलौ- 
किक और दिव्य प्रेम की बात है । श्रलौकिक तल्लीनता में व्यावहारिक उचित- 
श्रनुचित का ध्यान नहीं रहता । 


. राजुल -के वियोग में 'सम्बेदना' की प्रधातता है । भूधरदास ने. राजुल के 
अन्तःस्थ विरह को सहंज स्वाभाविक ढंग से श्रभिव्यक्त किया है । .राजुल अपनी 
' सखी से कहती है, .“हे सखि /£ मुझे वहाँ ले चल, . जहाँ प्यारे जादौंपति रहते 
 हैं। नेमि-रूपी चन्द्र के बिना यह भ्राकाश का चन्द्र मेरे सब . तन-मन को जला 
रहा है । उप्तकी किरण नाविक के तीर की भाँति अग्नि के स्फुलिगों को बरसाती 
है। रात्रि के तारे तो श्रगारे ही हो रहे है ।?" कहीं-कहीं शाजुल के विरह में 


१. मां विलम्बव न लाव पठाव वहाँ री, जहाँ जगंपति पिय प्यारो । 

और न मोहि सुहाय कछू अभ्रव, दीसे जयत अधारो री॥ 

में श्री नेमि दिवाकर कौं अभ्रव, देखों बदन उजारो। 

विन पिय देखें मुरकाय रहयौ-है, उर श्ररविन्द हमारो री ॥ 
मूधरविलास, भूवरदास, कलकत्ता, १३ वाँ पद, पृ० ८ | 
१. तहां ले चल री जहाँ जादौपति प्यारो | 

नेमि निशाकर विन यह चन्दा, तन-मन दहत सकल री ॥तहाँ॥ 

किरन किघों नाविक-शर-तति के, ज्यां पावक की फभलरी । .. : 

तारे हैं श्रंगारे सजनी, रजनी राकस दल री ॥तहाँ॥ वही, ४५ वां पद, पृ० २५। 


ऊहा' के दर्शन होते हैं, किन्तु उसमें नायिका के 'पेंडुलम होजाने कीं वात नहीं 


ा पाई है । यद्धपि राजल का उर भी ऐसा जल रहा हू कि हाथ उ सेके संमीर्ष 
नहीं ले जायां जा सकता, किन्तु ऐसा नहीं कि उसकी गर्मी से जंडंकाले में लुययें 


चलने लगी हों । राजल अपनी सखी से कहती है. 'नेमिकुमार के विन जिंय 
रहता नहीं है। है सखी ! देख मेरा हृदय कसा तप रहा है | तू अपने हाथ 
को निकठ लाकर देखती क्यों नहीं । मेरी विरह-जन्य उप्णता कपर ओर कमल 
पत्तों से दूर नहीं होगी उनको दे। मुझे तो सियरा रा कलाधर' भी 
करूर' लगता है। प्रियतम प्रभु नेमिकुमार के विना मेरा हियरा' शीतल: नहीं 
हो सकता ।”'* प्रिय के वियोग में राजुल भी पीली पड़ गई। किन्तु ऐसा नहीं 
दिदित हुआ कि उसके जारोर में एक तोला मांस भी न रहा हो । विर॒ह से भरी 
दी में उसका हृदय भी वहा है, किन्तु उसकी आंखों से खून के आंसू कभी नहीं 
इलके । हरी तो वह भी भर्त्ता से भेंट कर ही होगी किन्त उसके हाड़ सूख कर 


सारगी कभी नहीं बने ॥* 


बॉरह मासा 
नेमीश्वर और राजल को लेकर जैन हिन्दी साहित्य में वारहमासों की भी 
रचना हुई हैं । उन सब में कंवि विनोदीलाल का वारहमासा' उत्तेम हैं। प्रिया 
को प्रिय के सुख के अनिश्चय की आशंके सदेव रहती है, भले ही प्रिय सखें से रहें 
रहा हो। तीर्थंकर नेंमीशेवर वीतरागी होकर निराकुंलतां पूर्वक गिरिनार पर तप 
कंर रहें हैं। किंन्तू राजुल को शंका हैं, जब सावंन में घंनेघोर घंटायें जुड़ आयेंगी 


कक 
चारों ओर से मोर शोर करेंगे, कोकिल कुहुके सुनावेगी, दामितनी. दंसकेगी भरें 


£. नेमि बिना नरहें मेरों जियरा। 
हर श्ता द्वेली तपत उर केसों 
लावत क्‍यों निज हाथ न नियराता 
करि-करि हि ह दर ह॒ केमल-दल, हक 
लगत कहर कलांबरं सियंरी (8 ््ि 3 2 
'मूवरः के प्रग्॒ नेमि पिया विन, . 
शीतल हीय ने राजुल हियरा ॥ 





वही, २० चां पर्दे, पू० (२३ 
२. देखिये वही, १४ वाँ पद, पृं० & और मिलाइये जाय॑ंसी के नोगमेती 
विरहे-वर्णन से । के उप 


5 पुरवाई के फोंके चलेंगे,.. तो वह सुख पूर्वक तप न-कर संकेंगे॥? पोस के 
. . लगने पर तो राजुल की चिन्ता और भी बढ़ गई है. । उसे विश्वास हैं कि. पति 
. “ “का जाड़ा विता रजाई के नहीं कटेगा । पत्तों की धुवेनी सें तो काम चलेगा नहीं. । 
“उस पर भी कांम की 'फौजें इंसी ऋतु में निकलती हैं, कोमलगांत के नेमीशवर 
उससे लड़ -नः सकेंगे ।* वैशाख- की गर्मी को देखकर राजुल और भी अधिक 
' व्याकुल हैं; क्योंकि इस गर्मी. में नेमीश्वर को प्यास लंगेगी .तो, तो शीतल जल 
कहाँ मिलेगा, और तीज धप से. तपते पत्थरों से. उनका शरीर, दग जायेगा ।३ 


कवि - लक्ष्मीवल्लभ का 'निमिराजुल बारहमासा' भी एक प्रसिद्ध रचना 
है। इसमें कुल १४ पद हैं। प्रकृति के रमणीय सन्तिधांन में विरहिणी के व्याकुल 
. भावों का सम्मिश्रण हुआ है, “श्रावर को माह है, चारों श्रोर से विकट घंटायें 
उमड़ रही हैं । यामिनी में कुम्भस्थल जंसे स्तनों को धारण करने वाली 
भामिनियों को पिय का संग भा रहा है । स्वांति नक्षत्र की बू दों से चातक की 
पीड़ा दूर हो गई है. । शुष्क प्रथ्वी की देह हरियाली को पाकर द्विप उठी है। 
किन्तु राजुल का न तो पिय आया श्रौर न पतियाँ ।/४ ठोक इसी भाँति एक. वार 
:जायसी, की नागमती. भी विलाप करते हुंए.कह उठी. थी, . “चातक के मुख में 
'स्वांति नक्षत्र की वृ दें पड़-गई और समुद्र की सब सीपें भी मोतियों से भर,गई.। 


१. पिया सावन में बज़ लीजे नहीं, घमघोर घटा, जुर आवेंगी। 0 
, चहुँ ओर ते मोर जु शोर कर, वन कोकिल कुहक सुनावैगीं ।। 
 ' पिय रैने अधेरी में सूके नहीं, कंछु दार्मिनगी दमक डरावेगी। 
पुरवाई की क्ोंक सहोगे नहीं, छिन में तप-तेज छुड़ावेगी ॥। 
कवि विनोदीलाल, वारहमासा नेमि-राजूल का, वारहमासा-संग्रह, कलकत्ता, ४२ वाँ 
पदच्य, पृ० २४ । ध हज 25 मर कल 
२. देखिये वही, १४वाँ पद्चय, घृ० २७.।... 
३. वही, २२ वाँ पंच, पृ० २६। 


४, उंमंड़ी विकट घनघोर- घटा, चहुं ओर॒नि मोरनि सोर मचायो | 

:._  भमक दिवि दामिनि यामिनि कुमय भामिंनि कु पिय को संग भायो ॥। 
चिउ चातक पीड़ ही पीड़ लंई,' मई राजहरी मुह देहं दिपायो। 
पतियाँ पै न पाई री प्रीतेम की, श्रली श्रावण आयो पं नेम न आयो। 


. _- कवि लक्ष्मीवल्लभ, नेमी-राजुल' बारहमासां, पहला पद्य, “हिन्दी ज॑न भक्ति काव्य 
' ' और कवि", पूं० ६६४। 


हंस स्मरण कर-करके अपने तालावों पर आये, सारस बोलने लगे और खंज॑न : 
भी दिखाई पड़ने लगे । कांसों के फूलों से वन में प्रकाश हो गया, किन्तु हमारे 
कन्त न फिरे, कहीं विदेश में ही भूल गये ।”? कवि भवानीदास ने भी 'नेमिनाथ 
वारहमासा' लिखा था, जिसमें कुल १२ पद्य हैं। श्री जिनहषे का 'नेमि बारहंमासा 
भी एक प्रसिद्ध काव्य है। उसके १२ सवेयों में सौंदर्य भर शआारकंषरा ' व्याप्त है.।. - 
श्रावण मास में राजुल की दशा को उपस्थित करतें हुएं कवि ने लिखा है 
“श्रावण मास है, घनघोर घटायें उने भ्राई हैं। कलमलाती हुई बिजुरी चमक 
रही है, उसके मध्य से बञ्जअ-सी ध्वनि फूट रही है, जो राजुल को विष बेलि. के 
के समान लगती है । पपीहा पिउ-पिउ रट रहा है । दादुर और मोर बोल रहे 
हैं । ऐसे समय में यदि नेमीश्वर मिल जायें तो राजुल अत्यधिक सुखी हो ।*” 


शआ्राध्यात्मिक होलियाँ 


जैन साहित्यकार आध्यात्मिक होलियों की रचना करते रहे हैं। जिनमें 
होली के अंग-उपांगों का श्रात्मा से रूपक मिलाया गया है। उनमें आकर्षण तो 
होता ही है | पावनता भी ञ्रा जाती है। ऐसी रचनाओं को “फायु' कहते हैं । 
कवि बनारसीदास के 'फागु' में श्रात्मारूपी नायक ने शिवसुन्दरी से होली खेली 
है । कवि ने लिखा है, “सहज आनन्‍दरूपी बसनन्‍्त आगया है और शुभ भावरूपी 
पत्ते लहलहाने लगे हैं । सुमति रूपी कोकिला गहंगह्ढी होकर गा उठी है, और 
मनरूपी भंवरे मदोन्मत्त होकर गरुजार कर रहे हैं । .सुरति रूपी अग्नि-ज्वाला 
प्रकट हुई है, जिसमें भ्रष्ट कर्मेपी वन जल गया है। अ्रगोचर अमूर्तिक श्रात्मा 


१. स्वांति बूद चातक मुख परे | समुद सीप मोती सब भरे ॥ *' 
सरवर संवरि हंस चलि आये । सारस कुरलहिं खंजन देखाये ॥ 
भा .परगास कांस वन फूले। कच्त न फिरे विदेसहि भूले 
जायसी ग्रन्थावली, पं० रामचर्दर शुल्क सम्पादित, का० ना» प्र० सभा, तृ० सं०, 
वि० सं० २००३, ३०७, पृ० १४३ । ०१३० २ 
२. घन की घनघोर घटा उनही, ,बिजुली चमंकति भलाहलि-सी | ., :. ह 
विधि गाज श्रगाज, भ्रवाज करत सु लागत मो विषवेलि- जिसी ।। . , 
पपीहा , पिउ-पिउ रटत रयण जु, दादुर मोर वदे .ऊरलिसी । . . का 
ऐसे श्रावण में यदु नेमि मिले, सुख होत कहैँ जसराज रिसी॥ . .- 


जिनहपँ, नेमि बारहमासा, हिन्दी जैन भक्ति .काव्य और कवि, छुठा श्रध्याय, 
पृ० ४०२ ॥ 


३. धर्मरूपी फाग खेल रहा है । इस भाँति आ्रात्मध्यान के बल से परम ज्योति प्रकट 
: : हुई, जिससे अष्ट कर्म रूपी होली जल गई है भर श्रात्मां शांत रस में मग्न होकर 
. शिवसुन्दरी से फाय खेलने लगा ।7? _ 


. कवि द्यानतराय ने दो जत्थों के मध्य होली की रचना की है । एक ओर 
तो बुद्धि, दया, क्षमारूपी नारियाँ हैं और दूसरी ओर आत्मा के ग्रुणरूपी पुरुष 
हैं । ज्ञान और ध्यान रूपी डफ तथा ताल वजा रहे हैं, उनमें श्रनहद रूपी 
घनघोर नाद निकल रहा है । धर्मरूपी लाल रंग का गुलाल उड़ रहा हैं और 
समंता रूपी रंग दोनों ही पक्षों ने घोल रखा है । दोनों ही दल प्रश्न के उत्तर 
' की भाँति एक दूसरे पर पिचकारी भर-भर कर छोड़ते हैं । इधर से पुरुष वर्ग 
पूछता है कि तुम किसकी नारी हो, उघर से स्त्रियाँ पूछती हैं कि तुम किसके 
छोरा हो । झ्राठ कर्मरूपी काठ अ्रनुभवरूपी श्रग्ति में जलभुन कर शांत हो गये । 
फिर तो सज्जनों के नेत्र रूपी चकोर, शिवरमणी के श्रानन्दकन्द की छवि को 
टकटकी लगाकर देखते ही रहे ।* भूधरदास की नायिका ने भी भ्रपनी सखियों 


१. विपम विरष .पूरो भयो हो, आायो सहज वसंत । 
प्रगटी सुरुचि सुगन्धिता हो, मन मधुकर मयमंत । 
सुमति कोकिला गहगही हो, वही अ्रपूरव वाउ | 
भरम कुहर बादर फटे हो, घट जाड़ो जड़ताउ ॥ 
5. शुभ दल पल्‍लव लहलहे हो, होंहि प्रशुभ पत्तफार । 
.. सलिन विषय रति मालती हो, विरत वेलि विस्तार ॥ 
*- . सुरति अग्नि ज्वाला जगी हो, समकित भान्‌ श्रमंद । 
हृदय कमल विकसित भयो हो, प्रगट सुजश मकरंद ॥॥ 
. परम ज्योति प्रगठट भई हो, लागि होलिका आग । 
'. झाठ काठ सब जरि बुरे हो, गई तताई भाग ।॥॥ 
बनारसीबविलास, जयपुर, अध्यात्मफाग, पृ० १५४-५५ । 
२. आयो सहज वसंत खेले सब होरी होरा । | 
उंत बुंधि दया छिमा बहु ठाढ़ीं, इत जिय रंतनसजे गुन जोरा।॥ 
ज्ञान ध्यान डफ ताल वजत हैं, अनहद शब्द होत घनघोरा । 
घरम सुहाग -गरुलाल उड़त है, समता रंग दुह ने घोरा ॥। 
परसन-उत्तर " भरि -पिचकारी, . छोरत दोनों करि-करि जोरा ।. 
इत तें कहेँ नारि तुम काकी, उत तीं कहैँ कौन को छोरा ।॥। 
आ्राठ काठ भअ्रनुमव पावक मैं, जल बुक शान्त भई -सब- ओरा । 
. चआानत शिव आनन्द चन्द छवि, देखहि सज्जन नैन चकोरा ॥॥ 
् ' ,द्यानत पद संग्रह, द्यानतराय, कलकत्ता, ८६ वाँ पद, पृ० ३६-३७ । 


के साथ :श्रद्धा गगरी में,आनत्द रूपी जल और रुचि: रूपी केशर घोलकर.-रंग्ी- हुए 
नीर को उमंग रूपी पिन्चकारी में भर कर अपने प्रियतम के ऊपर छोड़ा । इसः 
भाँति उसने अत्यधिक श्रानन्द का अनुभव किया-।* । ा 

प्रेम में अनन्यता का .होना आ्रावश्यक है । प्रेमी को प्रिय के. अतिरिक्त कुछ 
दिखाई ही न दे, तभी वह सच्चा प्रेम है | माँ-वाप ने राजल, से दसरे विवाह का 
प्रस्ताव किया, क्योंकि राजुल को नेमीश्वर के साथ भांवरें नहीं पड़ने, .पाई. थीं । 
किन्तु प्रेम भांवरों की श्पेंक्षा नहीं करता | राजुल को. तो सिवा नेमीश्वर के 
ग्रन्य का नाम भी रुचिकारी नहीं था | इसी. कारण उसने: माँ-व्रांप को. फटकारते 
हुए कहा, “हे तात ! तुम्हारी जीम खूब चलो है, जो अपनी लड़की के ,लिए भी 
गांलियाँ निकालते हो । तुम्हें हर वात सम्हाल करं कहना चाहिंए । .सब स्त्रियों 
को एक सी न समझो । मेरे लिए तो इस संसार में केवल नेंमि प्रभु . ही एकमात्र 
पति हैं।* 


महात्मा श्रांनन्द्घन अनन्य प्रेंम को जिस भाँति अध्यात्म पंक्ष में घटा सके 
बसा हिन्दी का श्रन्य कोई कवि नहीं कर सका । कवीर में दाम्पत्य भाव है और 
आ्राध्यात्मितता भी, किन्तु वेसा आकर नहीं, जेसा कि आगननन्‍्दघन में है । 
जायसी के प्रवन्ध-काव्य में अलौकिक की श्रोर इशारा भले ही हो, किन्तु लौकिक 
कथानक के कारण उसमें वह एकतानंता नहीं निभ सकी है जैसी कि आतनन्‍दधन 
के मुक्तक पदों में पाई जाती हैँ । सुजान वाले घनानन्द के बहुत से पद भगवद्भक्ति 
में वंसे नहीं खप सके, जैसे कि सुजान के पक्ष में घंटे हैं, । महात्मा .श्रानन्दघन 
जनों के एक पहुँचे हुए साधु थे.। उनके पदों में हृदय की तलल्‍लीनता है । उन्होंने 


१. सरवा ग्रागर रुचि रूपी, 'केसंर धघोरि तुरन्त । 
आतन्द्र नीोर उमंग पिचकारी, छोड़ी तीकी मंत । 
होरी खेलोंगी, अश्राये. चिदानन्द .. कन्त ।। 
मूवरदास, 'होरी खेलोंगी” पद, श्रध्यात्म पदावली, आरतीय ज्ञान -पीठ 
काशी, पृ० ७५ | 
२. काहे न वात , सम्माल कही, तुम जानत हो यह जात भली है । 
गालियाँ काढ़त हो हमको सुनो तात भली तुम जीम चली है ॥ . 75 
हम सब को तुम तुल्य गिनो, तुम जानते ना यह वात रली है । 
या मव में पति नेमि प्रभू, वह लाल विनोदी को नाथ -बली है। 
मेमिं-व्याह, विनोदीलाल, हस्तंलिखित प्रति, जैन सिद्धांत भंवंन, आरा । 


एक स्थाने परलिंखा हैं, 'सुंहागिन के हूँदेंय में निगु रा ब्रेह् की अनुभूति से ऐसा 
-.. प्रेम जगा हैं कि अनादिकाल से चली आने वाली अज्ञान की नींद समाप्तं होगेई । 
. हृदय के भीतर भक्ति के दीपक. ने एक ऐसी सहज ज्योति को प्रकाशित किया है, 
अचूक तीर है जिसके लगता है, .वहं ढेर होजाता है । वह एंक ऐसी 
वीर, की नाद हैं, जिसको. सुनंकेर आंत्मांझपी मूंग तिनके तक चंरना भले 
' जाता है। प्रभु ती प्रेम से मिलता है, उसकी कहानी कहीं नहीं जो - 
हा सकती [7+ पक 
भक्त के पास भगवान्‌ स्वयं आते हैं, भक्त नहीं जाता । जब भगवान श्रांता 
है, तो भक्त के आनन्द का पारावार नहीं रहता । श्रानन्दधतन की सुहागिन नारी 
के नाथ भी स्वयं आये हैं और अपत्ती 'तिया: को प्रेमपुर्वक स्वीकार किया है। 
लम्बी प्रतीक्षा: के. वाद आये नाथ की प्रसन्नता में, पत्नी ने. भी विविध भाँति के 
आगार किये हैं । उसने प्रेम-प्रतीति, राग और रुचि के रंग में रंगी. साड़ी धारण 
. की है, भक्ति -की. महंदी रांची ;है और भाव. का सुखकारी अंजन लगाया है । 
सहज स्वभाव की चूड़ियाँ पहत्ती हैं और पिरीति क़ा,भारी कंगन धारंण: किया है । 
ध्यान रूपी :उउरवसी.. ग़हना वक्षस्थल पर प्रड़ा.है और पिय के गुण की माला 
को गले में पहना है। सुरत ; के ..सिन्दूर : से :मांग. को. सजाया.. है और 
. निरत की वेणी-को. आ्राकर्षक ढंग से गूथा है। उसके घर ्रिभुवन, की सबसे 
- श्रधिक प्रकाशमान ज्योतिः के. ज़न्म हुआ, है .। वहाँ से - अ्रनहुद का .नाद भी 


हु 
(्प5 8 ०३ के घर ज्ठक हर; 80, हई, 


कहर आल कफ 
| क्षण ५ 


१. सुहागण जागी अनुभव- प्रीति, सुहागणा ॥| _ ... हि 
नींद भ्रज्ञान अनादि की मिटि गई निज रीति ॥ सुहा०॥। शव 
घट मन्दिर दीपक कियो, सहज़ सुज्योति संरूप-। आज दल 57775 
आपः  पराई “आप :ही. :ठानंत . वस्तु, ओनूप 4॥ सुहा० /॥॥ २,॥ 
कहाँ दिखाव' और कू', कहां संमेकाऊ भोर-। हम 4 8 
तीर अचूक है“प्रभ, की, लोगें सौ रहे ढौरें ॥ सुहां० [8 है: 7 

 नाद-विलुड़ी प्रॉरी कू ; गिनें ने तुँरो मूंग लोयं व | ४ ' 
आतनन्दघन प्रथ्ु प्रेम का, अकथ कहानी वोय ॥॥ सुहा० ॥। ४ ॥॥ 
आनन्द घनपदसंग्रह, महात्मा सानन्दधन, अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल, वम्बई 
चौथा पद, पृ० ७। ; 


उठने लगा है । श्रव तो उसे लगातार एकतान में पिय-रस का श्रानन्द उपलब्ध हो 
रहा है ।* 


ठीक उसी भाँति बनारसीदास की नारी के पास भी निरंजन देव स्वयं 
प्रकट हुए हैं। वह इधर-उधर भटकी नहीं, उसने श्रपने हृदय में ध्यान लगाया 
ग्रौर निरंजन देव आ गये । श्रव वह श्रपने खंजन-जसे नेत्रों से उसे पुलकायमान 
होकर देख रही हैं भ्ौर प्रसन्‍नता से भरे गीत गा रही है । उसके पाप श्रीर भय 
दूर भाग गये हैं। परमात्मा-जेसा साजन साधारण नहीं हूँ, वह कामदेव 


जसा सुन्दर श्रौर सुधारस-सा सघुर है। वह कर्मों का क्षय कर देने से तुरन 
मिल जाता है ।* 


३- आज सुहागन सारी ॥ अवधघु० आज० ॥] ६5 
मेरे नाथ श्राप सुध लीनी, कीनी निज अंगचारी ॥ शअ्वघू० ॥ १ | 
: प्रेम प्रतीत राग रुचि रंगत, पहिरे जिन सारी । 
मेंहदी भक्ति रंग की रांची, भाव अंजन सुखकारी ॥ अबघू० ॥ २॥। . 
सहज सुभाव चूरियाँ पेनी, थिरता कंगन भारी। 
: ध्यान उस्वसी उर में राखी, पिय ग्रुनमाल श्रघारी ॥। झबघू० ॥॥ ३ ॥। 
सुख-सिन्दूर मांग रंग राति, निरते वेनि संमारी । 
. : उपजी ज्योति उद्योत घट त्रिभुवन, आरसी केवल कारी ॥| अबबू ० ॥ ४ ॥॥ 
उपजी धुनि अ्रजपा की श्रनहद, जीत नगारे वारी । 
भड़ी सदा श्रानन्दधत धरखत, बिन मोरे इक तारी ॥ श्रवघु० ॥ ४५ ॥॥ 
वही, २० वां पद । 
२. रहारे प्रगटे देव निरंजत]। 
श्रटकी कहां कहां सिर भटकत कहा कहूँ जन-रंजन ॥ म्हारे० ॥ १ ॥। 
खंजन हग, हग-नयनन गाऊ' चाऊं चितवत रंजन । 
सजन घट अन्तर परमात्मा सकल दुरित भय रंजन ॥। म्हारे० ॥। २॥। 
वो ही कामदेव होय, कामघट . वो ही मंजन । 
* और उपाय न मिले बनारसी सकल करमपषय खंजन ॥ म्हारे० ॥ ३॥ 
वनारसीविलास, जयपुर, १६५४ ई०, दो नये पद, पृ० २४० क । 


मध्यकालीन जैंन हिन्दी 
काव्य में शान्‍्ता भक्ति 


... पहले के आचार्यो ने शान्ति” को. साहित्य . में अनिर्वेचनीय , श्रानन्द का 
"विधायक नहीं माना था, किन्तु पण्डितराज के अकाट्य तकों ने उसे भी रंस के 
पद पर प्रतिष्ठित किया । तब से अभी तक उंसकी गणता रसों में! होती चली श्रो 
रही है । उसे मिलाकर नौ रस मानते ज़ाते-हैं। जेनांचार्यों ने भी इंन्हीं नौ रसों 
को स्वीकार किया है, किन्त उन्होंने “शव गार' के स्थान पंर-शानन्‍्त को 'रसराजे 

माना. हैं । उनका कथन है कि अनिर्वेचतीय आनन्द की सच्ची अनुभूति, रागद्व ष 
नामक मनोविकार के उपशम हो जाने पर ही होती है । रागद्व पं से सम्बन्धित 
अन्य श्राठ रसों के स्थायी भावों से उत्पन्न हुएं श्रानन्द में वह गहरापन नहीं होता 

'जो शान्त में पाया जाता है | स्थायी आनन्द की हृष्टि से तो शान्ते ही एक मांत्र 
रस है। कवि वनारसीदांस "ने 'नवमों सान्‍्त रुसनिको नायंक”” : माना है। 
ह उन्होंने तो आ्राठ रसों का. अ्रन्तर्भाव भी शान्तरस में ही किया है। 'डॉ० भगवान्‌ 


१. प्रथथ सिंगार वीर दूजो रस, . . एव 
- 7 .. तीजौ रस करना सुखदायक । 
.. हास्य” चतुर्थ रुद्र ' रस पंचम, ह 
पा | छट्ठम रस वीमच्छ विभायक ॥ : 
'सप्तंभ भय अट्ठस, : रस अद्भुत, हा 
| नवमो सान्‍त .रसनिकौ नायक । 
ए नव रस एई नव नाटक, -. 2 मे 2५ 508 
॥ जो. जहँ मगन सोई -तिहि. ,लायक-॥॥ :-« - 
 नाटक,. समयसार; “पं० बुद्धिलाल ,श्रावक की टीका सहित, - /5.. 
जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय; वस्बई, १०१३३, पू० ३६१। ८ - - 


दास ने भी अपने “रस मीमांसा' नाम के निवन्ध में, अनेकानेक संस्कृत उदाहरणों . 
के साथ, शान्त” को 'रसराज' सिद्ध किया है। 


जहाँ तक भक्ति का सम्बन्ध है, जैन और अजैन सभी ने 'शान्त” को ही 
प्रधानता दी । यदि शाण्डिल्य के मतानुसार परानुरक्तिरीश्वरे' ही भक्ति है, तो 
यह भी ठीक है कि ईश्वर में 'परानुरक्ति:ः तभी हो सकती है, जब अपर की 
अ्नुरक्ति समाप्त हो । अर्थात्‌ जीव की मन: प्रवृत्ति संसार के श्रन्‍्य पदार्थों से 
अनुराग-हीन होकर, ईश्वर में श्रनुराग करने लगे, तभी वह भक्ति है, अन्यथा 
नहीं । और संसार को असार, अ्नित्य तथा दुःखमय मान कर मन का श्रात्मा 
श्रथवा परमात्मा में केन्द्रित हो जाना ही शान्ति है। इस भाँति ईश्वर में 'परानु- 
रक्ति: का श्रर्थ भी 'शान्ति' ही हुआ । स्वामी सनातनदेवजी ने अपने भाव 
भक्ति की भूमिकाएँ' नामक निवन्ध में लिखा है, “भगवदनुराग बढ़ने से अ्रन्य 
वस्तु और व्यक्तियों के प्रति मन में वैराग्य हो .जाना भी .स्वाभाविक ही है.। 
भक्ति-शास्त्र में भगवत्प्रे म की इस प्रारम्भिक श्रवस्था का ताम ही. शोान्तभांव 
है” ।१ तारद ने भी अपने “भक्त्तिसूत्र' में 'सात्वस्मित्‌ पंरमग्र मरूपा भ्रमृत 
स्वरूपा च,! को भवित माना है ।१ . इसमें पड़े हुए 'परमप्रे म॑ से यह ही . ध्वनि 
निकलती है कि संसार से वैराग्योन्मुख होकर एकमात्र ईश्वर से प्र स किया जाये । 
शान्ति में भी वैराग्य.की ही प्रधानता है। “'भक्तिरसामृतसिन्धु' में 'अन्याभिलाॉ- 
पिताशून्यं कृष्णानुशीलनं उत्तमा भक्ति':3 उपयु कत कथन' का हो. समर्थन करती 
है । यह कहना - उपयुक्त नहीं हैं कि अनुरक्ति में सदेव ज़लन होती है, चाहे वह 
ईश्वर के प्रति-हो अथवा संसार के, क्योंकि दोनों में महंदन्तर है । सांसारिक 
श्रनुरक्ति दु:ख की अतीक है और ईश्वरानु रक्ति दिव्य सुख को जन्म . देती है । 
पहली में जलन है, तो दूसरी में शीतलता, पहली में पुन:-पुन: भ्रमण की वात है 
तो दूसरी में मुक्त हो जाने की भूमिका । 


ज॑नाचाये शान्ति के परम समर्थक थे. उन्होंने एक मत से, राग-द्व षों से 
विमुख होकर वीतरागी पथ पर बढ़ने को. ही शान्ति कहा है। उसे प्राप्त करने के 
दो उपाय हैं-तत्व-चिन्तन और वीतरागियों की भक्ति | -ब्रीतराग में क्रिया गया 


कल्याण, मक्ति विशेषांक, वर्ष ३२, श्रक १, पृ० ३६६ । 

नारद प्रोक्त भक्ति सूत्र, वाराणसी, प्रथम सूत्र । 
मक्ति रसामृतसिन्धु, गोस्वामी दामोदर शास्त्री सम्पादित, श्रच्युतग्रन्थमाला “कार्यालय, 
काशी, वि० सं० १६८८, प्रथम संस्करण जा 


ले >ह) ० 


अनुराग सांधारण राग की कोटि में नहीं आता । जनों ने .शान्तभाव की चार 
अवस्थाएँ स्वीकार की हैं--प्रथंम अवस्था वह. है जब मन की प्रवृति, दुःखरूपा- 
त्मक संसार से हट कर आत्म-शोधन की शोर मुड़ती है । यह व्यापक और मह- 
त्वपूर्ण दशा है। दूसरीं अवस्था में उस प्रमाद का परिष्कार किया जाता है, 
जिसके कारण संसार के दुःखसुख सताते हैं, तीसरी अवस्था वह है जबकि 
विषय-वासनाशरों का पूर्ण अभाव होने पर निर्मल. आत्मा की अनुभूति होती है । 
चौथी अवस्था केवल ज्ञान के उत्पन्न होने पर पूरों आत्मांनुभूति को कहते हैं। ये 
चारों अ्रवस्थाएँ आचार्य विश्वनाथ के द्वारा कही गईं युक्त, वियुक्त और युकक्‍त- 
. वियुक्त दंशाओं के समान मानी जा सकती हैं ।* . इनमें स्थित 'शम” भाव ही 
. संसेता को प्राप्त होता है । प ह 


जैनाचार्यों ने 'मुक्ति दशा' में “रसता' को स्वीकार नहीं किया है, यद्यपि 
वहाँ विराजित पूर्ण शांति को माना है। श्रर्थात्‌ सर्वज्ञ या श्रहुन्त जब तक इस 
सँसार में हैं, तभी तक उनकी “शान्ति” शान्‍्तरस कहलाती है, सिद्ध या मुक्त होने 
पर नहीं । 'अ्भिधांन राजेन्द्र कोश” में रस की परिभाषा लिखी है, “रस्यन्तेडन्त- 
रात्मनाध्नुभूयन्ते इति रसा:” ।*श्र्थात्‌ अन्तरात्मा की अनुभूति को रस कहते हैं । 
सिद्धावस्था में अन्तरात्मा अनुभूति से ऊपर .उठकर आनन्द का पुज्ज ही हो 
जाती है, अत: अनुभूति की आवश्यकता ही नहीं रहती ।. जैनाचार्य वाग्भट्ट ने 
अपने 'वाग्भट्रालंकार' में . रस का निरूपण करते हुए लिखा है, “विभावेरनु- 
भांवेश्च, सात्तिकेव्येभिचारिभि:। आरोप्यमाणं उत्कर्ष स्थायीभाव: स्मृतो 
रस”: ३ श्रर्थात्‌ विमाव, अनुभांव, सात्विक -श्रौर व्यभिचारियों के द्वारा उत्कर्ष 
को प्राप्त हुआ स्थायी भाव ही रस कहलाता है। सिद्धावस्था में विभाव, अनुभाव 
और व्यभिचारी भ्रादि भावों के श्रभाव में रंस नहीं बने पात्ता । 


... जैन आचार्यों ने भी अन्य साहित्य-शास्त्रियों कीं भाँति ही 'शम' को शान्त 
रस का स्थायीभाव माना है। भंगवंज्जिनंसेन ने अलंकार चिन्तामणि/' में 
शभ' को विशद करते हुए लिखा है, “विरागत्वादिना निविकार मनस्त्वं शम:” 


१. युक्तवियुक्तदंशायामवस्थितों यः शभः-.स एवं -यत्: .। कै 2 
.. रसतामेति तस्मिन्संचायदिः स्थितिश्व न विरुद्धा ॥॥ ४ 
आचार विश्वनाथ , सहित्यदर्पण, ३।२५०॥ के हि 
२. अभिधानराज़ेन्द्रकोश, “रस”, शब्द । 
३. आचार्य वाग्मट्ट, वाग्मंट्रालंकार । 


अर्थात्‌ विरक्तिआदि के-द्वारा . मन कां निविकार होना शम है।" यद्यपि 
आचार्य मम्मट ने 'निर्वेर! को 'शान्तरस का स्थायीभाव माना है, किन्तु उन्होंने 
“तत्वज्ञान जन्यनिर्वेदस्यैव शमरूपत्वात्‌” लिखकर निर्वेद को शम रूप ही स्वीकार 
किया है ।* शआ्राचार्य विश्वताथ ने शम” और निर्वेद! में भिन्नता मानी है और 
उन्होंने पहले की स्थायी भाव में तथा दूसरे की संचारी भाव में गणना को है ।१ 
जैनावार्यों ने वैराग्योत्पत्ति के दो कारण माने हैं--प्रथम-तत्वज्ञान, द्वितीय इष्ट- 
वियोग और अ्रनिष्ट-संयोग । “इसमें पहले में उत्पन्न हुआ . वेराग्य स्थायीभाव है 
श्रौर दूसरा संचारी । इस भाँति उनका अभिमत भी आचार्य मम्मठट से मिलता- 
जुलता है । इसके साथ-साथ उन्होंने मम्मट तथा विश्वनाथ की भाँति ही अनित्य 
जगत को आलम्बन, जैन मन्दिर, जैन तीथ क्षेत्र, जेत मूर्ति और जेन साथु को 
उद्दीपन, ब्ृत्यादिकों को संचारी तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह. के अभाव भश्रर्थात्‌ 
सर्व समत्व को अनुभाव माना है । | 


शान्ति का अर्थ है निराकुलता । आकुलता राग से उत्पन्न होती है। रत 

होना राग है ।.इसी को आसक्ति कहते है । श्रासक्ति ही श्रशान्ति का मूल कारण 
है | सांसारिक द्वव्यों का अर्जेन और उपभोग बुरा नहीं. है; किन्तु उसमें आसक्त 
होना ही दुःखदायी है । आचार्य कुन्द-कुन्द ने कहा है कि जसे श्ररति भाव से पी 
गई मदिरा नशा उत्पंन्न नहीं करती, वेसे ही भ्रनासक्त भाव से द्रव्यों का उपभोग 
कर्मो का बन्ध नहीं करता ।* कर्मों का बन्ध श्रशान्ति ही है। श्राचार्य पूज्यपाद 
का कथन है कि यह बन्ध .जिनेन्द्र के चरंणों की स्तुति से स्वत: उपशम हो जाता 
से कि मन्त्रों के उच्चारण से सर्प का दुर्जेय विष शान्त हो जांताहै । * जेसे 


१. भगवज्जितसेनाचाये, अलंकारचिन्तामरिं । | 
२. आचाये मम्मट, काव्यप्रकाश, चौखम्बा संस्कृत माला, संख्या ५६, १६२७ ई० 
- “चतुर्थ उल्लास; पृ० १६४॥ 
३.  जहमज्जं पिवमाणों अरदिभावेण मज्जदि रा पुरिसो । 
- दव्वुवभोगे अरदो -णाणी विण वज्भदि तहेव ।। 
आचार्यकुन्दकुन्द, समयसार, श्री पाटणी दि० जैन ग्रन्थमाला, मौरौठ (मारवाड़), 
१६५३,ई०, .१६६वीं. गाथा, पृ० २६६ । हे 
४. क्रद्धाशीविषदष्टदुर्जयविषज्वालावली विक्रमो 
विद्याभेषज मंत्रतोयहव्नर्याति - प्रशान्ति यथा । 
तद्त्त चरणाम्बुजयुग स्तोत्रोन्मुखानां नृणाम॒, 
विध्ना: कायविनाशकाश्च सहसा शाम्य॑ंन्त्यहों विस्मय: |॥ 


आचार्य पूज्यपाद, संस्क्ृतशान्तिमक्ति, 'दशभक्ति:', शोलापुर, १६२१ ई०, २रा इलोक 
पृ० रे३२। 


: औरीष्म के.प्रखर.सूर्य से संतप्त हुए जीव को जेल-और.- छाया में शान्ति. मिलती है 
' वैसे ही संसार के दुःखों से बेचेन प्राणी भगवान्‌ के चरण कमलों में शान्ति पाता 
- है।' मुनि शोभन शाश्वत शान्ति चाहते हैं। उनका विश्वास है कि भगवान्‌ 
. 'की वाणी का श्रवरा कंरने मात्र-से वह उपलब्ध हो. सकती है ।* आचार्य सोम- 
: देव शिव-सख देने वाली शान्ति चाहते हैं। वही भव दुःख-रूपी अरर्ति पर घनामृत 
की. वर्षा' करं -सकंती है ।.- वह शान्ति भगवान्‌ शान्तिनाथ प्रदान कर 
' सकते हैं। ५०४ ४५ 


5; (भव: दुःखानलाशान्तिधर्मायृत्तवर्षजनितजनशान्ति:-। 
शिवशर्मासवशान्ति: शान्तिकर: .स्ताज्जिन: शान्ति: ॥३ 


5... जैन भ्रन्‍्थों के श्रन्तिम मंगलाचरण प्राय: शान्ति की याचनता में हीं समाप्त 
. . होते हैं ।. शान्ति भी केवल . अपने लिए नहीं, संघ, श्राचार्य, साथु, धामिक जंन 

- "और राष्ट्र के लिए भी । आचाये पृज्यपाद का “संपूंजकानां-प्रतिपालकानां यतीन्द्र 
. सामान्य तपोधनानाम्‌ । देशस्य राष्ट्रस्थ पुरस्य- राज्ञ:करोतु . शान्ति भगवान्‌ 
'जिनेन्द्र: ।४ इसी का द्योतक है । पं० श्री मेधावी . के धर्मंसंग्रह श्रावकालोर का 


१, म्‌ स्नेहाच्छरणां प्रयान्ति  भगवन्पादद्वय प्रजा:, 

: - हतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसारघोराणंवः । 

. .: अत्यन्त - स्फुरदुग्ररश्मितिकरव्याकीर भूमंडलो 

पु |. प्रष्म: कारयतीन्दु पादसलिंलच्छायानुंरांगं रवि: ।। 
* आचार्य पृज्यपाद, संस्कृतशान्तिंभक्ति, पहला श्लोक; पु० १७४ | 


२. शान्ति वस्तनुतान्मियोडनुगमनायन्न॑ गमनाैनेयै, 
रक्षोम॑ जन' हेइतुलां जितमदोदोीर्णागजीलं कृतम्‌ । 
तत्पूज्येजेगतां जिने: प्रवचन द्रप्यरकुवाद्यावली 
_रक्षोम॑ जन हेतुलांद्ितिमदो दीरणाग जाल कृतन ।। ह: है फट 
.  मुनिशोभन, चतुर्विशतिजिनस्तुति:, काव्यमाला, सप्तमग्रुज्छुक, निर्शायंसागर प्रसं, वम्बई 
:.. -, हरा उलोक; पूं०. १३३:। 


हे, #., ५. सिध्यतींत्॒पां, एब8०8तोवोए बाते, क्रतेशा ०ग्रीध्पाढ, 50!20प7 
. ]949: 9. 34] सम 2२20 50 7 आर 2 


. ४. दशभक्‍्त्यादिसंग्रह, पृ० १८१, श्लोक रै४वाँ । 


का 5 के पट 


मंगलांचरण भी ऐस! ही है । उन्होंने भी राजा, प्रजा और मुंनि, सभी के लिए जे 
शान्ति चाही है ।* के 


शान्ति दो प्रकार की होती है--शाश्वत और क्षरिक | पहली का सम्बन्ध : | 


मोक्ष से है और दूसरी का भौतिक संसार से । भक्त जन दोनों के. लिए याचना करते 
रहे हैं। जिनेन्द्र की अनुकम्पा से उन्हें दोनों की प्राप्ति भी हुई है । इसे. दिशा में 
जैन मंत्रों का महत्वपूर्ण योग रहा है। जैनों का प्राचीन मंत्र 'शुमो अरिहन्ताणं'' 
मंत्र है। इसमें पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। पूरा मंत्र है “णमो 
अरिहन्ताणं, णमों सिद्धाणं, णमो श्रायंरियाणं, णमो उवज्भांयाणं,णमो लोए- 
सव्वसाहूणं ।” इसके अर्थ है--अहँन्तों को नमस्कार हो, : सिद्धों को नमस्कार हो 
आ्राचारयों को नमस्कार हो,उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सर्वे साधुओं को 


नमस्कार हों। जैन आचार्यों ने इस मंत्र में श्रपूतं शक्ति स्वीकार की है। भद्रवाहु 


स्वामी ने अपने “उवसंग्गहर स्तोच्र' में लिखा है, “तुह सम्मंत्ते लद्ध चितामरिणंकर्प्प 
पायवब्भहिएं । पावंति अविग्घेणं जीवा अयरामरं ठारंं ।॥।”* इसका तात्पंयें है कि 
पंचनमस्कार मंत्र से चितामरिंा और कल्पंवक्ष से भी श्रधिक महत्वशांली सम्य- 
ग्दर्शन प्राप्त होता है, जिसके कारण जीव को मोक्ष मिलता है। आचार कुन्द॑कुन्द 
का विश्वास है, “अभ्रुह्य, सिद्धायरिया उवभाया साहु पंचपरमेट्ठि । एदे पंचरा- 
मोयारा भवे भवे मम सुहं दितु ।।”7३ अर्थात्‌ श्रहेन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय 
श्र साधु मुझे भव-भंव में सुख देवें। आंचाये पूज्यपांद का कंथन हैं कि यह पंच 
नमस्कार का मंत्र सव पापों को नष्ट करने वाला हु और जीवों का कल्याण 
करने में सबसे ऊपर है ।४ मुनि वादिराज ने एकीभाव स्तोत्र' में लिखा है, 

“जब पापाचारी कुत्ता भी णमोकार मंत्र को सुनकर देव॑ हो गया, तब यह 


१. शान्ति: स्याज्जिनशासनस्य सुखदा शान्तिनृ पाणां सदा, 
सुप्रजाशांतयोमरभृतां शान्तिमु नीनां सदा । 


श्रोतृणां कविताकतां प्रवचनंव्याख्यातृकारां पुन ! 
शान्ति शान्तिरथाग्नि जीवनमुचः श्री सज्जनस्थापि च ॥। 


: पण्डित श्री मेघावी, घमंसंग्रहश्नावकाचार, अ्रन्तिमप्रश स्ति 
प्रशस्तिसेंग्रह, जयपुर, १६५० ई०, ३५वां श्लोक, पृ० २५॥। 


२. उवसग्गहर॑स्तोत्त, चौथीगाथा, जैनस्तोत्रसन्दोह, भाग २, मुर्निचतुर विजय संम्पादित, 
: श्रहमदावाद; विं० सं०.१६६२, पृ०:११।  .. | 


पंचगुरुभक्ति,, सातवीं गाथा, दशभक्ति:, शोलापुर, १९२१ ई०, पृ० ३५८-। 


४. एप पंचनमस्कार: सर्वपापप्रणाशन: । मंगलानां च संवेपां प्रथम मंगल सवेत्‌ ।। 
देखिए वही, सातवां श्लोक, पृ० ३४४३ ॥  .« #«. 7 अप 


न 


रा निश्चित है कि उस -मंत्र का जाप करने से यह जीव <इन्द्र.>की लक्ष्मी. को पा: 
| सकता) ८. 7 - ह मा, 


| श्री .जिनप्रभसयूरि ने . “विविध तीथ्थकल्प' के - 'पंच-परमेष्ठी! नमस्कार 
. कल्प! में. स्वीकार किया है, “इस मंत्र-की आराधना करने वाले-योगीजन, ,जिलोक़ 
«. के-उत्तम पद को-प्राप्त कर लेते हैं | यहँ।-तक ही नहीं, किन्तु सहस्त्रों पापों का 
/ * सम्पादन करने वाले तिरयञ्च भी इस मंत्र की भक्ति से स्वर्ग में पहुँच. जाते हैं ।* 
.. जैताचार्यों ने 'णुमोकार मंत्र' की शक्ति को देवता कहा है । उसमें आध्यात्मिक, 
. आधि भौतिक और आधिदेविक तीनों ही प्रकारं की शंक्तियाँ संन्विंहित हैं । वह 

' ोंह के दुगेमन को रोकने में पूर्ण रूप से समेर्थ हे |? जैन परम्परा में यह 


' . मंत्र अ्रनादि निधन माना जाता है । - वेसे भंगेवात्‌ महांवीर से पहले “चौदह पूर्वो' 


को अ्रध्ययनं-अध्यापने प्रचलित था । भगवान्‌ ने अपने गणधरों को इनकी विद्या 
प्रदान की थी ।४ उनमें “विद्यानुंवाद! , नाम के पूर्व का प्रारम्भ णमोकार मंत्र 


१. प्रापहेवं .. तंव नुतिपदेर्जीवकेनोपदिष्टे 
.. ... :प्रापांचारी मरणसमये सारमेयो5पि सौख्यं.) 
. -. कः संदेहो यदुपलभते - वांसवश्री अ्र॑भुक्त्वं, 
: . जल्पञ्णजाप्यैमणिभिरमलैत्वन्नमस्कार चक्र' ॥। 
. एकीभावस्तोतञ्न, १२वां इलोक, काव्यप्माला सप्तमृगुच्छक, निर्णायसागर प्रेस,-बस्वई, 

[2 80 ०६०3 
ह + २: एतमेंव मंहामन्त्र समाराध्येह योगिने: । त्रैलोक्याऊपिं मंहीयन्तेडधिंगंता: परम पदम्‌ । 
' : 'कृत््ता पापसहस्रारिप हत्वा जन्तुशतांनिच । अमु' मन्त्र समोराध्य तिरयअचोडपि दिंवंगता:। 

7 जिनप्रभंसूरि, पंचपरमेंष्ठि नमस्कारकल्प, विविधतीर्थकल्प, मुनिजिनविजय सम्पोदित, 
.. शान्तिनिकेतन, १६३४ ई०, प्रथम भाग, पृ० १०८, श्लोक ५-६ । 

. है. 'स्तम्मं' दुर्गेमनं प्रति प्रियततो मोहस्य सम्मोहन। 

पायात्यंचनमस्क्रियाक्षरमयी साराघना' देवता |॥ ' 

. नमस्कार मंत्र, तीसरा श्लोक, धर्मध्यानदीपकं, पृ० २ " 

- “वाद ठांशांगव तेठल(तंप्रढ' 'स०8 ०0पशांएटते वंप्र पाल: #0पएपटा 
. शिपा'ए०३ (०व ६6558), शागंता शिगराग्शान प्रंग्राइटा ४०१ ६००९६ 
'न०0 मंड छद्यागतथा85 

49, बंबइपेजशा दाक्याताब उैगंए, श्ैकलंगा ्रवांम 95  वेलुअंट८त 


उक्या। एब्यणाड, िटछ- 900४ -(0ग्रफ़ुनाए 49.,, 50ग्रॉठए 
4947. ९9. 32 ्ः 


से ही हुआ था। विद्यानुवाद मंत्र-विद्या का श्रपू्व ग्रन्थ था।* श्री मोहनलाले 
भगवानदास भवेरी ने जैन मन्त्र-शास्त्र का प्रारम्भईसा से ८५० वर्ष पूर्व, 
श्र्थात्‌ तीर्थंकर पाश्वंनाथ के, समय से स्वीकार किया हैं ।!* हो सकता हु कि 


पाश्वेनाथ के समय में भी '१४ पूर्व' पहले से आई हुई “विंद्या' के रूप में प्रतिष्ठित 


रहे हों ।. उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री के श्राधार पर -शणमोकार मंत्र' को 
प्राचीनतम उल्लेख 'हाथी-ग्ुम्फ” कें शिलांलेख में प्राप्त होता है, जिसके निर्माता 
सम्राट खारबेल ईसा से १७० वर्ष पूर्व हुए हैं।? 


शान्ति! का आधार केवल 'णमोकार मंत्र' ही नहीं है, - अन्य अनेक-मंत्र 
भी हैं । यहाँ सबका उल्लेख. सम्भव नहीं हैं । वे-एक पृथक्‌ निबच्ध का विषय हैं । 
मंत्र क्षेत्र में यंत्रों की भी गणना होती है । - उनमें एक शान्ति यंत्र भी है । मन्दिरों 
सें इसकी स्थापना की जाती है और उसकी पूजा-श्र्चा होती. है । - 'मंत्राधिराज 
कल्प' नाम॑ के ग्रस्थ में 'शान्ति यंत्र” कोःपूजा दी हुई हैः। .इसके रचयिता - एक 
सागरचन्द्र सूरि नाम के साधु थे। उनका समय १५ वीं शताब्दी माना जाता 
हैं। उन्होंने एक स्थान पर 'शान्ति यंत्र'- की महत्ता के सम्बन्ध में. लिखा है, 
“शमयतिदुरितश्र रिंग दमयत्यरिसन्तर्ति सततमृसौ। पुष्णाति भाग्यनिचयं मुष्णांति 
व्याधि सम्बाधाम्‌ ॥।”४ तात्पये हुं--शांति यंत्र की पूजा से रोग, पाप, शत्रु और 
व्याधियां उपशम हो जाती हैं, और सौभाग्य का. उदय होता हैँ । .शांति के लिए 


१. कहा जाता है कि मुनि सुक्रुमारसेच (७च्वीं शती ईसवी) के विद्यानुशासनः में वि्यालु- 
वाद की विश्वरी सामग्री का संकलन हुआ था । विद्यानुशासन की हस्तलिखित प्रति 
. जयपुर और अजमेर के शास्त्र-भाण्डरों में मौजूद है ! क 
२.. “७४, जीबएटाण शायर 20 6 /दा8828 8४8 377078 (९ ताप 
8 880 ० 0479 ग्यांव॒णा(ए सिंद टाॉगिंगाइ न धाप्रदुपांपए ए0८९ 
छब्ल ६0 काठ त95 रण शिद्वाइफ्क्राएतभ09, "6 2-4 7-9०: 478 
एठ गीए077%6त 2800प 850 8. 0.” | 
क्‍9. 2. 9. #ा(टाॉटदा,, पशगाएा'गशीबडा3 धायपे उद्यागाडा, -  वैं 7 
--एपॉप्पाण हिट्टशाएंतव 80ठांलए, सिएवंप एफऑएटाआाए,, शैश्वा।थाग9४ां 
५. “39४9 2५5 द 
३. ४. ै. छजाफ, किए लांशठाए ० शावाब, णऐहणि9त, 3908 
2. 38. ४. १ 
४. श्री सायर चन्द्र सूरि, मच्त्राधिराजकल्प,' जैनस्तोत्रसन्‍्दोह, भाग. २, मूंनि चतुरविजय 
' सम्पादित, अहमदाबाद, सत्र १६३६, ३१३वां शलोक, पृ० २७७. : /४',। 


! “शांति, पाठ “भी: किये “जातेःहैं:४7 वें-मंत्रन्गभित :हीतें-: हैं - अनेक / दित्त द 
विधिवत: उनका पाठ5होताः हैः। आज भी उंनेंका प्रचलन है |; प्रति: वर्ष 


हु : 'ग्रनेक! स्थानों“पर, उनेक़े पांठ का आयोजन: किया जाता-है ।:. इत्त मंत्र-यंत्रों में 
“ 'इहलौकिक शान्ति की अमोधः शक्तिःमानी- गई . है, किन्तु उनके: मुख्य: उद्देश्य 


- वारंलौकिंक शाश्वत शान्ति ही है ।। उनका . मुल स्वर. :श्राध्यात्मिक' -है“भौत्तिक 
- “नहीं. यह ही करण .है कि. उनमें. ब्रद्गनयानी. तीन्त्रिक : संम्प्रदाय-की - भाँति 
_  व्येभिचारं, मदिरा और मांस वाली वातं नहीं पनप सकी । जेत: देवियाँ- मन्त्र 
"की शंक्तिरूपों थीं। उन्हें मन्त्र के . बल पर ही :सोधा जा: सकता था।। 
“किन्तु ऐसा कंभी- नंहीं हुआ. कि उन >मन्त्रों: के:साथ नीच कुंलोसंपन्न कन्याश्रों 
. ' के अआसेवंन की वात चली हो.। ऐसा. भी नहीं हुओ कि भाद्वंपद की:अमावस 
' की रात में एक सौसोलह कआरी$5 सुन्दरी .कन्याओं की.-बलिःसे : वे 
. यत्किब्चित्‌ भी: प्रंसंत् हुईं हों- वे कराला: थीं, किल्तु : उनकी: :क्रालता 
: व्यभिचारं यों मेदिरा-मांस-से तृप्त नहीं होती थी | सतर्गुणों का प्रदर्शन - ही :उत्तें 
सस्तृष्ट बेन सकता था | इसी भांति जेन साधु मन्त्र: :विद्या के पारंगते विद्वान, थे 
... किन्‍्त॑ उन्होंने राग - सम्बन्धी पंदार्थों में उनको कभी उंपयोगं नहीं-किया.। जैन 
त्र सांसारिक .वेभंवों -के देने- में सामथ्येवानः होते हुए भी दींतरागी बने रहे:। 
' वीतरागंता हीं शान्ति है । उसका जेसा-शानदारसमंथन जेन मन्त्र करे, सके; अन्य 
नहीं क 5 5 के 20 हा मा 2 4 28 
जैन भक्ति काव्य और मंन्त्रों की सबसे बड़ी विंशेषतां है, उंनेकी शस्तिपंर- 
कता | कुत्सित पंरिस्थितियों और संगतियों में भी वे शान्तरस से दूर नंहीं हटे । 
“ उन्होंने कभी भी भ्रपती ओट में श्यू गारिक प्रवृत्तियों को प्रश्नय नहीं दिया । दाम्पत्य 
' 'रति-मुला. भगवड्क्ति बुरी नहीं .है.। यह भी भक्ति की एकः विधों है। जन 
काव्यों के आध्यात्मिक विंवांह” इसी कोटि में आतें हैं। नेमीश्वर' और राजुल को 
: “लेकर शतशः काव्यों का निर्माण हुआ । वे सभी सात्त्विकी-भक्ति-के-निदर्शन-हैं:। 
/ उनमें कहीं भी जगन्माताश्रों कीं सुहाँगरुातों काःनग्न विवेचन॥नहीं+है।।:जिसे) मां 
: « कहा, उसके श्र ग-प्रत्यंग में मादकता का रंग भरना उपयुक्त तहीं है।।-:इससे मां 
: का भाव लुप्त होता है और सुन्दरी नवयौवना नायिका -<का रूप उभ्नस्ता है । 
.. चनाश्लेष में आवद्ध दम्पति' भले. ही दिव्यलोक-वबांसी -<हों, पाठक-या. दर्शक में .. 
 पविन्नता नहीं भर सकते । भगंवान्‌ःपत्ति की-आरती-के: लिए भगवतीः;फ्त्नी का 
अंगूठों पर खड़ा होना ठोके है, किन्तु सांथ हीं यीनस्तंनों' के कारण उनके 
हाथ की पूजा-थाली कें पुष्पों की विखर जाना कहां तंक' भक्ति परंक 


् 


है ।" राजशेखर सूरि के निमिनाथंफागुः में: रांजुल: का अनुपम सौन्दर्य श्र कित है 
किन्तु उसके चारों श्लोर एक ऐसे पवित्र/वातावरण की सीमाःलिखी हुई है, जिससे .- 
' बिलासिता को सहलन प्राप्त:नहीं हो. पाती । उसके सौन्दर्य में जलन नहीं, शीतंलता 

है । वह सुन्दरी है किन्तु पावनता की मूर्ति है। उसको देखकर श्रद्धा उत्पन्न होती है । 


मैंने अ्रपने ग्रन्थ 'हिन्दी जैन भक्ति काव्य और कवि: में लिखा है, “जबकि भगवान्‌ . 


के मंगलाचरण भी वासना के कमरे से खींचे जा रहे थे, नेमीश्वर- श्रौर राजुल से 
संबंधित मांगलिक पद दिव्यानुभूतियों के प्रतीक भर ही रहे । उन्होंने श्रपन्ती पाव- 
नता का परित्याग कभी नहीं किया ।7* जिन पद्मसूरि के 'थूल्रिभह्॒फागु 3 में कोशा 
के मादक सौन्दर्य और कामुक विलास चेष्टाश्रों का चित्र खींचा गया है | युवा 
मुनि स्थुलभद्व के संयम को डिगाने के लिए सुन्दरी कोशा ने अपने विलास-भवन 
में अधिकाधिक प्रयास किया, कितु .कृतक्ृत्य न हुई । कवि को कोशा-की मादकता 
निरस्त करना श्रभीष्ट था, अत: उसके रति-रूप और कामुक भावों. का अकन 
ठीक ही हुआ । तप की: हृढ़ता तभी है, जब वह बड़े-से-बड़े. सौन्दर्य के आगे भी 
 हृढ बना रहे । कोशा जगन्माता नहीं, वेश्या -थी । वेश्या भी. ऐसी-वेसी नहीं 
पाटलिपुत्र की प्रसिद्ध वेश्या । यदि-पद्मसूरि उसके सौंदर्य, को -उन्मुक्त .भाव से 
मूतिमन्त न करते तो अस्वाभाविकता . रह जाती । उससे एक मुनि का संयम 
सुहृढ प्रमाणित हुआ । इसमें कहीं-अश्लीलता नहीं है । सच :तो -यह है कि दाम्पत्य 
रति को रूपंक ही रहना चाहिए था, कितु जब उसमें रूपकत्त्व तो रहा नहीं, रति 
ही प्रमुख हो गई, तो फिर अ्रशालीनता का उभरता भी ठीक ही था। जैन कवि 
- और काव्यः इससे बचे -रहे । इसी- -कारण -उनकी शांतिपरकता भी बची 
; रही । 


हन्दी के जेनभक्त कवियों ने संस्कृत-प्राकृत की शांतिधारा का अनुगंमन 
किया 4 वनारसीदास ने 'नाटक समयसार' में 'नवमों सांत रसनि कौ नायक' स्पष्ट 


' १. पादाग्रस्थितया मुहुः - स्तनभरेणोनीतया “नम्नतां .- - ह ; 

:.. शम्भो: सस्पृहलोचनत्रयपर्थ यान्त्या तदाराधने ॥ : /.... 
'हीमत्या शिरसीहित: सपुलकस्वेदोदगंमोत्कम्पया ... : 
विश्लिप्यन्कुचुमाञ्जलिंगिरिजयों क्षिप्तोष्तरे पातुंब:॥ .ः.. 
श्री हपं, रत्तावली, -प्रथम. प्रंगलाचरण क 

“ २. देखिए 'हिन्दी जैन भक्ति काव्य और कवि', .प्रथम अध्याय, .पृ०: ४ । | 

. हे. यह काव्य प्राचीन मुर्जेर ग्रन्थमाला, ३, वि० सं० २०११, पृ० ३७ पर प्रकाशित हो 
चुका है । 


2 रूप से स्वीकार किया । उनकी रचनांयें इसकी प्रतीक हैं।' भ्रोगे के कंबि उनसे 
'. प्रभावित हैं | हिंदी के इंत जने कवियों का मंत्र; तंत्र और शांति पाठों की रचना 


. : में सन ने लगा इनसे संबंधित हिंदी काव्य संस्कृत-प्राकृंत ग्रंथों के अनुवाद-भर 


हैं। देवी पद्मावती, अ्रम्विका आदिं मंत्रांधिष्ठात्री देवियों की स्तुतियाँ भी पूंवे . 
 काव्यों की छाया ही हैं । इनका मन लगा, संसार की भ्राकुलता और राग-दव षों के 


४. ्िल्ञांकन में । उन्होंने पुत:-पुन: मन को वीतरागता की ओर श्राकषित किया । 


.. इसे दिशा में उंनका पद-काव्य अनुपर्म है। मानव की मूलवृत्तियों के संमन्वय ने 
: उसे भाव-भीना बंना दिया है। वे साहित्यिक कृतियाँ हैं । उनमें उपदेश की 
 रुक्षता तो किड्चिन्मात्र भी नहीं है । कोई भी बात, चाहे उपंदेशपरक ही क्यों न 


का हो, भावों के साँचे में ढल कर साहित्य बन्‌.जांती है। जन हिंदी के प्रबंध और 
: . खण्ड काव्यों कां -मूल स्वर शांत रस ही है अ्रन्य रस भी हैं, कितु उनका समा- 


: धान शांतरस में ही हुआ है । ऐसा करने में कहीं भी खींचतान नहीं है, सब कुछ 
: -पासंगिक और स्वाभाविक व च कि 


.. जैन हिंदी के भक्ति-काव्यों में यदि एक ओर सांसारिक रामगं-ं षों से 
- विरक्ति है, तो दूसरी श्रौर भगवान्‌ से चरम शांतिं.की थाचना ।: उनको शांति 

. तो चाहिए कितु. भ्रस्थायी नहीं | वे उस शांति के उपासक हैं जो कभी: पृथक्‌ . 
:. : नहो। जब तक मन की दुविधा न मिंटेगी, वह कभी भी शांति का अनुभव नहीं 
._ कर सकता । और यह दुविधा निजनाथ निरंज॑न के :सुमिरन करने से ही दूर हो 
सकती है। कवि बनारसीदास अपनी चिता व्यक्त करते हुए कहते हैं, “न जाने 
कव॑ हमारे नेत्र. चातक अक्षयपद रूपी घन की वू दें चख सकेंगे, तभी उनकों निरा- 
* कुल शांति मिलेगी । और न जाने वह घड़ी कब झ्राायेगी जब हृदंय में समता भाव 
.. जगेगा । हृदय के अन्दर जब तक सुंगुरु के वचनों के प्रति हृढ़ श्रद्धा उत्पन्न नहीं 
.. होगी, परमार्थ सुख नहीं मिल सकता-। उंसके लिए एक ऐसी लालसा का उत्पन्न 
होना भी अनिवार्य है, जिसमें घर- छोड़ ,,कर-बन :,में जाने का भाव -उदित 


हुआ हो ।* 


. ३१. कब जिननाथ निरज्जन सुमिरों, - है 5 कक 
तजि सेवा जन जन की, दुविधा कब जैहै या मन की ॥8॥ _ 
कब रुचि सों पीव हग चातकं बूंद अखयपद घन.की ) ..... हक 
कब शुभ ध्यान घरों समता गहि करू न ममर्ता, तन की, दुविधा० ॥॥२॥। हज 


टिप्पणी अगले पेज पर. देखिये 


कवि वनारसीद्ास ने 'शांतरस' को 'आत्मिक रस' कहा है, उसका आस्वा: 
दन करने से परम आनन्द मिलता है। वहआनन्‍्द कामघेनु, चित्रावेलि:और 
पंचामृत भोजन के समान समझता चाहिए ।॥? इस: आनन्द को. साक्षात्‌ करने 
वाला चेतन जिसके घट में विराजता है, उस जिनराज की वनारसीदास ने वंदना 
को है ।१ 
यह जीव संसार-के वीच- में भटकता फिरता है क्रिन्तु .उसे शांति- नहीं 
मिलती । वह अपने श्रष्टा।दश दोषों से प्रपीड़ितः है और श्राकुलता उसे सताती ही 
रहती है-.। भेया भगवतीदास का कथन है, है जीव.! इस संसार के .असंख्य कोटि 
गर को पीकर भी तू, प्यासा ही है और इस संसार के दीपों में जितना अश्रन्न 
भरा-है, उसको खाकर भी तू भूखा ही है । यह सब कुछ श्रठारह दोषों के कारण 
है। वे तभी जीते जा सकते हैं जब तू- भ्गवाब्‌ :जिनेन्द्रःका ध्यान: करे और उसो 


, कब घट अ्रन्तरः रहै निरन्तर, , हक गे मोड) डर लक 

'हढ़ता .-सुग्रुरु- वचन की । ,. हम अर 

-. कब सुख लहों भेद - परमारथ, | 

/ मिट धारता धन की, दुविधा० ॥३॥। 

-. केव घर छांड़ होहें . .एकाकी हक) 
लिये. लालसा वन; को. । हि पल 

. ऐसी दश्शा होय; -._कबः मेरी ले 
;« हों: वलि बलि, वा छत की, इंविधाण कड़ी 

५ बनारसीदास, अध्यात्मपदपंक्ति, १३वां पद, , ला, 

वनारसीविलास, जयपुर, १६५४४ ई०, पृ० ((३१--३२। |. 


१. -अनुभों की. केलि 'यहै कामवेनु, चित्रावेलि, . 
अनुमौ को स्वाद पंच अमृत को कौर है। 
नाटक समयसार, .उत्थामिका, १६वां , पद्म । 


२. सत्य-सरूप सदा जिन्हे के | ६, . 0 
प्रगय्यी श्रवदात मिथ्योत नि्कदेन। 4 
सांत दसा तिन्‍्ह की पंहिचानि . |. 
करे कर जोरि बनारसि बंदना। 
"वही, * छुठाः ' पंच, पू० ७ । 


पथ का अनसरण करें, जिस पर वे स्वर्य चले थे ।* भैया की हंष्टि-से अष्टादश 
5 “दोष ही अशांति के कारण हैं और वे भगवान्‌ जिंत॑ के ध्यान से जीते जा संकते - 
- हैं। तभी यह जीव उस शांति का अनुभव करेगा, जो भगवान" जिनेन्द्रेःमें साक्षेत्‌ 
. 5 ही.हो उठी:थी-। भैया का स्पष्ट: अभिमत है कि -राग:हघ में प्रेम करने के ही _ 
. कारण य्रह जीव अपने परमात्म-स्वरूप के दर्शनों- के आनन्द नहीं ले पाता श्रर्थात 
: + वह चिदानन्द के सुख से दुर- ही: रहता है । राग-द्व ष का मुख्य कारण है मोह, 
. इसलिए मोह-के निवारण -से राग-हव ष॑ स्वैयं नष्ट हो जांयेंगे, भर राग-हपों के 
 टलने से मोह तो यर्किचित्‌ भी ज.रह प्रायेगा । कम की उपाधि को. संगपप्तं करने 
“का भी यह ही. एक उपाय...है.।, जड़ के उखाड़ डालने, से भला. वृक्ष कंसे. ठहर 
; सकता है.।-शऔर फिर तो उसके डाल-पात, -फलं-फूल भी कुंम्हला जायेंगे ।-तभी 
हे 282 का:-प्रकाश- होगा -श्रोर.. यह जीव सिद्धावस्था. में भ्रनन्‍्त सुख विलूस 
“सकेगा । हे ह 
ह भोह -के;. निवारे ' राग :छ पहू. निवारे. जाहि, :.... .... 5; -; ०.०. 
पा राम-द्वे प.... टारें. . मोह-..नेकहूँ - न. :पाइएं ) <: .....ह : 
पे +कर्मे कीं -उपाधि: के ,निवारिबे «को: पेंच यहै ०“ 
पल न चार जड़ -: के... उखारे... -वर्क्ष...कंसे ठहराइए 
प ४: +डीर-पाते. फल-फुल: सबे... कुम्हल्ाय : जायें; ... .. .. ... 
उछ 4 >> ;% :ल्‍कर्मत- के ; वृक्षेत्र -; को: ऐसे .. के ,नसाइए.. | 
१८ 5. तब / होगे ;चिंदानन्द प्रगढ-. प्रकाश. रूप, ... ८. 


[] है! 


५ 37५ विलस अनन्त सुख, सिद्ध; में, कहाइए ९ हे मगर 


१:,जे को; जल लोक: मध्य . ,सागर असंख्य क्रोडि.... ...... ० >>, ५ 
5; जःपतैः ताज दीप :-मध्य , भरे.. हैं : अवार . ढेर, मर 
> ते: तो; [नाज; खायो- तोऊ , भूख -याकी, तई है.] . , . ० «०. ... ०, 

तातें ध्यान ताको कर जाते यह जाय हर... ध्ट् 

श्रष्ठाद्श दोप, आदि ये ही जीत लई है। 7 मणि हा - 

बहे पंथ तू ही साज अ्रष्ठादश जांहिमाँजिं! ४ के जो जब्त 52 

होय बैठि महाराज तोहि सीख दई” हुवा 7 हे पका हट 

भैय्या भगवतीदास, ब्रह्म॑विलास, 'जुनप्रंथरत्नाकेर ० ४ हा अप 


कार्यालय, बम्बई, १६२६ ई०, शैत औम्टोत्तरी' नेट का लत पंच, (7 
धवां कवित्त, पृ० ३२।. 0 कक कक व8 पक: पओो .. 


२. मिथ्यात्वविध्वंसन चतुर्देशी, क वां कवित्त, पृ० १२१३ ६ एक हह़े वर + 


अनन्त सुख ही प्रम शान्ति है। भैया ने एक सुन्दर-से. पद में _जेन मत को 
शान्तिरस का मत कहा है । शान्ति की वात करने वाले ही ज्ञानी हैं, अन्य-तो-सब . 
अ्ज्ञाती ही कहे जायेंगे ॥* कर ते 


भूधरदांसंजी के स्वामी की शरणं तो इसीलिएं संच्ची है कि वे समर्थ और . 
संम्पूर्ण शान्ति-प्रदायंक॑ गुणों से युक्त हैं। भूधरदांस को उनके बंहुत थोड़ी ' 
भरोसा है| उन्होंने जन्म-जरा आदि बैरियों को जीते लिंया है भौर मरन की 
टठेव से छुटकारा पा गये हैं । उनसे भूघरदास अजर और श्रंमर बनने की प्रार्थना 
करते हैं। क्योंकि जब तक यह मनुष्य संसार के जन्म-मंरण से छुटकारा नहीं 
पायेगा, शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता | जेन' पंरम्परा में देवों को अ्रमर नहीं 
कंहते । यहाँ अमरता- का श्रर्थ है मोक्ष, जहाँ किसी प्रकार की आंकुलता नहीं 
होती, ऐसी शान्ति वह दे सकता है, जिंसने स्वयं प्राप्त कर ली है। वे संसांरी 
साहिव', जो वारम्वार जनमते हैं, मरते हैं, और जो स्वयं भिखारी हैं, दूसरों का 
दारिद्र य कैसे हर सकते:हैं ।* भंगंवा् 'शान्तिजिनेन्द्र,, जो स्वयं शान्तिः के प्रतीक 
हैं, सहज में ही अपने सेवकों के भाव-द्वन्द्दों को हर सकते हैं । भूधरदास उन्हीं से 
ऐसा करने की याचना भी करंते हैं ।३ यह जीव सांसारिक कूृत्यों के “करने में तो 
बहुत ही उतावला रहता है, किंतु भगवान्‌ के सुमरन में सीरा हो जाता है । जैसे 
कर्म करता है, वेसे फल में शोति और:निराकुलता चाहता है, जों कि पूर्ण रीत्या 
असम्भव है | श्राक बोयेगा, आंम कंसे मिलेंगे, नग॑ं हीरा नहीं हो सकता । जैसे 
यह जीव विषयों के बिना एक क्षरा, भी नहीं रह संकता, वेसें ही यदि प्रभु को 
निरंतर जपे तो सांसारिक श्रशांति की पार कर निश्चय शांति पा सकता है ।४ 


शान्तभाव को स्पष्ट करने के लिए भूधरदास ने एक पृथक ही ढंग श्रपनाया 
है। वे सांसारिक वेभवों की क्षरिंकंतां को दिखाकर भौर तज्जन्यं बेचेनी को 
उद्घोषित कर चप हो जाते हैं श्नौर उसमें से शांति की ध्वनि, संगीत॑ की मंकार 
की तरह फूटती ही रहती है। धन श्ौर यौवन के मद में उंन्मत्त जीवों को सम्बोधन 


१. शान्तरसवारे कहैँ मन को निवारे रहैँ 
वेई प्रानप्यारे रहें और सरवारे हैं॥ .., आन, 
वही, ईश्वरनिर्शयपच्चीसी, छठा. कवित्त, पृ० २५३॥ . ........... 

२. भूधरविलास, कलकत्ता, शश्वां पद, घृ० ३०। - , . :.. 

. वही, ३४ वां पद, पृ० १६। का 
४. वही, २२ वां पद, पृ० १३.।  , 


न्श् 


..। करते हुए उन्होंने कहा, “ए निपट गंवार नर | तुझे घमण्ड- नहीं करनाः चाहिए 


के मनुष्य की यह काया और- माया झूठी है; श्र्थात्‌ क्षरिक-है। यह सुहाग और 


यौवन कितने समय का है, और कितने दिन इस संसार में जीवित रहना है। है 


कु नर | तू शीघ्र ही चेत जा और विलम्ब छोड़ें दे । क्षण-क्षण पर तेरे बंध बढ़ते 


जायेंगे, और तेरा पल-पंल ऐसा भारी हो जायेगा, जैसे भीगनें पर काली 
. कमरी-।”' भूधरदांस ने एंक दूसरे पद में परिवंतेन शीलता का सुन्दर दृश्य श्र कित॑ 
' किया है। उन्होंने कहा, “इंस संसार में एक अजब. तमाशा हो रहा है, जिसका 


.. -  अस्तित्व-काल' स्वप्न की भाँति है, प्रर्थात्‌ यह तमाशा स्वप्न की तरह शीघ्र ही 
. संमाप्त भी हो जायेगा । एक के घर में मन की आंशा के पूर्ण हो जाने से. मंगल - 

.. गीत होते हैं, और दूसरे घर में किसी के वियोग के कारण नेन निराशा से भंरं- 
-.. “भर कर रोते हैं । जो तेज तुरंगों पर चढ़ कर चलते थे, और खासा तथा मलमल 
.... पहुंनते थे, वें ही दूसरे क्षण नंगे होकर फिरेंते हैं,और उन्तको दिलांसा देने-वाला 


' भी कोई दिखाई नहीं देता । प्रात: ही जो राजतख्त पर बेठा हुआ प्रंसन्न-बदन 
' शा, ठीके दोपहर के समय उसे ही . उदास होकर वन में जाकर. निवास करना 
. पड़ा। तन और धन अत्यधिक अस्थिर हैं,जेसे पानी का बताशा | भूधरदासजी कहते 
: € हैं कि इनका जो गवे करता है, उसके जन्म को धघिक्कार है ।*” यह मनुष्य मूर्ख 

: - है, देंखते हुए भी अ धा बनता है। इसने भरे यौवन में पुत्र का वियोग देखा, बसे 
-.. ही श्रपनीं नारी को काल के मार्ग में जाते हुए निरखां, और इंसने उन पुण्यवानों 

' को, जो सदेव यथांन पर चढ़े ही दिखाई देंते थे, रंक होकर बिना पनंहो के मार्ग में 

.. पंदल चलते हुए देखा, फिर भी इसका धर्ने और जीवन से राग नहीं घटा । 
.... भूपरदासं का कथन है कि ऐसी सूसे की अ्रधेरी के राजरोग का कोई इलाज 
.. नहीं है। 


' “देखो भरि जोवन में पुत्र वियोग आञायो द 
तेसे ही निहारी निज नारी काल-मग में। 

जे जे पुण्यवान जीव दीसत हैं यान ही पे, . . 

हक रंक भये फिरें तेक पचही न पग् में। 

ऐसे पे, अभाग धन जीतबव सौं ,घरें राग, न 
होय न विराग जाने रहूँगो अलग मैं। 





' १. चही, ११ वां पद, पृ० ७ । 
२. वही, ६ वां पद, पृ० ६। 


' आँखिन: विलोकि अन्च: : सूसे + की :अंघेरी, :0 7 ० वव्पत 
करे ऐसे राजरोग को .इलाजःकहा जग मैं 4।7१ 
एक वृद्ध पुरुष की हृष्टि घट गयी- है, तन की-छवि- पलट:चुकी है, गतिः मंद; 
हो गयी-है झ्ौर कमर भूक गयी है:। उसकी घर. वाली भी रूठ. चुकी-है, भौर वह. 
अत्यधिक रंक होकर पलंग से -लग गया है । उसकी. नार (गर्दन) काँप रही. है; 
और मुह से लार चू -रही-है-।-- उसके-सव अ्रग-उपांग पुराने.हो गये,हैं। किन्तु 
हृदय में; तृष्णा ने और भी नवीन -रूप “धारण किया है ।* ज़ब -मनुष्य की मौत. 
श्राती है, तो उसने संसार-में: रच-पच के -जोःकुछ किया है, सब-कुछ यहाँ .ही .पड़ा 
रह ज़ाता-है । भूधरदास जी-ने कहा है, “तीव्रगामी तुरंग, सुन्दर- रंगों: से. रंगे हुए 
रथ, ऊचे-ऊँचे मत्त मतंग, दास और ::खबास;, गगनचुम्वी- अ्रट्टा लिकाएँ- श्रौर 
. करोड़ों की सम्पृत्ति से भरे हुए कोश, इन सव-को यह नर अर त- में छोड़ कर चला; 
जाता-है | प्रासादः खड़े-के-खड़े ही रह जाते हैं, काम. यहाँ. ही पढ़े ' रहते: हैं; धन- 
सम्पत्ति; भी यहाँ. ही.डली“रहती :है श्ौरः घर भी यहाँ ही. धरे रह ल्‍जाते 7? वह: 
पद है-+ ; ; न न 


2०६०२ 
१ 


-. . ““तेज तुरंग सुरंग भले- रथ, ,मत्त ,मतंग उतंग खरे ही । 

«..... - दास ख़बास अवास अंटा, धन ज़ोर .करोरन. कोश भरे ही ॥। 55 
एसे वढ़ ,तौ-कहा भयी है वर,छोरि चले उठि अन्‍न्तःछरे-ही । -.3+ ८; - 
धाम खरे स्हे-काम, परे रहे द[म डरे रहे ठाम धरे ही॥।73 -.::.. ,. 


जि है + ४ 
हक 39 मम रा + कई की ५ के! 


१. भूधरदास, जैनशतक, कलकत्ता, ३५ वां पद, पृ० ११। हे 
२. दृष्टि घटी, पलटी तन की छबि न पक न 
बंक ज्ई- गति _ लंक नई. हैं.। हा हम आम हओ 
स रही परनी घरनीअति, ...._.. | || 
रंक भग्नी परियर्क लेई हैं। . ० 
कांपतः नाई वहै मुख लार कि आर का 
महामति संगति छोरि गईहै। का कई बनी विज को 
अ्ंग-उपंग " पुराने! , परे किक हे वह 
तिसना उर और नवीन भई है ॥। 
जैनशतक, कलकत्ता, ३८ वां सवैय्या, पृ० १२ । 


३. वही, ३१ वां पद, पृष्ठ ११, 


काप्लज औ+ ४ 5 


४ 7 क्ष हटा कि गई की -है 


- श्री चानतराय. ने भी भगवान्‌ जिनेन्द्र को शांति प्रदायक ही माना है । वे 


डा हे : उसकी शरगरा में इसलिये - गये हैं कि शांति उपलब्ध हो सकेगी -। उन्होंने कहा 
, “हम तो नेमिजी की- शररा में जाते हैं. क्योंकि उन्हें छोड़कर और कहीं हमारा 
:.... सन भी नहीं लगता। वें संसार के पापों की जलन को उपशम करने के लिए 

: -..  बांदल के समान हैं । उनका विरद भी तारन-तरन है। इन्द्र, फरीन्द्र और चन्द्र 


भी उनका ध्यान करते हैं। . उनको सुंख मिलता है और दुःख दूर हो जाता 


हि है।”+ यहाँ बादल से भरने वाली शीतलता परम शांति ही है। शांति को ही 


: सुख कहते. हैं और वह भगवान्‌ नेमिनाथ के सेवकों को प्राप्त होती ही है। द्यान- 
'.. तराय की दृष्टि "में. भी: राग-ह ष.ही अशांति है और उंतके मिट जाने से ही 


..' “जियरा सुख-पावेगा', श्र्थात्‌ उसको शांति मिलेगी । श्ररहंत का स्मरण करने से 


, 'रांग-द्वेष विलीन हो जाते हैं,. श्रतः उनका स्मरण ही सर्वोत्तम है। द्यानतराय 
. भी अपने बावरे मन को सम्वोधन करते हुए कहते हैं, “हे बावरे" मन ! अरहंत 


... का स्मरण कर ख्याति, लाभ और पूजा को छोड़कर श्रपने श्रन्तर में प्रभु की 


: लौ लगा। तू नरं-भव प्राप्त करके भी उसे व्यर्थ में ही खो रहा है और विषय- 
.  “भोगों को प्रेरणा दे-देकर बढ़ां रहा है। प्रांणों के जाने पर हे मानव + तू पछता- 
... थेगा। तेरी आयु क्षण-क्षण कम हो रही है| युवती के शरीर, धन, सुत, मित्र, 
'. . परिजन, गज; तुरंग और रथ में तेरा जो चाव है,. वह ठीक नहीं है । ये सांसारिक 
' पदाथे स्वप्न की माया की भाँति हैं, और श्राँख मीचत्ते-मीचते समाप्त हो जाते 
-हैं। श्रभी समय है, तू भगंवान्‌: का. ध्यानकर ले और मंगल-गीत गाले। 
और अ्रधिक कहाँ तक कहा जाये -फिर उपाय करने पर भी सध नहीं 
सकेगा ।”* . । शी ह 


१. श्रब हम नेमिजी की . शरन-। रे 
. और ठौर- न मन लग्रत है, छांडिि प्रभु के शरण ॥१॥ 
.  सकल॑ भवि-अघ-दहन वारिद, विरद तारन तरन | 
/. “इन्द्र चंद फनिद ध्यावे, पाय' सुख दुख हरन ॥॥२॥। 
५  द्यानतपदसंग्रह, कलकत्ता, पहला पंद,. पद २।. 
: २, अरिहन्त सुमर मन बावरे । ४ 
... ख्याति लाभ पूजा तजि भाई, अन्तर प्रभु लौ लाव रे। 
 न्र भव पाय अ्रकारथ खोबे, विषय भोग जु बढ़ावरे। 
: प्राण गये पछितेहैँं मतवा, छिन छिन छीजे आवरे। 
,.._ युवती तन घन सुत मित परिजन, . गज तुरंग रथ. चावरे। । 
अर 5 | यु टिप्पडी अगले पृष्ठ पर देखिये 


औ 


शुक्लब्यान में निरत तोर्थकर शांति के प्रतीक होते हैं। उनमें से सभी 
प्रकार की बेचैनियाँ निकल चुकी होती हैं । उन्हें जन्म से ही पूर्व संस्कार के रूप _ 
में वीतरागता मिलती है | उसी स्वर में वे पलते, बढ़ते, भोग-भोगते और दीक्षा 
लेते हैं। कभी विलासों में तेरते-उतराते, कभी राज्यों का संचालन करते और 
कभी शत्रुओं को पराजित करते; किन्तु वह स्वर सदेव पवन की भांति प्राणों में 
भिदा रहता । श्रवसर पाते ही वह उन्हें वन-पथ पर ले छोड़ता । चिताएँ स्वत: 
पीछे रह जातीं । वीतरागता शुक्लध्यान के रूप में फूल उठती । नासिका के शअ्ग्र 
भाग पर टिकी हृष्टि 'चिताभिनिरोध' को स्पष्ट कहती । वह एकाग्रता की वात 
कहती रहती । और फिर मुख पर आनन्द का अनवरत प्रकाश छिटक उठता-। 
अनुभव रस अपनी परमावस्था में प्रकट हो जाता । उसकी झलक से तीर्थंकर 
का सौंदर्य अलौकिक रूप को जन्म देता, जिसे इन्द्र, सूये और चन्द्र जैसे रूपवन्तों 
का गवे विगलित हो वह जाता । यह सच है कि उन परमशांति का श्रनुभव करते 
तीर्थंकर के दर्शन से 'श्रशुभ' नामधारी कोई कर्म टिक नहीं सकता था फिर यदि 
उनके स्मरण से अनहद बाजा वज उठता हो, तो गलत क्या है। जगराम ने 
लिखा है-- । 
निरखि मन मूरति कसी राजे । 

तीर्थंकर यह ध्यान करत हैं, परमोतम पद काजे । 

नासा अ्रग्न दृष्टि कौं घारें, मुख मुलकति मा गाज । 

प्रनुभव रस भलकत मानौ, ऐसा आसन शुद्ध विराज |. 

अद्भुत रूप अनुपम महिमा, तीन लोक: में छाजे | 

जाकी छवि देखत इन्द्रादिक, चन्द्र सूर्य गण लाजे । 

धरि अनुराग विलोकत जाकौं,अशुभ करम तजि भाजे । 

जो जगराम बने सुमिरन तो, अनह॒द वाजा वाजे ॥।१ 


संसार के दु:खों से तस्त यह जीव शांति चाहता है। यहाँ शांति का अर्थ 
शाश्वत शांति से है | श्र्थात्‌ वेभव और निर्धनता दोनों ही में उसे शांति नहीं 
मिलती । अथवा वह सांसारिक वेभवों से उत्पन्न सुख-विलास को शांति नहीं 


यह संसार सुपन की माया, आंखे मीचि दिखेराव रे । 

घ्याव-ध्याव रे अब है दाव रे, नाहीं मंगल गाव रे । 

चानत बहुत कहाँ लो कहिये, फेर न॑ कछू उंपाव रे । 

द्यानत पद संग्रह, ७० वाँ पद, पृ० २६-३० | ।$ 
१. हस्तलिखित 'पद-संग्रह', नं० ४६२, पत्र ७६, वधीचन्द जी का मन्दिर, जयपुर । 


: मानता । राग चाहे सम्पत्ति से सम्बन्धित हो या पुत्र-पौत्रादिक से, सर्देव दाह- 
कारी ही होता है, मखमल शौर कमख्वाब के गद्ों पर पड़े लोगों को भी वेचेनी से 


'. तडफते देखा गया है। दसरी ओर गरीबी तो नागिन-जैसी जहरीली होती ही 


. है। भूधघरदास की यह -पंक्ति “कहूँ न सुख संसार में सव जग देख्यो छान” देश- 

_काल से परे एक चिरंतन तथ्य है। इहलौकिक श्राकुलता से संतप्त यह जीव 

' भगवान्‌ की शरण में पहुँचता है और जो शांति मिलती है, वह मानों सुधाकर 

: का वरसना ही है, चितामणिरत्न शौर नवनिधि का प्राप्त करना ही है। उसे ऐसा 

प्रतीत होता है, जैसे श्रागे कल्पतरु लगा हुआ है | उसकी अभिलाषायें पूर्णो हो 

. जाती हैं। अभिलाषाशओों के पूर्ण होने का श्रर्थ है कि सांसारिक रोग और संतःप 

: सदा-सदा के लिए उपशम हो जाते हैं । फिर वह जिस सुख का अ्रनुभव करता है 

. - वह कभी क्षीण नहीं होता और उससे अनुस्युत शांति भी कभी घटती बढ़ती 
. नहीं । कवि कुमुदचन्द्र की यह विनती शांतरस की प्रतीक है 


प्रभु पायं लागौं करू. सेव थारी 
तुम सुन लो श्ररज श्री जिनराज हमारी । 
घरणों कस्ट करि देव जिनराज पाम्यौ 
है सर्व संसारनों दुख वाम्यौँ ॥। 
जब श्री जिनराजनी रूप दरस्योौं । 
जबे लोचना सुष सुधाधार वरस्यों ॥। 
. लह्या रतनचिता नवनिधि पाई 
मानों आगरणं कलपतर आजि आयी ॥। 
 भनवांछित दान जिनराज पायोौ 
गयो रोग संताप. मोहि सरव त्यागी ॥।* 


ह सार की परिवर्तेनशील. दशा के अ्र कन में जेन कवि अनुपम हैं | परिव- 
'तैंनशीलता का अर्थ है-- क्षरिण_कता, विनश्वरता । संसार का यह स्वभाव है। भ्रत 
यदि यहाँ संयोग मिलने पर कोई श्रानन्द-मग्न और वियोग होने पर दु:ख-संत्तप्त 
होता हैँ तो वह अज्ञानी है । यहाँ तो जन्ममरणा, संपत्ति-विपत्ति, सुख-दुःख चिर- 
सहचर हैं । संसार में यह जीव नाना. प्रकार से विविध अवस्थाओं को भोगता 


१. देखिए हस्तलिखित गुटका नं० १३३, लेखनकाल-वि० सं० १७७६९; मंदिर ठोलियान 
जयपुर । । रे 


हुआ सक्‍कर लगाता है वह नट की भांति नाना. वेध और रूप धारणा कर लृत्य 
करता है। नृत्य करमे की बात सूरदास ने भी, अन में नाच्यों बहुत युवाल 


शीर्षक पद में नली भांति स्पप्ट की है । यहां उत्य का श्थ है कि जीव बा संसार 
के चक्कर में फंसना भौर तज्जन्य सख-दःस भोगता । बह जब तक प्रावागमन के 
चक्कर में फंसा है, उसे नाचना पड़ेगा | यदि बह हम श्रीर शोक की समान समभ; 
कर सहज रूप में उनसे उदासीन हो जावे तो वह ज्ञानी कहुलाये और शांति का 
अनुभव करे । गीता का यह वावय 'सुख दुःखे समे क़ृत्वा' जैन-शास्न में पूर्सा रूप 
से प्रतिष्ठित है। कवि तिभवनचन्द्र (१७वीं शताददी) ने उसका सन्दर निमूषया 
किया है-- 3 
“जहाँ है संग्रोग तहाँ वियोग सही ' 
जहां है जनम तहाँ मरण की वास है। . - 
संपति विपति दोऊ एकही भवनदासी, 
जहाँ बरस सुप तहाँ दुप की बिलास है.-। 
जगत में बार-बार फिरे माना परकार, ह 
करम अवस्था भकूंठी थिरंता आस है. । 
नट कंसे भेप और रूप होंहि. तातें, 
हरप न सोग ग्याता सहज उदास है ॥7/ 


संसार में श्रानेवाला यह जीव एक महार्घ तत्व से सम्बन्धित है । बह है 
उसका निजी चेतन । उसमें परमात्मशक्ति होती है। वह अपने ग्रात्मप्रकाण से 
सदेव प्रदीप्त रहता है । कितु यह जीव उसे भूल जाता है । इसी कारण उसे 
संसार में तृत्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है । इस प्रकार भवन में 'भरमते- 
भरमते' उसे श्रनादिकाल वीत जाता है। उसे सम्बोधन कर पाण्डे रूपचन्द ने 
लिखा है--अहो जगत के राय ! तुम क्षशिकर इन्द्रिय सुख में लगे हो, विषयों में 
लुभा रहे हो | तुम्हारी तृष्णा कभी बुकझती नहीं । विपयों का जितना अधिक 
सेवन करते हो, तृष्णा उतनी ही बढ़ती है, जंसे खारा जल पीने से प्यास और 
तीत्र ही होती है | तुम व्यर्थ ही इन दुखों को फेल रहे हो । अपने घर को क्‍यों 
नहीं संभालते । अर्थात्‌ तुम्हारा घर शिवपुर है। तुम शिवरूप ही हो | तुम 
अपना-पर भूल गये हो । तुम इस संसार के मालिक हो | चेतन को यदि यह स्मरण 


१. अ्रनित्यपंचाशत (हस्तिलिखित प्रति), लेखनकाल बि० सें० 


१६५२, गुटका नं० ३५, 
लूणकरण जी का मन्दिर, जयपुर । 32% + 


* 'ही जाये कि वह-स्वयं भगवान्‌ है तो संसार के सभी दुख स्वत: उपशम हो जाय- 

: जहाँ-के-तहाँ पड़े रहें | संसार में जन्म लेने के साथ ही यह जीव विस्मरणशील 

:  अनोवेग साथ लाता है। कस्तूरीमृग को यह विदित नहीं रहता कि वह सुंगन्धि 
'. उसकी नाभि. में मौजूद है, जिसके लिए वह भटकता फिरता है .। मन्दिर, 
भस्जिद और कावे में परमात्मा को दूढनेवाला यह जीव नहीं जानता कि वह तो 
.. उसके भीत्तर ही रहता है । इसीलिए जीव अज्ञानी कहलाता है। इसीलिए -वह 
. सांसारिक आकुलताओं में व्याकुल बता रहता है । उसकी शांति का सबसे बड़ा 

उपाय है कि वह अपने को पहचाने । पाण्डे रूपचन्द्र ने लिखा है-- 


ग्रपतों पद न विचारि, के अ्रहों जगत के राय | 
भव वन छायक हो रहे, शिवपुर सुधि विसराय।। 
भव-भव भरमत ही तुम्हें, वीतो काल श्रनादि। 
अब किन घरहि संवारई, कत- दुख देखत वादि ॥। 
परम अतीन्‍न्द्रिय- सुख सुनो, .तुमहि गयो सुलम्राय-। 
किंचित्‌ इन्द्रिय सुख लगे, विषयन रहे लुभाय ॥। 
विषयन सेवत ' हो भले, तृष्णा तो “न बुकाय । 
ज्यों जल खारो पीवतें, बाढ़े तिस.अधिकाय ।।* 


: श्री सुमित्रानन्दन पंत ने 'परिवर्तन' में लिखा है, “सम दती नयन मृत्यु की 
. रात, खोलती नवजीवन की प्रात, शिशिर की सर्वे प्रलयंकर वात, वीज बोतो 
'' भ्ज्ञात ।” उनका तात्पयं है कि मौत में जन्म और जन्म . में मोत छिपी है | यह 
: संसार अस्थिर है। जीवन अमर नहीं है । संसार के. सुख चिरन्तन नहीं हैं । श्री 
'पंत जी की कंबिता का स्वर 'जैन टोन' है । यदि यह कहा जाये कि पंत जी की 
. अन्य -कविताश्रों का आध्यात्मिक स्वर जेन परम्परा से हू-बहू- मिलता-जुलता है 
'तो अत्युक्ति न होगी | जन सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में. उन सवका अध्ययन होना 
आवश्यक हैं। श्रठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ (१७०५) में एक जैन कवि पं० 
... मंनोहेरदास हुए हैं। भावधारा की हृष्टि से उन्हें श्री पंत-जी का पूर्वे संस्करण 
: “ही कहा जा सकता है ।. उन्होंने. एक जगह लिखा है, “हे लाल ! दिन-दिन आव 
घटती है, जैसे अ जली का जल शर्नेः शने: रिस- कर नितांत चू जाता है। संसार 
की कोई वस्तु स्थिर नहीं है, इसे मन में मलीभाँति समझ ले । तूने अपना बाल॑- 


258१७ देखिए, पाण्डे रूपचन्द जी रचित पंरमार्थी दोहा शतक'. यह 'रूपचन्द-शतक' के 
नाम से जैन हितैषी' माग ६, अंक ५-६ में प्रकाशित हो छुका है 


मृत्यु की श्राशंका नहीं रह पाती । यह जीव मृत्त से श्रमृत की ओर बढ़ जाता है । 
मौत का भय ही दुख है । उसके दूर होने पर सुख स्वतः प्राप्त हो. जाता है। 
ऐसा सुख जो क्षीणा नहीं होता । इसे ही शाश्वत श्रानन्‍्द कहते हैं । कितु उसे वही 
प्राप्त कर पाता है, जो वीतरागता की शोर वढ़ रहा है ।”* ऐसी . शर्ते तुलसी ने' 
ज्ञान-भक्ति विवेचन' में भी लगायी है ।* उनकी दृष्टि में हर कोई भगवाच्‌ को. 
नाम नहीं ले सकता । पहले उसमें नाम लेने की पात्रता चाहिए। इसका श्रर्थ यह भी _ 
है कि पहले मन का भगवान्‌ की ओर उन्मुख होना श्रावश्यक है । ऐसा हुए विना 
नाम लेने की वात नहीं उठती । उसके लिए एक जैन परिभाषिक शब्द है भव्य, 


उसका तात्पर्य है--भवसागर से तरने की ताकत । जिसमें वह नहीं उस पर भग- 


वान की क्ृपा नहीं होती | भव्यत्तव उपाजित करना अनिवार्य है। यदि भगवात्न 
के नाम को कोई भव्य जीव लेता है तो उसके भवसागर तरने में कोई कमी नहीं 
रहती । इस भव्यत्त्व को वेष्णव श्रौर जैन दोनों ही कवियों ने स्वीकार 
किया । 
५ पु पे 
भारतीय भक्ति परम्परा की एक प्रवृत्ति रही है कि अपने श्राराध्य की 
महत्ता दिखाने के लिए अन्य देवों को छोटा दिखाया जाये | तुलसी के राम और 
सूर के कृष्ण की ब्रह्म, शिव, सनक, स्यन्दन श्रादि सभी देव आराधना करते हैं । 
तुलसी ने यहाँ तक लिखा है कि जो स्वयं भीख मांगते हैं, वे भक्तों की मनोकाम- 
नाश्रों को कैसे पूरा करेंगे । सूरदास ने श्रन्य देवों से भिक्षा मांगने को रसना का 


१, तेरों नाम कल्पवृक्ष इच्छा कोन राखे उर, 

तेरो नाम कामघेनु कामना हरत है । 

तेरो नाम चिन्तामनि चिन्ता को न राखे पास, 

तेरो नाम पारस सी दारिद हरत है ॥ 

तेरो नाम श्रमरत पिये तें जरा रोग जाय, 

तेरो नाम सुख मूल दुख को हरत है । 

तेरी नाम वीतराग घरे उर बीतराग्री, 

भव्य तोहि पाय भवसागर तरत है ॥। हा 

सुपंथ-कुपंथ पंचासिका, ब्रह्मविलास, भैया मग्वतीदास, पु० १८० । * 
२. भाव सहित खोजइ जो प्रानी । 

पाव भगति मनि स्व सुख खानी ।। 

देखिए, रामचरितमानस, ज्ञान-मक्ति विवेचन । 


ब्य्थ प्रयास कहां ।" तुलंसी का केथनः है कि अन्य देव माया से -विवश हैं, उनकी : 
शरण में जाना व्यर्थ है । तुलसी की हृष्टि में राम -.ही शील, शक्ति और सौन्दये 
के चरम अधिष्ठाता हैं । कृष्ण भी वेसे: नहीं.हो सकते । सूर का समूचा :भअ्रमर 
: “गीत' निग्ु रा बहा. के खण्डन- में हीं खपा-सा प्रतीत होता है.। जैन कवियों ने 
भी सिवा-जिनेन्द्र के अन्य किसी को आंराध्य नहीं माना । मैंने अपने ग्रन्थ जैन. 
हिन्दी भक्ति काव्य और कवि' में भक्तिधारा की इस प्रवृत्ति. का समर्थन -किया 
'.. है.। मेरा तक है कि भक्त कवियों ने यह काम आराध्य में एकनिष्ठें भाव जगाने: 
-के लिए ही किया होगा | किन्तु साथ ही मैंने यह भी स्वीकार किया है कि इस 
पएकनिष्ठता' की ओोट में वंष्णाव श्रौर जैन दोनों ही कड़वाहट नहीं रोक सके ।' 
दोनों ने शालीनता का उल्लंघन किया । फिर भी अपेक्षाकृत जेनकवि अधिक: 
- उदार रहे । उनमें अनेक ने तो पूर्ण उदारता वरती । यह इतिहास-प्रसिद्ध बात 
है कि प्रभास पट्टन के सोमनाथ के मन्दिर के उद्धार में सम्राट कुमारपाल को 
आचार हेमचन्द्र का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त था। हेमचन्द्र ने बिना तरतमांश के 
-. उस देव को नमस्कार किया, जिसके रागादिक दोष क्षय को प्राप्त हो गये हों 
. फिर बह देव ब्रह्मा, विष्णु, हर या जिन कोई भी हो । उनका एक श्लोक है-- 


. .  “भंववीजांकुरजनना रागाद्या: क्षयमुपागता यस्ये। 
बहा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नसमस्तस्मै॥ .. 
यत्न तन्न समये यथा तथा योडसि सो5्स्यभिधया यया तया। 
: बीतदोषकलुष: स चेदभवानेक एवं भगवन्नमोस्तु ते ॥”३ 


इसी भांति एक अन्य जैन भक्त कवि देवी पदमावती की आराधना. करने 


... को उद्यत हुआ तो अन्य देवियों की निन्‍दा न कर सका। उसने कहा कि देवी 


पद्मावती ही सुगतागम्नःमें तारां, शैवागम में गौरी, कौलिक शासन में वज्ञा और 


जलन “+>« 





१. जाँचक प्‌ जाँचक कह जाँच 
जो जाँच तो रसना 'हारी॥ ह 
“ « सूरसागर, प्रथम स्कन्ब, रेड॑वां पद, पू० ३०.। 
२. देव दनुज मुनि नाग मनुज सब साया-विवस. विचारे । 
*  तिनके हाथ दास तुलसी प्रम्मनु, कहा अपुनपी हारे ॥। 
. विनयपन्निका, पूर्वार्, १०१वां पद, पृ० १६२। कल मे 
' “है. "आज्ार्य हेमचन्द्र का श्लोक, देखिएं मेरा ग्रन्थ हिन्दी जैन भक्ति कांव्य और -केवि 
पंहला अध्याय, पृ० १२.। 


पन खेल में खो दिया । जवानी मस्ती में विता दी । इतने राग-रंगों में मस्त रहा 
कि वद्धावस्था में शक्ति विलकुल क्षीण हो गईं। यदि तूने यह सोचा था कि वृद्ध | 
होने पर जप-तप कर लूगा, तो वह तेरा अनुमान अ्रसत्य की छाया ही थी | तू 
संसार के उन पदार्थों में तल्लीन है, जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है । 
वे सेमल के फूल की तरह भू हैं। प्रातः के ओस करों की भाँति शीघ्र ही 
विलुप्त हो जायेंगे ।” वे पंक्तियाँ हैं-- 


दिन दिन आव घटे है रे लाल, * 

ज्यों अंजली को नीर मन माहि ला रे। 
कीयो जाय ठोकर ले रे लाल, 

थिरता नहीं संसार मन माहि ला रे ।। 
वालपणों खोयो ख्याल मैं रे लाल, 

ज्वांरापणों उनमान मन मांहि लारे। 
वद्धपणा. सकति घटी रे लाल, 

करि कंरि नाना रंगि मन माहि ला रे। 
समकित सस्‍्याौं परच्यो करो रे लाल, 

मिथ्या संगि निवारि मन माहि लारे। 
ज्यां सुष पावे अभ्रति घणा रे लाल, 

मनोहर कहैय विचारि मन माहि ला रे ॥* 


भारतीय मन सर्देव भक्ति-घारा से सिडिचत होता रहा। उसके जन्म-जन्म 
के संस्करण भक्ति के साँचे में ढले हैं। हो सकता है कि उसकी विधायें विक्षत 
दिशा की श्रोर मुड़ गई हों, किन्तु मूल में विराजी भक्ति किचिन्मात्र भी इधर- 
से-उधर नहीं हुई, यह सच है । एक विलायत से लौटा भारतीय भी मन से भक्त 
होता है। विज्ञान की प्रयोगशालाश्रों में डूबा वेज्ञानिक भगवान्‌ को निरस्त नहीं 
कर पाता । आधुनिकता के पेरोकार परमपिता का नाम लेते देखे गये हैं । वैदिक 
श्रौर श्रमणा दोनों परम्परायें भगवान्‌ के नाम में अमित वल स्वीकार करती हैं । 
सच्चे हृदय से लिया गया नाम कभी निष्फल नहीं जाता । उससे विपत्तियां दर 
हो जाती हैं | वेचेन, व्याकुल और तड़फता मन शांति का अनुभव करता है, यह 
केवल अतिशयोक्ति नहीं है कि गरशिका, गज और श्रजामिल नाम लेने मात्र से 


१. देखिए, 'सुगुरुसीप', पं० मनोहरदास रचित, हस्तलिखित ग्रुटका नं० ५४, वेष्टन नं० 
२७२, जैन मन्दिर, बड़ोत (मेरठ )। 


तर गए थे । अवश्य ही उसने उनके हृदय में परम शांति को जन्म दिया होगा । 

' परम शांति ही परम पद है--मोक्ष है, संसार से .तिरना है। यह वात केवल 
तुलसी औौर सूर ने ही नहीं लिखी,.जैन कवि भी पीछे नहीं रहे | महा कवि मनह 
राम ने लिखा, “अहेन्त के नाम से आठ कर्म रूपी शत्रु नष्ट हो जाते हैं ।7* 


.. यशोविजय जी का कथन है, “अरे झो चेतन-! तू इस संसार के भ्रम में क्यों फंसा 


है । भगवान्‌ जिनेन्द्रे के नाम का भजन कर । सद्गुरुदने भगवान्‌ का नाम जपने की 

.. बाते कही है ।!* द्यानत्राय का अटूट विश्वास है, “रे मत ! भज दीनदयाल । 
. जाके नाम लेत इक छिन में, कटे कोट अधजाल ।”३- कवि विष्वभूषण की इष्टि 

भें इस बौरे जीव को सदेव जिनेन्द्र का नाम लेना चाहिए। यदि यह परम तत्त्व 

_. ग्राप्त करना चाहता है तो तन की ओर से उदासोन हो जाये । . यदि ऐसा नहीं 

. करेगा तो भव-समुद्र में गिर जयेगा और उसे चहुँगति में घमना होगा । विश्व- 
- भूषण भगवान्‌ पदपंकज में इस भाँति रांच गए हैं, जैसे कमलों में भोरा-- 


जिन नाम [ले रे वौरा, जिन नाम ले रे वौरा। 

जो तू परम तत्त्व कौं चाहै ती तन कौ लगे न जौरा ॥। 

नाततरु क॑ भवदधि में परिहे भयो चहुँगति दोरा। 

विसभुषण पदपंकज राच्यौ ज्पों कमलव बिच भौरा (४ 


- “मैया” भगवतीदास ने “ब्रह्मत्िलास' में भगवदुनाम की सहिमां का नाना- 
प्रकार से विवेचन किया हैं । उनकी मान्यता है कि “भगंवांत का नाम कल्पवृक्ष, 
. कामघैनु, चितांमरित और पारस के समान है । उससे इश्त जीव की इंच्छायें भरती 

 हैं। कामनायें पूर्ण होती हैं। चिता दूर हो जाती है और दारिद्र य डर जाता है । 


नाम एक भ्रकार का अमृत है, जिसके पीने से जरा रोग नष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ 





१. करमादिक. अरिन कौ हरे अरिहन्त नाम, 
सिद्ध करे क्राज सब सिद्ध को मजन है 0 । 
ह सनराम विलास, (हस्तलिखित प्रति.), मन्दिर ठोलियान, जयपुर । 
* र्‌. . 'जिनवर नाम सार भज आतमं, कहा मरस संसारे। 
...सुगुरु वचन प्रतीत मये तब, आनन्द धन उपगारे ॥7 
आनन्दवन अ्रष्ठपदी, आनन्दघन, आनन्दघन वहत्तरी, 
रायचन्द ग्रन्थमाला, बम्बई । - 
३. चानतपदसग्रह, कलकत्ता, ६६ वां पद, पृ० रेछ८ ॥) ४ 
. ४. हस्तलिखित पद संग्रह, नं० ५८, दि०-जेन मन्दिर, बड़ौत, पूृ० ४८ । 


संख्यागमः में प्रकृति कहलाती: उनमें कोई: अन्तर नहीं: है । सब समान हैं. 
सव की शक्तियाँ समान हैं. ।. उस- मां' भारती से- सम्नस्त विश्व व्याप्त है ॥ ऐंसग 
आराधक ही सच्चा भक्त है, जिसमें दूसरों के- प्रति. निन्‍्दा, और कंढुता का भाव: 
आर गया, वहः सात्त्विकत्षा की वात: नहीं-कर सँकता-। उसका. -भाव दूपिते है. 
जिसने भक्ति क्षेत्र में. भी पार्टीवचन्‍्दी:ः की वात की वह.भक्त नहीं और-चाहे. कुछ ही ।* 
ऐसा व्यक्ति शान्ति का हामी नहीं-होःसकता | उसका काम व्यर्थ होगा श्रौर 
आराधना: निष्फल + वीतरागियों! की: भक्ति पूर्णो रूप-सेः अहिसक॑ होनीः चाहिए, 
यदि ऐसी नहीं हुई तो भक्त के भावों की विकृृतिः हीः माननी पड़ेगी-+# किन्तु :इस 
क्षेत्र, में बहुत हंद तकः अहिंसा को प्रश्नय मिला, यह सिथ्या' नहीं है.।. उपयुक्त: 

इलोक है-+ । 


“तारात्वं सुगतागमे, भगवती. गौरीति शेवागमे -। 
बज्ना. कौलिकशासने जिनमते. पद्मावती विश्व ता-।॥ 
. गायत्री श्रृतिशॉलिनी. प्रकृतिरित्युक्तासि सांख्योगमे:। 
'. मातर्भारति-! कि प्रभूत भरितं,-व्याप्तं, समस्त त्वयय ।47 १ 


यह पावनता जैन हिन्दी कवियों में भी पत्तपी ।. उनके काव्य में अपने 
आराध्य की महत्ता है, अन्य देवों की बुराई भी । किन्तु, अनेक स्थल तरतमांश 
से ऊपर उठे हैं, या उन्हें वच्यकेर निकल गए हैं। महात्मा आननन्‍्द्घन का ब्रह्म 
अखंड सत्य- था । श्रखंड सत्य वह हैं जो अविरोधी. हो, अर्थात्‌ . उनमें किसी भी 
दृष्टि से विरोध की सम्भावना न हो । कोई धर्म या श्रादर्श, जिसका दूसरे धर्मों 
से विरोधः हो; अपने कोः अखण्ड सत्यः नहीं कह. सकते :।.. वें खण्ड रूप से: सत्य हो 
सकते हैं ।'आननन्‍्दघन का: बहा राम, रहीम, महादेंव, ब्रह्मा और पारसनाथःसच' 
कुछ-थाः। उनमें आपस मेंःकोई विरोधः नहींःथा 4 वे! सचः:एक थे: ।- न उनमें: तरतं- 
मांश था और न उनके रूप में भेद था। महात्मा जी का कथन था कि जिस 
प्रकार मिट्टी एक होकर भी पात्र-भेद से अनेक नामों से पुकारी जाती है, उसी 
प्रकार एक अखण्ड रूप आत्मा में विभिन्न कल्पनाओं' के कारण अ्रनेक' नामों की 
कल्पना कर ली जाती है। उनकी दृष्टि से निज' पढें रंमने वालां राम है 
रहम करने वाला रहमान है, कर्मों कां कर्षण करंने वालों कृष्ण हैं, निर्वाण पाने 
वाला महादेव है, अपने रूप का स्पर्श करने वौला' पारस हैं, ब्रह्म को पहचानने 


२ पद्मवती:स्तोत्र,, २०-वां श्लोक, भैरवपद्ममावततीः कल्प; अहमदाबाद; परिशिष्ट ५, 
पृ० र८ । 


 वृला ब्रह्म है। वे इस जीव के निष्कर्म चेतन. को ब्रह्म कहते हैं। उनका 
कथन है 


४राम कहो, रहमान कहो कोऊ, कान कहो महादेव री । 
' पारसनाथ कहो, कोई ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री । 
' भाजन भेद, कहावत नाना, एक मृतिका रूप री। 
. तेंसे खण्ड केल्पना रोपित, आप . अखण्ड सरूप री। 
निज पद रमे . राम सो कहिए, रहिम करे रहिमान री। 
 कर्ष करम कान सो कहिए, महादेव निर्वाण री। 
प्रसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्हे सो ब्रह्म री । 
' इह विधि साधो आनन्दघन, चेतनमय .निष्कर्म री ॥”* 


इस प्रकार की उदार परम्पराओ्रों ने जेन काव्यों में शान्‍्ता भक्ति के रूप 
को शालीनता के साथ पुष्ट किया था। इसी सन्दर्भ में माया की वात भी झा 
जाती है । माया, मोह श्रौर शैतान पर्यायवाची हैं । संत, वेष्णव और जैन तीनों 
ही कवियों ने शान्ति के लिए उसके निरसन को अनिवाय माना । वह शअज्ञान की 
-. प्रतीक है । उसके कारण-ही यह जीव संसार के आवागमन में फंसा रहता है ! 
यंदि वह हट जाय तो समस्त विश्व ब्रह्म रूप प्रतिभासित हो उठे । वह दो प्रकार 
- से हट सकती है--ज्ञान से और भक्ति से । सांख्यकारिका में एक अत्यधिक मनो- 
. रंजक हृष्टोन्त आया है| प्रकृति सुन्दरी है श्लौर पुरुष को लुभाने में निपुण है 
" किन्तु जब प्रुरष उसे ठीक से पहचान जाता है, तो लज्जा से अपना बदन ढक 
: दूर हो जाती है । ठीक से पहचानने का श्रर्थ है कि जब .पुरुष को ज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है और वह प्रकृति के मूल रूप को समभ जाता है तो वह प्रकृति-माया 
पुलायन कर जाती है ।* जैन सिद्धांत में ज्ञान ही आत्मा है। यहाँ आत्मा का अर्थ 
--विशुद्ध आत्मा भ्रर्थात्‌ जब जीवात्मा में विशुद्धता आती है तो मोह स्वतः ही 


१. महात्मा आनन्दधन, आनन्दघनपदसंग्रहं, अ्रध्यात्मज्ञान प्रसारंक मण्डल, बम्बई, 
_६७वां पद । ह 
२. प्रकृते: सुकुमारतरं न किड्चिदस्तीति से मतिर्भवति | 
या हृष्टाधइस्मीति पुनर्न दर्शनमुपेति पुरुषस्थ ॥॥ 
- सांख्यकारिका, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, प्रथम संस्करण, वि० सं० १६६९७, ६१ वां 
. इलोक ॥ 


हटता जाता है। जन श्राचार्यों ने आठ कर्मों में मोहनीय को प्रवलतम 
माना है। स्व को सही रूप में पहचानने में बह ही सबसे बड़ा वाधक हूं 
उसकी जड़ को निमु ल करने में ज्ञानी गश्रात्मा ही समर्थ है। बनारसीदांस का 
कथन है, “माया वैली जेती तेती रेते में घारेती सेती, फंदा ही को कदा खाद 
खेती को सो जोधा है ।' सांख्य-की-सी वात भैय्या भगवतीदास ने 'ब्रह्म विलास' 
में कही है । उन्होंने लिखा कि काया रूपी नगरी में चिदानस्द रूपी राजा राज्य 

रता है। वह माया रूपी रानी में मग्न रहता है । जब उसका सत्यार्थ की और 
ध्यान गया, तो ज्ञान उपलब्ध हो गया झौर माया की विभोरता दूर हो गई, 
“काया-सी जु नगरी में चिदानन्द राज करे, माया-सी छणु रानी प॑ मगयन बहु 
भयो है ।”* कवीरदास ने सी जब उसका भेद पा लिया तो तरह बाहर जा पड़ी । 
उसका भेद पाना, ज्ञान प्राप्त करना ही है । ज्ञान के बिना माया मजबूत चिपकन 
के साथ संसारी जीव को पकड़े रहती है । 


तुलसीदास ने भक्ति के बिना माया का दूर होना असम्भव माना है । 
इस सम्बन्ध में रधुपति की दया ही भुख्य है | वह भक्तिसे प्राप्त होती है । तुलसी 
ने विनय पत्रिका में लिखा है, 'माधव अस तुम्हारि यह माया, करि उपाय पच्चि 
मरिय तरिय नहिं, जब लगि करहु न दाया ।3 जैन कवि भूध रदास ने मोह- 
पिशाच को नष्ट करने के लिए “भगवन्त भजन' पर वल दिया | उसको भूलने 
पर तो मोह से कोई छुटकारा नहीं पा सकता । उन्होंने लिखा है, “मोह पिशाच 
छल्यो मति मारे, निजकर कंध वसुला रे । भज श्री राजमतीवर भूधर दो द्वुरमति 
सिर घूला रे । भगवंत भजन क्‍यों भूला रे ।४” कवीर की दृष्टि में माया से 
छुटकारा प्राप्त करने के लिए सतग्रुर की कृपा आवश्यक है । कंवीर ने सतृग्ुरु 
को गोविन्द से बड़ा माना है। उनका कथन है कि यदि गुरु की क्पा न होती तो 
वंह इस जीव को नष्ट कर डालती क्योंकि वह मीठी शक्कर की भांति शीरनी 
हीती हैं ।* जायसी ने भी माया का लोप करने के लिए. सतग्रुरु की क्रपा 


नाटक समयसार, मोक्षद्वार, ३े रा पद्म ॥ 
शत अंप्ठोत्तरी, २८ वां सर्वेय्या, ब्रह्मचिलास, पृ० १४ । 
विनयपत्रिका, पूर्वार्ध, ११६ वां पद । 
भूवरविलांस, कलकत्ता, १६ वां पद, पृष्ठ ११ वां । 
कवीर माया मोहनी, जैसी मीठी खांड । 
संतगुंरु की कृपे। मई, नहीं तो करती भांड ।। 
औआयां की अंग, ७वीं साखी, कवीर ग्रत्थावली, काणी, चतुर्थ संस्करण, पू० हेई । 


ल्‍्प्ी ० 
ल्‍ है 


दे 26 ह 


को महत्वपूर्ण समझा था । उन्होंने लिखा है कि जब तक कोई गुरु को नहीं 

. पहचानता उसके और परमात्मा के मध्य अ्रन्तराल बना ही रहता है । जब 

. पहचान लेता है तो जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं। उनका मध्यन्तर मिट जाता 
: है। जायसी की मान्यता है कि यह अन्तर माया जन्य ही है ।* भैय्या भगवतीदास 
को पूरा विश्वास है कि सतगुरु के वचनों से मोह विलीन होता है और आत्मरस 
प्राप्त होता है ।* वनारसीदास ने गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मोह जन्य 
“बेचैनी दर होने का एकमात्र उपाय गुरु का आदेश है । यदि आत्मा 'अलख झ्रखय 
निधि' लूटना चांहती है तो उसे गुरु की सदवाणी से लाभान्वित होना ही 
चाहिए। उनका कथन है, “गुरु उपदेश सहज उदयागति, मोह विकलता छूटे । 
'कहते वनारसि है करनारसि अलख अखयनिंधि लूटे ।१ इस घट में सुधा सरोवर 
भरा है। जिससे सव दख विलीन हो जाते हैं। इस सरोवर का पता लगना 
. आवश्यक हैं । वह सतगुरु से लग सकता है । सतगुरु भक्ति से प्रसन्न होते हैं । 
उन पर मन केन्द्रित करना पड़ता है । कवि विनय विजय ने लिखा-- 


“सुधा सरोवर है या घट में, जिसतें सब दुख जाय । 
विनय कहे गुरु देव दिखावे, जो लाऊः दिल ठाय ।। 
प्यारे काहे कु! ललचाय ॥।४ 


:.: . आत्मरस ही सच्ची शांति है । वही अलख श्रखय निधि है। बह श्नुभूति 
के बिना नहीं होता । ब्रह्म की,भगवान की या परमात्मा की अनुभूति ही आत्मरस 
'.  है। अनुभूति के विना लाखों करोड़ों भवों में जप-तप भी निरथंक हैं । एक स्वांस 





'' १. 'जंब लगि गुरु कौ अहा न चीन्हा। 
.. कोटि अन्तरपट वीचहि दीन्हा ॥ 
जब चीन्हा तव श्ौरन कोई। 
'...  'तव मन जिउ जीवन सब सोई ॥। 
पद्मावत, जायसी, का० ना० प्र० समा, काशी । 

२. सतमुरु वचन धारिले शअ्रव . के, जातें मोह विलाय । 

: तब प्रगटे आतमरस भैया, सो निश्चय ठहराय ॥ 
. परमाथ पद पंक्ति, मैया भगवतीदास, २४ वा पद, ब्रह्मविलास, पृ० ११८॥। 
: . अष्टपदीमल्हार, ८ वां पद्म, वनारसीविलास, जयपुर, पृ० २३६ । 


प्यारे काहे कू ललचाय' शीर्षक पद, विनयविजय, अध्यात्मपदावली, भारतीयज्ञान- 
पीठ, काशी, पृू० २२१ । 


की अनुभूति जितना काम करती है, भव-भव की तपंस्था और साधना नहीं - 
दानतराय ने लिखा है,“लाख कोटि भव तपस्या कंरतें. जितो कर्म तेरो जर रे ।.. 


स्वास उस्वास माहि सो नासे जब अनुभव चित धंर रे।”! वनारसीदास , ..- 


ने अनु भूति को अनुभव कहा है । उसका श्रानन्द कामधेनु, चित्रावेलि के समान 
है । उसका स्वाद पंचामृत भोजन जैसा है।* कवि रूथचन्द ने '्रध्यात्मंसवेया 
में स्वीकार किया है, “आत्म ब्रह्म को भ्रनुभूति से यह चेतन दिव्य प्रकाशं से युक्त 
हो जाता है । उसमें अ्नन्तज्ञान प्रकट होता है और यह अपने आप. में ही लीन 
होकर परमानन्द का अनुभव करता है |”? आत्मा के अनूपरस का संवेदत करने 
वाले अ्रनाकुलता प्राप्त करते हैं।आकुलता बेचैनी है। जिससे बेचेनी दर हो 
जाय, वह रस अमुपभ ही कहा जायेगा । यह रस अनुभूति से प्राप्त होता है, तो... 
श्रनुभूति करने वाला जीव शाश्वत सुख को विलसने में संमर्थ हो जाता है । पं० 
दीपचन्द शाह ने ज्ञानदंपंण में लिखा है, “अ्रनुभी विलास में अंनंत सुख पाइयतु । 
भव की विकारता की भई हैं उछेदना ।॥।” उन्होंने एक दसरे स्थान पर लिखा, . 
“अनुभौ उल्हास में भ्रनंतरस पायौ महा |।” यह श्रखण्ड रस और कुछ नहीं साक्षांतर्‌ 
ब्रह्म ही है। श्रनुभूति की तीव्रता इस जीव को ब्रह्म ही वना देती है| आत्मा 
परमात्मा हो जातो है। अनुभव से संसार का श्रावागमन मिटता है | यदि 
अ्रमृभव न जगा तो, “जगत की जेती विद्या भासी कर रेखावत, कोटिक जगांतर 
जो महा तप कीने हैं | अ्रनुभौ अखण्डरस उरमें न आयौ जो तो सिव पद पावे 
नाहिंपर रस भीनें हैं ।॥।* किन्तु यह महत्वशाली तत्व भगवान की कृपा से ही 
प्राप्त हो सकंता है। महात्मा आनन्दघन का कथन है, “मोकौं दे निज अनुभव . 
स्वामी-निज अनुभूति निवास स्वधामी ।?* इस अनुभूति से जो संयुक्त है वही 
अनन्त ग्रुगातम धाम है। अनुभव रूप होने के कारण ही भगवान नाम भी दुख 
हरण करने वाला श्रौर श्रतिभव को दूर करने वाला है । महात्मा का कथन हैं कि 
प्रभु के समान और कोई नटवा नहीं है | उसमें से हेयोपादेय प्रकट होते हैं । 


द्यानतपदसंग्रह, कलकत्ता, पद छई वां, पृ० ३१ ॥ 
नाटक समयसार, वनारसीदास, वम्बई, १६ वां पद्चय, पृ० १७-१८ | ह 
देखिएं अध्यात्मसवैया, रूपचन्द, मन्दिर बधीचन्द जी, जयपुर की हस्तलिखित प्रति । : 
नावदर्पंण, पं० दीपंचन्द शाह, तीनों उद्धरण ऋ्रमश:--पद्म न॑ं० १८१, १७५, १२६, . 
संकलित अध्यात्म पंचसेंग्रह, पं० नायुलाल जेन सम्पादित, इन्दौर, वि० सं० २००४ 

' "पृष्ठ संख्या--६१, ५९, ४४ ऋरमंश: । # 

५. आनन्दघनपदसंग्र ह, महात्मा आनन्दधन, बम्बई, २१ वां पद । 


वर जाए >ज ०० 


: अनुभव रस का देने वांला इष्ट है, वह परम प्रकृष्ट और सब कष्टों से रहित है । 

: उसकी अनुभूति ही चित्त की भ्रांति को हर॑ सकती है। वही सूर्य की किरण को 

« “ -भराति भ्रज्ञान के तमस को नष्ट करती है। वह माया रूपी यामिनी को काटकर 
 - दिन के प्रकाश को जंन्म देती है । वह मोहासुर के लिए काल रूपा है-- ॥ 


“या अनुभूति रावरी हरे चित्त की श्रांति। 
सा शुद्धां तुव भानु की किरण जु परम प्रशान्ति ।। 
किरण ज परम प्रशान्ति तिमिरं यवत् जु कौं नासे । 
.. माया यामिनी मेटि बोध दिवसे जु विभास।॥। 
- . मोहासुर क्षयकार ज्ञानमूला जु विभूती । 
:.  भाष दौलति ताहि रावरी या अनुभूती ।। 


.. जैन कंबियों के प्रवन्ध श्रौर खण्ड काव्यों में 'शांस्त-रस' प्रमुख है । अन्य 
रसों का भी यथा प्रसंग सुन्दर परिपाक हुआ है, किन्तु वे सब॑ इसके सहायक भर 
हैं।जिस प्रकार अवान्तर -कथायें मुख्य कथा को परिपुष्ठ करती हैं, उसी 
प्रकार अन्य रस प्रमुख रस को और अधिक प्रगाढ़ करते हैं। एक प्रवन्ध काव्य 

: में मुख्य रस की जितनी महत्ता होती है, सहायक रसों की उससे कम नहीं । 
: पं० रामचन्द्र शुक्ल अवान्तर कथाश्रों को रस की पिचकारियाँ कहते थे, सहायक 
रस. भी वेसे ही होते हैं । वे अवान्तर कथाओं और. प्रासंगिक घटनाओं के 
_ संघटन में. सन्निहित होते हैं श्र वहाँ ही काम करते हैं। एक महानंद के जल 
प्रवाह में सहायक नदियों . के जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है, वेसे ही मुख्य 
रस की गति भी अन्य रसों से-परिपुष्ट होती हुई ही वेगवत्ती बनती है । किन्तु 
_ इसका तात्पय॑ यह नहीं है कि मुख्य रस केवल .परिणति होता है, प्रारम्भ नहीं । 
यद्यपि प्रत्येक रस अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र और बलवान होता है, किन्तु उसके 
तरंग में मुख्य रस का स्वर सदेव हल्के सितार की भाँति प्रतिध्वनित होता ही 
रहता है । एक प्रवन्ध काव्य में घटनाएँ, कथाएँ तथा शअ्रन्य प्रसंग होते हैं, जिनमें 
मानव-जीवन के विविध पहलुओं की अभिव्यक्ति रहती है किन्तु उनके जीवन में 
मुख्य रस एक प्राण तत्व की भाँति भिदा रहता है और उनमें मानव की मूल 
“मनोवृत्तियों को खुला खेलने का पूरा अवसर मिलता है | मुख्य रस और मुख्य 





१ अध्यात्मवारहखंड़ी, पं० दौलतराम;-दि० जैन पंचायती मन्दिर, वड़ौत की हस्तलिखित 
प्रति, ११८ वां पद्य । - 


कथा भी होती है। दोनों में कोई विरोध नहीं होता, दोनों दृध-पानी की भाँति... 
मिले रहते हैं। अत: जैन काव्यों के विषय में डा० शिवग्रसादर्सिहू का यह कथन 


“जैन काव्यों में शांति या शम की प्रधानता है श्रवश्य किस्तु यह प्रारम्भ नहीं : - - 


परिणाति है । सम्भवत: पूरे जीवन को शम या विरक्ति का क्षेत्र बना देना प्रकृति 


का विरोध है ।”' उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । श्रन्य काव्यों की भांति ही जैन 


काव्य हैं। इनमें भी एक मुख्य रस और अन्य रस रहते हैं । केवल श्र को मुख्य .. 


रस मान लेने से प्रकृति का विरोध है, श्वुगार या वीर को मानने से नहीं, यह .. 


एक विचित्र तर्क है, जिसका समाधान कठिन हे । 


जन महाकाव्य शांति के प्रतीक हैं । किन्तु इसका यह तात्पय नहीं है कि 
मानव जीवन के श्रन्य पहलुश्रों को दबा दिया गया है या छोड़ दिया है श्रौर.इस 
प्रकार वहाँ अस्वाभाविकता पनप उठी है। जहाँ तक जेन अंपश्रंश के प्रबन्ध- _ 
काव्यों का सम्बन्ध है, उन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है-स्वयंभू का 
पठमचरिउ)', पुष्पदन्त का 'महापुराण', वीर कवि का “जम्वुस्वामी चरिउ' और 
हरिभद्र का 'णेमिणाहचरिउ' पौराणिक शेली में तथा धनपाल धकक्‍कड़ की 
'भविसयत्तकहा', पृष्पदन्त का 'शायकुमारचरिउ' और नयनंदि का 'सुदंसणचरिउ' _ 
रोमांचक शली में लिखे गये हैं । हिन्दी के जेन प्रबन्ध काव्यों में पौराणिक और : 
रोमांचिक शेली का समन्वय हुआ है । सधारु का 'प्र्ुुम्नचरित्र', ईश्वर सूरि का. 
'ललितांग चरित्र, ब्रह्मरायमक का 'सुदर्शनरास”, कवि परिमल्ल का “श्री पाल- 
चरित्र" मालकवि का “भोजप्रबन्ध', लालचन्द लब्धोदय का “पदुमिनीचरित्र', 
रामचन्द्र का 'सीताचरित्र!' श्लौर भूधरदास का 'पाश्वंपुराण” ऐसे ही प्रवन्ध 
काव्य हैं।* इनमें पद्मिनीचरित्र' की जायसी के 'पदुमावत' से और 'सीताचरित्र 
'की तुलसीदास के “रामचरितमानस' से तुलना की जा सकती है.।३ स्व॑यम्भू के 
पडमचरिउ' की महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। . 
उनका पूरा विश्वास है कि तुलसी बावा का रामचरित मानस, 'पउमचरिउ' से 


१. विद्यापति, डॉ० विश्वप्रसादर्सिह, हिन्दी प्रचारक पुस्तांलय, वाराणसी, द्वितीयसंस्क रण, 
सन्‌ १६६१, पूृ० १६० । 

इनका परिचय मेरे त्रन्थ 'हिन्दी जैन भक्ति काव्य और कवि', अध्याय २ में 
देखिए । - 

३. पद्मिनोचरित्र और सीताचरित्र की हस्तलिखित प्रतियों का परिचय, मेरे उपयुक्त 
ग्रन्थ में क्रशः पृ० २२५ व २३१ पर दिया हुआ है । 


द्प 


प्रभावित है।" पृष्पदन्त के महापुराण का डॉ० पी० एल० वेद्य ने सम्पादन किया 
. है। उनकी मान्यता है कि महाकांब्यों में वह एक उत्तमकोटि का ग्रंथ है। 'भविस* 
-  यत्तकहा? की खोज का श्रेय जंमेन के प्रसिद्ध विद्वान प्रो० जेकोबी को है । उन्होंने 
. अपनी भारत यात्रा के समय इस काव्य को अहमदाबाद से १६१४ में प्राप्त किया 
_ था| यह संबसे पहले श्री सी० डी० दलाल और पी०. डी० गुणों के सम्पादन में 

- गायकवाड़ भ्रोरियण्टल सीरीज, बड़ौदा से सन्‌ १६२३ में प्रकाशित हुआ । 
 जैकोवी ने भाषा की दृष्टि से और दलाल ने काव्यत्व की हृष्टि से इसे समूचे 

- मध्ययुगीन भारतीय साहित्य की महत्वपूर्णों कृति कहा है । डा० विण्टरनित्स ने 
लिखा है कि इसकी कथा में थोड़े में श्रधिक कहने का ग्रुण कुट-कूटकर भरा 
: है। कार्यान्विति आदि से अन्त तक वरावर बनी हुई है !* णायकुमारचरिउ की 
भूमिका में डा० ही रालाल जैन ने उसे उत्तम कोटि का प्रबन्ध काव्य प्रमाणित 
किया है । 3 सधाह के 'प्रद्यम्नचरित्र' के 'प्रावकथन' में डा० माताप्रसाद गुप्त ने 
उसे एक उज्ज्वल तथा मृल्यवान रत्न माना है।* भूधरदास के पार्श्वेपुराण को 
.... प्रसिद्ध पं० नाथूराम प्रेमी ने मौलिकता, सौंदर्य तथा प्रसादगुर से युक्त कहा है।* 
 लालचन्द्र लब्धोदय के पद्मिनी चरित्र और रामचन्द्र के सीत्ताचरित्र को पाण्डुलिपियों 

के रूप में मैंने पढ़ा है और मैं उन्हें इस युग के किसी प्रबन्ध काव्य से निम्नकोटि 

' का नहीं मानता । इनके श्रतिरिक्त अपश्रृंश और हिन्दी के नेमिनाथ-राजुल 
से सम्बन्धित खण्डकाव्य हैं। उनका काव्य-सौंदर्य श्रनृठा है । मैंने अपने 
ग्रंथ. जन हिन्दी भक्ति काव्य और कवि में! यथा स्थान उनका विवेचन 


. - किया है। 


ह इन विविध काब्यों में थुद्ध है, प्रम है, भक्ति है, प्रकृति के सजीव भर 
.. स्वाभाविक चित्र हैं। संवाद-सौष्ठव की अनुपम छटा है। भाषा में लोच और 





१. हिन्दी काव्यधारा, महापण्डित राहुलसांकृत्यायन, प्रथम संस्करण, १९४५ ई०, किताव 
. महल इलाहाबाद, पृ० ५२ । 
२९. “ए हिस्द्री श्रॉंव इण्डियन, लिटरेचर' एम० विण्टरनित्स, १६४३३ ई०, खण्ड २, प्रृंष्ठ 
.. अरे । 
३. 'सखायकुमारचरिंउड', भूमिका भाग, डॉ० हीरालाल जैन लिखित । 
४. प्रयुस्तचरित्र, सधार, पं० चेनसुखदास सम्पादित, महावीर भवन, संवाई मानस 
.. हाईवे, ज॑यपुरं, प्रावकथनं, डॉ०- माता प्रसाद गुप्त लिखित, पृ० ५ । 
४. हिन्दी जैत साहित्य का इतिहास, पं० सॉयुराॉम प्रेमी, जैत ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, 
ही राबाग, बम्बई, सन्‌ १६१७, प्ृ० ५६। 


भावों में अनुभूति की गहराई है । कहीं छिछलापन नहीं, कहीं उद्याम वासनाश्रों 
का नम्न नृत्य नहीं । केवल श्ञांत रस के प्रमुख रस होने से क्या हुआ । प्रवन्ध 
काव्य में कोई-व-कोई रस तो मुख्य रस होगा ही । उसकी पृष्ठ ध्रूमि में समृचा 
मानव जीवन गतिशील रहता है, यह प्रवन्‍न्ध काव्य की कसौटी पर खरे उतरते 
हुए भी शांत रस का सुनिर्वाह जेन कावब्यों की श्रपनी विशेषता है और वह 
वीत्तरागी परिप्रेक्ष्य में ही ठीक से समभी जा सकती है ऐसा होने पर ही उसका 
आ्राकलन भी ठीक हो सकता है। 


